भारतके प्राचीन राजवंश | 





( द्वितीय भाग । ) 
संस्कृतम्रन्थों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों और तवारीखों 
आदिके आधारपर लिखा हुआ 
विक्रमकी सातवीं शताब्दीतकका प्राचीन मारतका 
इतिहास । 
हि 
लेखक--- 
साहित्याचाये पं० विश्वेश्वनाथ रेउ, एम. आर. ए. एस., 
सुपरिण्टेण्डैण्ट---- 
सरदार म्यूज़ियम और सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी, 
तथा 


भूतपूर्व प्रोफ़ेसर जसवन्त कालेज, जोधपुर । 


कार्तिक, १९७८ बि० । 


अक्टूबर, १९२१ ई०। 
अथमाधृत्ति।] जिल्द्सदितका ३॥).. ॥ सू० तौन झुपये। 


प्रकाशक-- 
नाधूराम प्रेमी, 

हिन्दी-प्रन्थ-ख्नाकर कार्यालय, 

दीराबाग, पो० गिरगांव बस्वई । 


मुदक--- 
मेगेश नारायण कुझकर्णी, 
कनोटक प्रेस, 
नं० ४३४, ठाकुरदार, बस्थई/ 





श्रीमान्‌ पं० मुकुन्द्रमुररि रेड । 
( प्रन्थकताके पिता । ) 


ग्ूज़्य पिताजीके चरणॉमें । 


निवेदन । 


बा 5> 


कोई सवा वर्षके बाद आज में 'मारतके प्राचीन राजवंश” का यह दूसरा 
भाग भी इलिहास-पश्रेमियोंके हाथोंमें दे रहा हूँ'। आशा दे कि अथमस भागके 
समान सह सी हिन्दीके ऐतिहासिक सादित्यकी कमीको किसी न किसी 
अंदामें पूर्ण किये बिना न रहेगा । 

वास्तवमें यह प्रन्थ इस मालाका प्रथम भाग कट्टलानेका अधिकारी है 
ओर इसके पहले ज्ञो भाग प्रकाशित हो चुका है उसे द्वितीय भाग कहना 
चाहिए । उस भागमें केवल * पदिचमी क्षत्रपोंकरा इतिदास ! ही ऐसा है, जो 
इस भागके शकोंके इतिहासके साथ प्रकाशित होने योग्य था, क्योंकि उक्त. 
क्षत्रप-वंश शक-वंशकी ही एक शाखा है । शेष सब वंश अपेक्षाकृत आधजु- 
निक हैं ओर इस कारण उनका इतिहास इस भागके राजव्ञोंक्रे बाद ही 
लिखा जाना डचित होता । परन्तु जिस समय प्रथम सागके प्रकाशित कर- 
नेका प्रथत्न किया जा रहा था, उस समय इस भागके लिखनेका विचार ही 
नहीं था और इस कारण इन दोनों भागोंमें समयके सिलतिलेका खयाल नहीं. 
रक्‍खा जा सका। यदि हिन्‍्दीभेमियोंने मेरे इस प्रयत्को पसन्‍्द्‌ किया और 
कभी इनके दूसरे संस्क रणोंके श्रकाशिस करने ही आवश्य ऋता पड़ी तो यह यड़बद्‌ 
यथासंभव दूर कर दी जायगी और उस समय तक जो जो नह बाते मालूम 
द्वोंगी उनके अनुसार इनका संशोधन और परिषर्तन भी कर दिया आयगा | 

यशथपि इस भागका उत्थान महासारतके समयसे किया गया है ओर इस 
कारण आारंभमें महाभारत और कलियुग संबत्का दिर (र्ईन करा दिया गया है, 
परन्तु अभी तक जो कुछ प्रामाणिक पेतिद्वालिक सामआी उपलब्ध हुई दे, डससे 
क्षिछुनागवंशसे ही राजवंशोंका इतिहास प्रारंभ होता है। अवएवं इस राज- 
बंदंके समय ( विक्रम संवत्‌ पूथे ७८५-ईसवी सन्‌ पूर्व ६४२ ) से पघारंभ 
करके वेसवंशी राजा हषेवर्धनकें समय ( वि० से० ७०४८-६० सन्‌ ६४७ ) 
सकका सिलसिलेवार इतिहास--जो अश्तकक्ी खोजोंते प्राप्त हुआ है-- 
इस भागमसें संग्रह किया गया दे । अन्तमें एक परिशिष्ट भाग जोड़ा गया है 
जिसमें इस भागके राजवंशों---विशेषतया गुप्तों--ले सम्बन्ध रखनवाले अन्य 
राजकुछोंका फुटकर इतिदास है | इसका सिलातिला विकमकी चोददवों झता- 


६ 


दिदके आरंभतक पहुँच गया दै । परिशिष्टके अन्तर्मे “ विक्रम ” ओर “ काछि- 
वास ' के विषय विद्वानोंके जो मिश्न मिश्न मत दें उनपर विचार किया गया. 
है| अन्थान्तमें दो उपयोगी कछेख और भी जोड़ दिये गये हैं । इनमेंसे पह- 
केमें भारतीय लिपि और उसकी प्राचीनतापर विचार किया गया है तथा 
चूसरेमं भारतके इतिहासकी दशाका सिंहायलोकन है + सबके अन्तर्मे एक 
यर्णानुक्रमणिका भी लगा दी गईं है जिससे पाठकोंकों प्रत्येक व्यक्ति, स्थान 
और घटनाका पता बढ़ी आसानीले रूग जायगा-। 

ग्रन्थकफो सवक्षिपूर्ण बनानेके लिए प्रत्येक राजवंशके सिक्कों तथा उनपरके 
लेखोंका वर्णन भी यथासाध्य दे दिया गया है और उस समयके केखोंके 
अक्षरोंकों पदचाननेके क्षिए उनके आकार भी यथास्थान बतला दिये गये 
है। साथ ही मौर्य, गुप्त और वसवंशी राजाओंके समयके भारतके मानचित्र 
भी जोढ दिये गये हैं । इनके सिवाय खास खास सिषफोंके ओर त्ाह्यी व 
३३ लिपियोंके प्राचीनतम लेखोंके चित्र भी उपयोगी समझकर दे दिये 
गये हैं । 

पहले भागमें प्रमाण रूपसे उद्धृत किये गये अन्थों आदिके नाम जेंगरजीमें 
ही दिये गये थे; परन्तु इस भाग वे हिन्दीमें दिये गये हैं । इससे केवल 
दिनदी जाननेवाले पाठकोंको भी बहुत कुछ लाभ होगा । 

इस अन्थके लिखनेम मुझे जोधपुरके राजकीय पुस्तकालयसे बहुत ही 
अधिक सहायता मिली है और इसके लिए मरुधराधीशकी प्रजादितेषिता 
ओर उनके सुयोग्य काउन्सलर राबबहादुर ठाकुर मंगलासेंद साहबकी विद्या- 
लिरुचिके प्रति जितनी अधिक कृतशता प्रकाशित की जाय उतनी थोड़ी है । 

अन्तमें उन विद्वानोंके श्रति भी में अपनी हार्दिक कृतशता प्रकट करता हूँ 
कह लेखमालाओं ओर पुस्तकॉसे मुझे इस ग्रन्थके लिखने सहायता 
मिली है । 

यदि इन अन्योंसे हिन्दीके पाठकोंको थोड़ासा भी छाम्र हुआ तो में अपना 
परिश्रम सफल समझेँगा । 


जोधपुर 
निवेदक--- 
निक 'रकलीश । | बिद्वेशवरनाथ रेड । 


7रत-युद्ध १क हे] 
महाभारतकी तिथि ... 4३ 


यश्ोधर्मा है | ह 


औैस-वंश .. 


४३(५४,५५) 
जुइ 
चूक 
ऊ्छ 
१४७ 
१४५९५ 
१७५३ 
१८१ 
१९३३ 
र्च्ज 
रे 
३२३ 
इरप 
शेश्रे 
ड्श्डे 


शुत्तलके गुप्ताजा ... २४६ <<« 52, इ्णण 
बलभीका राजवंश .... >*४ ३७० ४३६ श्ष८ 
मौखरी-बंश बन... ०० «५ » ३७२ 
छ्व्छिवि-बंश.. ,.,..... ... बन... ३७७ 
ठाकुरीघंशके राजा ... ०5 ३5५ हो ३८३ 
विक्रमादित्य ओर विक्रम संबत्‌ ४६० कि ३८६ 
कालिदास «० »«० »« » 8९३ 
भारतीय लिपि और उसकी आचीनता ... बह ३०१ 
भारतीय हतिहासका ०३५ २४० ३१० 
अनुकमणिका 85 ६४ बे ०० ४१८ 





ः भसाषाका नमूना व अनुवाद प्रू० 
हुई अशोक - १९ १०१ से ११६ तक दे दिया गया है 






पर खुदा हुआ खरो। २०० | ईस परका लेख प्ृू० ३०० पर दे दिया 
लिपिका छेस गया दै । 


१-ऐलेक्‌ जैण्डरके 

भारतीय पदक। | 5३ 
( ६८ | . 

३-भन्प्र क्षि० कुर( १६३ ) इसका सीघी तरफका चित्र ही दिया हैं।: 

'४-युकरेटिडस १८३ ) 

५-मिनेण्डर..( १८८ ) इसका सीधी तरफका चित्र ही दिया है। 

६-हर्मियस ( १९० ) 

उ-भोण्डोफरस [६ १९६ ) 

८-कोजोल कड़- 

फिसस (अबम) २०६ ॥क्‍ 


९- 99 93 93 3# | 
१०-बिमकड़फि- [( २०९ ) ; 


श्च 


१२-हुबिष्क ( २१५ )| इसका सीधी तरफका चित्र ही दिया है 


9 ग्रह 92 





चल १६६ ) ॥। ॥॒ 
१५-चवष्टन देखो भारतके प्राचीन राजवंश प्रथम 


१६-रूद्रसिंद भाग-पश्चिमी क्षत्रपोंका इतिहांस 
१७-समुद्रगुप्त | २४८,२६० विवाहबोधक-बहुतसे इनको च. गु, प्र. के 
मानते हैं । 
( २६१ )|वीणाहित-ह. सीधे भागका ही चि. दि. है। 
१९- ,, २०८ )आश्रमेघिक- ,, 
। सिंदवधाक्लित 















के-प ख्विमी प्रान्तके 


२७-गधिया सिक्का(३२६-२७यह नं. २६ का ही परिवर्तित रूप है| इस- 
२८-०प्पेसे चिन्दि- --- को अंगरेजी में 'पंच्रमार्कंड” सिक्का कद्दते हैं । 
किया हुआ सि०| यह करीब २२सौ वर्षका पुराना माना जाता 
| हे । इसके सीथे भागका ही चित्र दिया है। 

का खुलासा वर्णन एू० ४०९ में दिया 
है। यह 'एरन”से मिला था। ( यह 
कांसीका है) सीधे भागका ही चित्र दै । 
भी दो इजार वर्षका पुराना माना जा 
है। इखकी सीधी तरफ खरोष्टी अक्षरोमें 
“दुजक(या दोजक)और उलटी तरफ ब्राह्मी 
अक्षरोंमें नेगमां'लिखा है।(यह कछांसीका है) 
उल्टी तरफ बाह्यी अक्षरोंमें राजि 

[ने] पंतिलेवस” लिखा है। यद्द भी कांसी- 

' का है। इसका केचछ उलटी तरफका ही 


|| 
२९-घर्ममार् (( ४०९ )| 


३०-संदिर्ध सिक्का -- 


_११-पैष्डलिओन | .-- 
( प्रौक राजा ) 


सहायक-अ्न्थसची । 


््यं्>०्चाःथरटत 


इस भप्रन्थके लिखनेमें जिन जिन पुस्तकों, पत्रों ओर रिपोर्टों झादिसे मदद 
ली गई है, उनके नाम नीचे दिये जाते हैं:--- 
ऐतरेय ब्राह्मण, छाटायन श्रौतसुत्र, श्रीमद्धागवत, मत्स्यपुराण, विष्णुपुराण, 
वायुपराण, ब्रह्माण्डपुराण, महाभारत, मनुस्थति, अध्ध्यायी, महासाध्य, राज- 
तरंगिणी, वाराही संद्विता, शब्दऋल्पह्ठम, दर्षचरित, कथासरित्सागर, शकुन्तला, 
' म्ालविकाभिमित्र, सुद्राराक्षस, विक्रमोरवशी, अर्थशाज़् ( कौंटिल्य ), रछुवंश, 
मेघदूत, पार्थाम्युदय, भष्टि,, पराक्रमबाहुचरित, प्रियदरर्शिप्रशत्तवः, अशोका- 
बदान, परिदिष्टपर्व, दिव्यावदान, गाथासप्तशती, दीपवंश, महावंश, मठिन्द- 
पह्ो ( मलिन्दप्रश्ष ), चाणक्यनी चतुराई, मेगैस्थनीजका भारतवर्षीय वर्णन, 
फादहियान, भारतकी प्राचीन सभ्यताका इतिहास ( रमेशचन्द्रदत ), भारतके 
प्राचीन राजवंश ( प्रथम भाग ), प्राचीन लिपिमाछा, सरस्वती, नागरीप्रचारिणो 
पत्रिका, जैनद्वितेबी । 
छण्ड्मांडं छिएणेएड, उत्पायाबोाड, 729०08, ०८. 

$॥ छफ़ाइ7०एफ० प्रत02. 

4 चाठांधा 6&7क्‍एथ५-. 

३ उुणणराप्रथ्ग 7२0०एथ 25जंगंए 50667, 7.0प्रवेणा- 

4 उ०फापशथोे 236णा०3ए छेघ्व्यला रेठएण 389६0 50८6६. 

3 ह0णापथे 5्लाइग 5डंधधंट 50057, ५०ग८ए८०. 

6 ]0०प्राऊब्ं छा.)87४ ४50 (0732 २८5६०४णा 50००४५५- 

9 ठ०ण्पणाने उाग्रातेब्ाप्बए 0परधाणे :ै४5७४८००॥ ॥त80प०, 20072... 

8 372096०6ट22८2) 5ए"ए९ए ण [प्ती8- 

9 470702९0)02829) 5प्राए7९ए 7२९००६४- 
7० 4.8६ 6 र२0700677 फडटए9५ं००५ (7, दांदाा0ठफ)- 
इच ॥.5६ ० 5007 ७७छय एगण्ण्याए075 (. छ७४०7०४ 
ड (0७975 05ट0ए0)णा फक्॑टकएप्रण, एणे. वा, ("एव पिठ- 

०779५४०४७») 

373 (फागाणठ897 ण ता० (०एटोी] 7007): 
24 छाए स्रांड/एए ण एाता9 (५, 3, 5जांधध), 
275 0|व076 छा500779 ०६ [ए04. (५. 3. 5त्रांध). 


श्२ 


56 850500०४० (५, &, 575700), 

39 79089 970 (76 |४65८ए९४७ छ०00 (२०ण7500)- 

28 #/टांश( [दा (२००8४०॥)- 

89 & 9०७० 7770 96 छिथ्यीज न्वाएज्  फ़ठा० (8892४) 
20 रा&07ए7 ० 7709 (59०9507) 

237 870प्ा'5 709. 

2 प्रप३॥ (॥एछ978'5 ६27९५ (४४०६८८:) 

93 ए7ण्. 86096427'8 ]0ण77८ए- 

24 34९5०7046९7 (एपा००८70)- 

35 8070297 522८८. 

2०0 &597०  50०0७५४ ९?70०8४:०७५४ (९००६5. 

27 7६878 (72592080०). 

238 3॥752 4095- 

20 592फल्‍7238०० ॥05079४075- 
.30 7.6ए 7.6 २८००४). 

37 #&ऊऋधंवपा।ए ० (ग््09. 

32 9]90020९9 ०६ 80065४9७82. 

33 शाश्रणरए ण॑ 5ग्राशयांए पशधापार (8०0००): 

उब रिव्यांयां ब्याते भ्रांड ए280०७ 49 59879: 0890प78 (७005८ ७0ऐ 
35 ४४ ८ंध०ए 2९॥६5८०७८६९. 

39 (08४९) ६90065५ 

३7 परादांथ॥ ०075 (४७०5५00)« 
38 फपाया87306 (प्ृएठघां००५५ 


39 (०2० ४०९ एज 08 (0:75 9 ४१6 ॥09038 ॥.र75807, ('९ए/०, 


0३०. 7, 


(९8६४0 8०९ ० ६४6 (००५ 49 (6 छधंय पाप्र०6प, 7..07007)-4- 
40 #. 3 06९४६ &€ 5९एछ2 छांग285 एण 8७८७१०७ & ॥छत9. 
बे #... 4. 00०ए० 9ए025:68 (6८ 066 52527, 'दंग्ड 0 


(5०५0) 
44 # 3 #जाता, मै 25689 ेंड॥«ए००० एशोीपपांक& 
27039 30007 897०%5&76५% 


भारतके प्राचीन राजवंश । 
घ्च्य्ल्क्न स्वत 


भारतवषे । 


छा च> 
इस देशका यह नामकरण भरतके नाम पर हुआ है। 
भागवतमें लिखों हैः--- 
“ येषां खलु मदायोगी मरतो ज्येष्ठः श्रेष्तुण आखसीत । येनेद 
यर्ष भारतमिति व्यपद्शिन्ति ॥ ९ ॥ ” 
अर्थात्‌ू---भगवान्‌ ऋषभदेवके बड़े पुत्रका नाम भरत था। 
इससे इस देशको भारत कहते हैं । 
निम्नलिखित छोकसे भी इसी बातकी पुष्टि होती है।--- 
“ हिमाहं दक्षिणं वर्ष सरताय ददौ पिता । 
तस्माष्य भारद्ग वर्ष तसय नाज्ञा महात्मनः ॥ 
अथीत्‌ू--हिमालयके दक्षिणका प्रदेश पिताने भरतको दे दिया 
और इसीसे इसका नाम भारतवर्ष हुआ। 


(१ ) श्रीमद्धांगवत, श्कन्ध ५, अध्याय ४ | 
(२) सन्दकर्पइुम, काभ्ड तृतीय, ६० ५०१ । 


मारतके प्राचीय राजवेंदा-- 


परन्तु मत्त्यपुराणमें छिखो है;--- 
“ अरणात्मजनाश्यैव मजुर्भरत उच्यते ॥ ५ 0 
निरक्त वचनेश्वेत्र धर्ष तक्लारतं स्खूत। 
अथोत्‌--मनुष्योकी उत्पत्ति और भरण-पोषण करनेसे मनु भरत 
कहलाता है और उसीके नामकी ब्याख्याके अनुसार इस देशको 
भारत कहते हैं । 
विष्णुपुराणमें इसका विस्तार इस प्रकार लिखों हैः--- 
“ डत्तरं यत्समुद्॒स्य हिमाद्रेश्शेव दक्षिणम्‌ । 
वर्ष तद्धरतं नाम भारती यत्र सनन्‍्तति३) ॥ १ ॥ 
नवयोजनसाहस्ाो विस्तारोउस्य महामुने !” 
अथीत्‌---समुद्रके उत्तरसे हिमालयके दक्षिण तकके देशका नाम 
भारतवर्ष है। यहाँके लोग भरतकी सन्‍्तान हैं। इस देशका विस्तार 
नौ हजार योजन ( ३६ हजार कोस ) है। 
परन्तु आज कर भारतभूमिका विस्तार १३ छाख ८८ हजार ९ 
सौ ७२ वर्गमीछ माना जाता है। 


(१ ) सत्स्मपुराण, अध्याय ११४, ४० «४८ ।॥ 

(२) विष्णुपुराण, अंश २, अध्याय ३।. 

(३) मि० स्मिथने भारतके घेरेका विस्तार करीब ५००० मील छिखा दे । 
4 


कलियुग संवत । 


हिन्दू शाल्रोंके अनुसार लीछामयकी लीछारूप इस संसारके एक 
अहायुगमें चार युग होते हैं । 
पहला कृतयुग १७,२८,००० वेर्षका, दूसरा त्रेतायुग १२, 
2६,००० वर्षका, तीसरा द्वापर युग ८,६०,००० वर्षका और चौथा 
कलियुग 9,३२,००० का। अर्थात्‌ कलिसे द्वापर दो गुना, त्रेता 
तीन गुना और कृत चार गुना बड़ा होता है। 
इसी कलियुगके प्रारम्भसे जो संवत्‌ चछा उसे कलियुग संवत्‌ 
ऋहते हैं । इसका प्रारम्भ ईसबी सनसे ३,१०२ वर्ष पूर्व तारीख १८ 
फरवरीसे माना जाता है। अतः विक्रम संबत्‌में ३,०४४, ईसबी 
सनमें ३,१०१ और शक संवतमें ३,१७९ जोड़नेसे कलियुग संबत्‌ 
आ जाता है। 
बहुतसे विद्वान्‌ महाभारत युद्धको द्वापरके अन्तमें मानकर उपर्युक्त 
कलियुग संबत्‌कों ही युधिष्टिर संबत्‌ और महाभारत संबत॒के नामसे 
पुकारते हैं । « 
एहोलेसे दक्षिणके रुजा चौडक्य पुलकेशी दूसरेके समयका एक 
लेख मि्ों है। उसमें एक जैनमन्दिर बनवानेका उल्लेख है | यह 
(१ ) चत्वारि भारते वर्ष युगान्यत्र महामुने। 
कृत त्रेता द्वापरं च कलिश्ान्यत्र न कवित्‌ ॥ १९ ॥ 
( विष्णुपुराण, अंश २, अध्याय ३ ) 
६ ३) इण्डियन एण्टिकेरी, जि० १४, 9० ३९०। 
( ३ ) छिस्ड ऑफ सदने इन्सक्रिपशन्स, नंबर १०१७ 
€ ४) एपिप्राफिया इण्डिका, जि० ६, ए० ७। 
है 





मपस्सके आर्लाज राजजंदा-- 


मन्दिर भारत-बुद्धसे ३,७३५ और शक संवतके प्रारम्भसे ५५६ वर्ष 
बाद बनाया, गया था। यथाः--- 
“ भिशत्सु चिसहरस्तेतु सारतादाहबादितः । 
सप्ताब्दशतयुक्तेषु शा (ग) तेष्वब्देयु पञआखु ॥ 
पञ्माशत्स कछी काले प्रट्सु पञ्च शतासख च। 
खमासु समतीताछु शकानामपि भ्रूथुओं । 

८ अर्थात्‌ भारतयुद्धसें ३०+३०००+-७००+-७--३७३५ वर्ष 
और शक राजाओंके ७५०-+६+७० ०-५५६ वर्ष बीतने पर कढि- 
युगमें | ” - 

यदि उपयुक्त ३,७३५ वर्षोर्मेसे ५५६ वर्ष निकाल दिये जाय 
तो पीछे ३,१७९ वर्ष रहते हैं | हम ऊपर छिख चुके हैं कि कलि- 
युग संबत्‌ और शक संबत्‌का अन्तर भी ३,१७९ वर्षका ही है | 
अत; ये ( भारत और कलियुग ) दोनों संवत्‌ एक ही हुए । 

परन्तु इसके विरुद्ध भी बहुतसे प्रमाण मिलते हैं। पुराणोंमें 
लिखा है;--- 

प् “४ यदैधे सगवद्िष्णोरंशो यातो दिवं दिल । 

वखुदेवकुलोऋतस्तदैव कलिरागतः ॥ ? 

“ किष्णुंमेगवतो भालुः कृष्णाख्योडसौ दिवं गतः । 

तदाविशत्कलिलॉक॑ पापे यद्रमते जनः ॥? 

अर्थात्‌---श्रीकृष्णके स्वर्ग जानेपर कलियुगका प्रवेश हुआ। यदि 
यह बात ठीक हो तो कहना पड़ेगा कि महाभारत युद्धके करीब ५४१ 
(१ ) विष्णु पुराण, अंश ४, अध्याय २४, छो० ५५। 
(२) भागवत, स्कन्ध १२, अध्याय ३, छो० २९ । 
छ 


चर्ष बाद कलियुम संवतका प्रारम्भ हुआ था; क्योंकि मदयमार्तके 
अनुसार १५ ब्ष तक तो महाराज युधिष्ठिरने अपने चचा घृतराष्ट्रके 
आज्ञानुसार राज्यकाय किया था और उसके बाद ३६ वषे तक वे 
स्वतन्त्र शासन करते रहे । अन्तमें जब उक्त वर्ष ऋृष्णके स्वगो- 
रोहणका वृत्तान्त सुना तब परीक्षितको राज्य दे उन्होंने हिमालयकी 
तरफ महायात्रा की | 


बराहमिहिरने अपनी बनाई वाराही-संहितामें छिखा हैः--- 
“ आसन्मघासु सुनयः शासति पृथ्वी युधिष्टिरे दुपतो | 
पड्छ्धिकपश्च छियुतः शककालस्तस्य राज्यस्य ॥ हे ॥” 
अर्थात्‌--युधिष्टिरके राज्य-समय स्तर्षि मघा नक्षत्रमें थे और 
उसका संबत्‌ २,५२६ वर्ष तक रहा । ( इसके बाद शक संवत्‌ प्रच- 
'लित हुआ। ) इससे युधिष्ठिर संवत्‌का और शक संवत्‌का अन्तर केवल 
२,५२६ वर्ष ही आता है। यदि यह कथन ठीक हो तो मानना पड़ेगा 
पके कलियुग संवत्‌के ६७५३ वर्ष बाद महाभारत-युद्ध हुआ था। 
कल्हणरचित राजतरंगिणीमें लिखा है :--- 
४ भारत दापराल्तेज्भूद्वातेयेति विमोहिताः । 
केचिदेतां सषा तेषां कालसंख्यां प्रचक्रिरे ॥ ४९ ॥ 
शतलेघु षट्खु सांचु अधिकेषु च भूतस्े ॥ 
कलछेगेतेधु वर्षाणामभवन्कुरुपाण्डवाः ॥ ५१ ॥” 
(१ ) इण्डियन ऐण्टिकरेरी, जि० ४०, ए० १६३-६४ । 
(२) वाराहीसंद्विता, सप्तर्षिचार । 
( ३ ) कलियुग संबत्‌ २७ चैत्र शुक्ल ) को सप्तर्षि संवत्का प्रारम्भ हुआ था। 
€( ४ ) राजतरज्िणी, प्रथम तरंग । 
५ 





अर्थात्‌--बहुतसे छोगोंने श्रमसे द्वापरके अन्तमें मदहामारतका 
होना मांनकर नाहक ही समयका हिसाब इस प्रकार छगाया है ह॥ 
: असलमें कलिके ६५३ वर्ष बीतने पर कौरव और पाण्डव हुए थे। 
इससे भी वराहमिदिरके छेखकी ही पुष्टि होती है। 


महाभारत युद्ध । 
चन्द्रबंशमें दुष्यन्तका पुत्र भरत एक बडा प्रतापी राजा हो चुका 
है। इसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मणमें इस प्रकार दिया है :--- 

« दतेनहवा पेन्द्रेण महाभिषेकेण दीघतमा मामतेयो भरत दौ- 
ध्यन्तिमभिषिषेय तस्माठुभरतो दौष्यास्तिः समन्‍त सर्वेतः पृथिर्यी 
जयन्‌ परीयायाश्वेरुचमेध्येरीजे | 

के तदप्येते ज्छोकां पड 
१--दिरण्येन परीक्षतान्‌ कृष्णाब्छु सगान्‌ 
मष्णारे भरतो5द्दाउछत बद्धानि सप्त च । 
२--भरतस्थैष दौष्यन्ते रप्सिसाली म॒ुणेचितः । 
यस्मिन्त्सहस््न॑ं त्राह्णा बद्धशो गाविभेजिरे ॥ 
३--अष्टासप्ततिं भरतो दौष्यन्तियशुनामलु । 
गड्भगयां वृश्रप्नेडबज्नात्‌ पश्च पञ्आशतं दयान्‌॥ 
४--अयक्षिशच्छतं राजा अश्वान्‌ बध्चाय मेच्यान + 
दौष्यन्तिरत्यगाद्ाशो मायां मायवत्तरः ॥ 
५--महाकमे सरतस्य न पूर्व नापरे जनाः । 
दियं मत्ये इच हस्ताभ्यां नोदापुश पञ्ष मानवाः | 
अर्थात्‌--मामता नामक ज्लीके पुत्र दीर्घतमाने इन्द्रवाले उत्तम 
अभिषेकसे दुष्यन्तके पुत्र भरतकों अभिषिक्त किया | इसीसे भरतने 
समस्त पृथ्वीको जीतते हुए लौटकर बहुतसे अश्वमेध यज्ञ किये | 


(१) ऐतरेय बआाह्षण, अष्टपश्चनमिका, चतुर्थ अध्याय, नवमसण्ड, २३। 
६ 


ओऔर भी ये पुण्यकर्म कियेः--- 
१--मष्णार नामक प्रदेशमें भरतने सोनेके गहनोंसे सजे हुए 
सो अरब हाथी दिये। 
२--साचीगरुण स्थानमें भरतने अप्निचयन किया | उस समय 
वहाँ पर उपस्थित हजार बक्षणमिंसे प्रत्येकके हिस्सेमें एक 
एक अरब गायें आई | 
३--मभरतने यमुनाके तीर पर ७८ और गड्ढाके किनारे शृत्रन्न 
नामक स्थान पर ५५ अंश्वमेध यज्ञ किये। 
४--इस प्रकार कुछ १३३ अश्वमेध यज्ञ करके दुष्यन्तके पुत्र 
भरतने शत्रु राजाकी मायाको जीत लिया। 
७५--भरतके इस महत्कमंकी बराबरी न तो उसके पहलेवालोंने ही 
की और न पीछेवा्ोने। जिस प्रकार आदमी स्वगेको हाथसे 
नहीं छू सकता है उसी प्रकार गन्धर्व, पितर, देव, असुर 
और निषाद इन पॉँचोंमेंसे एक भी उसके कर्मोंकों नहीं 
पा सके । 
इससे प्रकट होता है कि यह बड़ा प्रतापी राजा था। इसी भरतके 
बंशमें कुरु लोग हुए थे। ऐदतरेय ब्राह्मणसे प्रकट होता है कि कुरु 
लोग पहले हिमालयकी उत्तरकी तरफ (शायद काइ्मीरमें) रहते थे।--- 
“ तस्मादेतस्यापुदीच्यां दिशि येके व परेण दिमवनन्‍्तं जनपदा 
उच्तरकुरव उत्तरमद्रा इति बैराज्यायैव तेडमिपिख्यस्ते । 


(१) ऐतरेय ब्राह्मण, अष्पश्यमिका , तृतीयसखण्ड, से० ३ । 
। 


भास्तके आरा अत्यीय राजंदा-- शजवंधा--- 


अर्थात्‌--उत्तर दिशामें हिमाल्यके परे जो उत्तर कुद और उत्तर- 
मद्र आदि देश हैं वे राज्यकी समृद्विके लिये ही भभिषिक्त किये 
जाते हैं । 
' महाभारतसे भी कुरु देशका हिमालयके उत्तरमें होना सिद्ध होता 


“ अद्दो खदशरीरेण प्राप्तोस्मि परमां गतिम | 
उत्तरान्‌ वा कुरून्‌ पुण्यानथवाप्यमरावतीम्‌॥ २७४८१॥ 

टठालेमी ( ग्रीक-लेखक ) ने भी अपने ग्रन्थमें “ओश्टोर कोर? शब्द 
लिखा है; जिसका तात्परय॑ भी उत्तरके कुरु देशसे ही है । 

नकुछ और सहदेवकी माताका नाम माद्री था; जो मद्र देशके 
राजाकी कन्या थी । उपयुक्त ऐतरेय ब्राह्मणके छेखसे मद्ब॒देशका भी 
उत्तरमें होना सिद्ध होता है। अतः सम्भव है कि कुरु और मद्रदेशके 
छोग हिमालयके उत्तरसे आकर ही यहाँ बसे हों | 
... पुराणोंसे बिदित होता है कि महाभारत-युद्धके पूर्व तक ( सूये- 

वंशमें ९३ और ) चन्द्रवशमें 9७५ राजा हो चुके थे । तथा कोशछ, 
विदेह, काशी आदि नगरोंके राजा प्रतापी गिने जाते थे। 

नीचे हम भारतके विनाशकारी युद्धका संक्षेपमें बर्णेन करते हैं:-- 

८ उस समय कुरु छोगोंकी राजधानी हस्तिनापुर थी। इसका 
स्थान दिललीसे करीब ६५ मील उत्तर-पूर्वमें गंगाके किनारे माना 
जाता है। 

वहँँके वृद्ध राजा शान्तनुने जब सत्यवतीसे दूसरा विवाह करना 
चाहा, तब उस कन्याके पिता दासराजकी इच्छाके अनुसार शान्त- 


(१ ) महामारत, अनुशासनपर्य । 
< 


मदाभारत खुदा: 
जुके बढ़े पुत्र भीष्मने राज्यत्यागकी और आजन्म ब्रह्मचर्यपारमकी 
अतिज्ञा की । 
शान्तनुके सत्यवतीसे दो पुत्र उत्पन्न हुए---चित्राज़्द और विचित्र- 
बीर्य । चित्राज्द अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ | परन्तु कुछ ही 
समय बाद यह युद्धमें मारा गया और इसका छोटा भाई विचित्रवीर्य 
राज्यका स्वामी हुआ | भीष्मने स्वयंवरसे हरण कर काशीराजकी 
कन्याओंसे इसका विवाह कर दिया। परन्तु कामासक्त हो जानेके 
कारण कुछ ही काल बाद विचित्रवीर्यका देहान्त हो गयां। इसकी 
मृत्युके बाद अम्बिकासे धृतराष्ट्रका, अम्बालिकासे पाण्डुका और एक 
दासीसे विदुरका जन्म हुआ | यद्यपि आयु धतराष्ट्र बड़ा था तथापि 
उसके अन्धे होनेके कारण उसका छोठा भाई राज्यका स्वामी हुआ | 
इसकी पहली ज््री कुन्तीसे युधिष्ठि भीम और अर्जुनका तथा दूसरी 
ज्ञी मादीसे नकुल और सहदेवका जन्म हुआ । इसी प्रकार धृतरा- 
ट्रकी स्त्री गान्धारीसे दुर्योधन, दुश्शासन, आदि सो पुत्र हुए। पाण्डुके 
मरने और उसके पुत्रोंके छोटे होनेके कारण शज्यका कार्य भीष्मकी 
सलाहसे राजा ध्ृतराष्ट्र किया करता था। पाण्डबों और कौरबोंकी 
शिक्षाका भार द्रोणाचायें नामक बाह्षणको सौंपा गया था। यह पर- 
झुरामका शिष्य और शज्जविद्यामें बड़ा निपुण था। एक समय यह 
अपने पुत्र अश्वत्थामाके दुग्धपानके लिये एक गाय माँगनेके लिये अपने 
मित्र द्रुपदराजके पास गया । परन्तु उसने इसका निरादर कर दिया। 
इसका बदला छेनेके लिये इसने हस्तिनापुरमें आकर छंतराष्ट्रके पुत्रों 
और भतीजोंको शज्लविद्या सिलानेका भार अपने ऊपर लिया। जब 
इनकी शिक्षा प्रूर्ण हो गईं, तब सबके सामने इनकी परीक्षांका समय 
९ 


सायलके माचीन राजवंध-- 


' आया | परन्तु एक बात और घ्यानमें रखनेकी है कि कोरबों और 
पाण्डबॉमें ईष्याके कारण विद्यार्थीजीवनसे ही द्वेषाप्रि सुक्य गई थी | 
परीक्षाके समय भी भीम और दुर्योधन आपसमें भिड़ गये । ये दोनों 
गदायुद्धमें विशेष निपुण थे। परन्तु अन्तमें इन्हें गुरु-कुमार अश्व- 
ध्थामाने रोका । इसके बाद अज्ज'ुनने अपनी बाणविदयाकी निपुणता 
दिखलाई, जिसे देख सब उसकी प्रशंसा करने छगे । इससे दुर्योधन 
आदि सौ भ्राता और भी जरू गये । इतनेमें कर्ण (यह भी कुन्तीका 
ही पुत्र था परन्तु कारण विशेषसे यह बात अज्ञात रक्‍्खी गई थी ) 
चहौपर आया | यह अजजैनका सच्चा प्रतिद्वन्द्री था। इसकी बीरताको 
देख ऋृपाचार्यने इसको छजित करनेके लिये प्ृूछा कि जब तक तुम 
अपना राजघराना नहीं बताओगे तब तक राजकुमार अर्जुन तुमसे 
इन्द्युद्ध नहीं करेगा । इसपर जब कर्ण निरुत्तर हो गया तब दुर्यो- 
धनने उसी समय उसे भदन्देश ८ बिहार ) का राजा बना दिया । 
- परल्तु पाण्डवोंने उसके अज्ञात कुछ होनेके कारण युद्ध करना अस्वी- 
कार किया । 


जब इस प्रकार परीक्षा दो चुकी, तब द्रोणने गुरु-दक्षिणामें अपने 
शिष्योंको पाश्वालदेशके राजा दुपदसे अपना बदला लेनेकी आज्ञा दी। 
यह आज्ञा पाते ही कौरब और पाण्डबेनि मिल, उक्त राजाके देशपर 
हमला कर दिया और उसे पराह्तक्र द्वोणके पास पकड़ छाये। इस 
पर फिर द्रोणने उसे उसके राज्यका आधा भाग दिलवा दिया और 
अहिच्छन्नका राज्य खय॑ के लिया | द्रुपद भी इसका बदछा लेनेकी 
फिक्र करने छगा। 


१० 


अदाभारत युरू । डे 


इसके एक वर्ष बाद युधिष्ठिर युवराज बनाये गये। परन्तु दिन 
दिन उनका बल बढ़ता हुआ देख दुर्योधनसे न रहा गया और उसने 
अपने पितापर दबाव डाल पाण्डबोंको छठसे वारणावत नगरके पश्चु- 
पति-महोत्सव देखनेकी मिजवा दिया। यह प्रदेश इलाहाबादके निकट 
था। यहाँपर पाण्डबोंके शयनगृहमें आग छगवा दी गई। परल्तु ये 
लोग बिदुरकी सहायतासे बच गये और बहुत दिनों तक ब्राह्मण: 
बेषमें धूमते रहे, तथा दीन दुखियोंकी सहायता करते रहे । 


. इसी अवसरपर पांचाछ देशकी राजधानी काम्पिल्‍्य नगरमें द्रौप- 
दीके स्वयंवरका उत्सव हुआ । इसमें यह निश्चित हुआ था कि जो 
कोई एक विशाल धनुष द्वारा चलते हुए चक्रमेंसे होकर उसपर छगीः 
हुई सोनेकी मछलीकी आँखमें निशाना साधेगा उसे ही कन्या दी 
जायगी । जब राजाओंसे यह लक्ष्यवेध नहीं ही सका तब ब्राह्मण- 
वेषधारी अर्जुनने इस कठिन कार्यको प्रर्ण किया जिससे सबके देखते 
ही देखते द्रौपदीने उसे बरमाला पहना दी । इस पर बहुतसे राजा 
छोग द्ुपद पर बिगड़े और उसे मारनेको उद्यत हुए। परन्तु पाण्ड- 
बोने सबको मार भगाया | जब यहाँँसे निद्तत होकर ये छोग माताके- 
पास पहुँचे तब इन्होंने कहा कि “माता आज हम एक बहुमूल्य वस्तु. 
लाये हैं ।” इस पर कुन्तीने बेसमझे-सोचे चटसे कह दिया कि “ बेठा- 
आपसमें बॉँट छो |” बस इसी आज्ञाके अनुसार पाँचों भाइयोंने द्रौपदीसे 
विवाह कर लिया। जब धीरे धीरे यह खुबर धृतराष्ट्रको मिली तब. 
उसने अपने पास बुलाकर इन्हें खाण्डब प्रत्थ ( कौरब राज्यके पश्चि-- 
मके जंगली प्रदेश ) का राज्य दे दिया । 


११. 


आदसके आजीवन राजबंध-- 


इस प्रदेशमें इन्होंने यमुनाके किनारे इन्द्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। 
यह आधुनिक दिल्लीके पास था। इसके कुछ समय बाद द्वारिकाके 
यादव राजा श्रीकृष्णकी बहन सुभद्वासे अर्ज़ुनका विवाह हुआ। इससे 
अमिमन्युने जन्म ग्रहण किया । 


जब सब प्रकारसे युधिष्टरने अपना प्रभाव जमा लिया तब उसने 
राजसूय ( राज्याभिषेक ) का उत्सव करनेका पिचार किया और 
'कृष्णकी सहायतासे मगधके राजा बृहद्रथके पुत्र जरासन्धकों मार 
उसके स्थान पर उसके पुत्र सहदेवको राज्यका स्वामी बनाया । इसके 
आजाद भाइयोंके विजययात्रासे लोटनेपर और कौरबों आदिके आजानेपर 
उक्त यज्ञोत्सवका कार्य प्रार्म्मभ हुआ | इसमें द्वारिकाके स्वामी और 
यदुवेशमणि श्रीकृष्णको सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया। परन्तु चेदि 
( जबलपुर ) के राजा शिशज्युपाठसे कृष्णका यह सत्कार नहीं सहा 
- गया। इससे कृष्णने उसे वहीं पर मार डाछा । अन्‍्तमें यज्ञ समाप्त 
डोनेपर सब लोग अपने अपने स्थानोंको लौटे | 

दुर्योधन भी इस यज्ञर्में गया था | वहौपर दिन दिन बढ़ते हुए 
भाण्डवोंके प्रतापको देख उसे बहुत ही चिन्ता हुई। उसने अपने 
मित्रों और भाशयोंसे सछाह कर और पितासे कह सुन एक ब्यूतसभा 
'बनवाई और युधिष्ठिरको हुआ खेलनेके लिये बुल्वाया | सब तरहसे 
“धर्मज्ञ होकर भी भाग्यकी कुटिठ्तासे युधिष्टिर इस निमन्त्रणकों अ- 
स्वीकार न कर सका और शकुनि आदिके छलसे सब राज, पाठ, धन, 
दौलत, यहाँ तककी भाई, ज्ली, और निज शरीर तक, को दाब पर 
हार गया । इस पर दुश्शासन रनबासमेंसे . केश पकड़कर द्रौपदीको 

१२ 


अदत्सास्त सुख + 


सभामें खींच छाया और उसे अनेक प्रकारते बे इज्जत करनेकी कोशिश. 
की। परल्तु ध्वतराष्ट्रके सभामें आजानेसे यह गड़बढ़ शान्त हुई। यद्यपि 
भीम आदि योद्धा अपनी और अपनी ज्लीकी यह दशा देख मन ही 
मन क्रुद्ध हो रहे थे, तथापि बड़े भाई युधिष्ठिरकी आज्ञाके बिना बोल- 
नहीं सकते थे । अन्तमें ध्वतराष्ट्रने पाण्डबोंको उनका राज्य आदि 
वापिस लौठा दिया और बे इन्द्रप्रत्थको रवाना हुए। परन्तु कपटी. 
दुर्योधनने फिर भी युपिष्िककों जुआ खेलनेका निमन्त्रण दिया और: 
भाग्यदयोषसे एक वार इसका नतीजा देखकर भी उससे न; 
रहा गया | अबके १२ वर्ष वनवास और १ वर्षके अज्ञात- 
वासकी बाजी छगाई गई । इसमें भी युधिष्टिर हार गया ॥ 
इस पर द्रौपदीसहित पौँचों भाई नगर छोड़ बनको चढः 
दिये और १२ वर्ष तक बनमें इधर उधर ऋषियोंके आश्रमेंमिं. 
फिरते रद्दे | १३ वें वर्ष अज्ञातवासके लिये मत्स्यदेशके राजा विरादके. 
यहाँ नौकर हो गये । युधिष्टिर राजाके साथ चौपड खेलने, भीम पाक- 
शालाका प्रबन्ध करने, अर्जुन राजकन्या उत्तराकों नाचना व गाना, 
सिखाने, नकुछ घुड़्सालकी देखभा् करने और सहदेव अन्य गो आ- 
दिक पशुओंकी देखरेख करनेको नियत हुए | द्रौपदी मी रानीकी 
दासी बन कर रहने छगी । परन्तु अभी तक बदकिस्मतीने उनका; 
पीछा नहीं छोड़ा था। इसीसे विराट्का साछा कौचक द्रौपदी पर 
आसक्त हो गया और उसे दुःख देने रंगा | परन्तु भीमने वेष बदल- 
कर उसे उसके भाइयोंके सहित मार डांला। 

इधर दुर्वोधन आदि पाण्डबोंका पता लगामेकी कौशिजमें थे; क्यों 
कि यदिं उनका पता एक वर्ष पूर्व ही छग जांता तो उन्हें फिर पह- 

श््े 


आध्यके आजम राजबंदा--- 


डेकी तरह वनवास भोगना पढता। सुशर्मा और कर्णकी सलाहसे 
-डुर्योधनने विराद्के देशमें सेना भेज कर राज्यकी गायोंको घेर लिया । 
जब यह दृत्तान्त राजाने सुना तब उसने भी युद्धकी तैयारी की और 
पाण्डबोंकी सह्ययतासे कौरबोंको हराकर गायें छुड़वा ढीं। इस विजय 
थाने पर पाण्डव छुपे नहीं रह सके । परन्तु उस समय तक उनके 
अज्ञातवासकी अवधि पूर्ण हो चुकी थी। विराट्राजने अपनी कन्या 
उत्तराका विवाह अर्जुनके पुत्र अभिमन्युके साथ कर दिया। 
इसके बाद राज्य लौटानेके लिये पाण्डबोकी तरफ्से कौरबोंके पास 
दूत भेजा गया। परन्तु कुछ फल नहीं हुआ। तब द्वारिका (गुजरात) 
के नायक स्वयं श्रीकृष्ण दुर्योधनको समझानेके लिये भेजे गये। 
इन्हें भी हठी दुर्योधनने कैद कर छेनेकी कोशिश की | आखिर जब 
दुर्योधनने बिलकुल ही हिस्सा देनेसे इनकार कर दिया तब भारतका 
बह जगतद्मसिद्ध और अपूर्व युद्ध हुआ कि जिसकी जोड़का युद्ध सुन- 
. नेमें नहीं आया। यह युद्ध दिललीके उत्तर कुरुक्षेत्रमे १८ दिन तक 
हुआ था और उस समयके प्रत्येक प्रसिद्ध राजाने कौरबों अथवा 
'पाण्डबोंकी तरफूसे इसमें भाग लिया था | इस युद्धमें १८ अक्षौहिणी 
सेना सम्मिलित हुई थी। नीचे हम एक नकशा देते हैं जिससे 
माद्म होंगा कि उस समय सेनाका पिभाग किस तरह होता था--- 











गति गा पृतना। चमू्‌ ।अनीकिनी 


इस दिसाबसे १८ सक्षौहिणीमें १७,७१,४७० हाथी, १७,७१,४- 
७० रथ, ५३, १४,४१० घोड़े और ८८,५७,३५० पैदल होने चाहिये। 
परन्तु मेगाल्थनीलके भारतवर्षीय वर्णनसे प्रकट होता है कि रथॉमें 
सारथीके सिवाय दो योद्धा और हाथी पर .महावतके अछावा तीन 
सिपाही और बैठते थे । अतः उपयुक्त हाथियों परके तीनके हिसाबसे 
५३, १०,४१०, और रथोंपरके दोके हिसाबसे ३५,१२,९४० योद्धा 
और होते हैं । इस हिसाबसे महाभारत युद्धमें सारथियों और महावतों 
आदिके अलावा 

तीनके दिसाबसे १७,७१,४७० दाथियोंके ५३,१४,४१० सिपाही 
दोके हिसावसे १७,७१,४७० रथोंके ३५,४२,९४० सिपाही 
एकके दिसाबसे ५३,१४,४१० घोडोंके ५३,१४,४१० सवार 
८८,५७, ३५० पैदल 
२,३०,२९,११० 
दो करोड़ तीस छाख उनतीस हजार एक सौ दस योद्धो सम्मिलित 
थे। इस युद्ध कोरवोंकी तरफ्से पहले दस दिन तक भीष्म पिता- 
महने सेनाका संचाऊन किया था । उनके घायल होने पर पाँच दिन 
तक द्रोणाचार्यने और उसके बाद दो दिन कर्णने तथा उसके उप- 
रानत १८ थें दिन शब्यने सेनाके परिचालनका भार ढिया था। जब 
युद्धसमाप्ति पर पहुँचा तब द्रोणके पुत्र अश्वत्यामाने पाण्डवोंके डेरों 
पर नेश आक्रमण करके इसकी पूर्णाइतिका सम्पादन किया | 

इस युद्धमें विजयी होकर पाण्डबोंने राज्य पर अधिकार कर किया 

और हत्तिनापुरमें युधिष्ठिर गद्दी पर बैठा | यह बड़ा प्रतापी था । 


( १ ) १७,७१,४७० महावत और १७,७१,४७० सारथी अछूग ये । 
श्ष 


भआइतके अस्थीय राजवंधा-+- 


' इसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया । अन्तमें ५१ वर्षके करीब राज्यसुख 
भोग कर भाइयों सहित इस असार संसारकों छोड़ हिमालयकी तरफ 
चला गया । इसके पीछे अर्जुनके पौत्र ( अभिमन्युके पुत्र ) परीक्षितको 
हस्तिनापुरका राज्य मिला | ” 


उपर्युक्त महाभारतके इतिहासकों ध्यानपूर्वक पढ़नेसे प्रकट 
होता है कि उस समय भारतवर्ष सुखसमृद्धिसे प्रण था। छोग 
विद्यनोंका आदर करते थे। विद्यार्थी छोग बचपनसे ही ग्रुरु- 
कुलमें रख दिये जाते थे। वहाँ पर वे ब्ह्मचर्यपालनपूर्वक विद्या- 
ध्ययन करते थे और युवावस्था प्राप्त होने पर गुरुकी आज्ञा ले गृहस्था- 
श्रममें प्रविष्ट होते थे । ज्लियोंको भी विद्या ग्रहण करनेकी मनाई नहीं 
थी । छोग विदुषी ज्ियोंका आदर करते थे | विवाहमें कनन्‍्याकी भी 
सम्मति लेनेके अनेक उदाहरण मिलते हैं। बाल्यविवाहकी प्रथा और 
परंदेका नियम भी प्रचलित न था। घनी और बड़े छोग एकसे अधिक 
विवाह भी किया करते थे। प्रजा राजाका बहुत मान रखती थी और राजा 
लोग भी हमेशा अपनी प्रजाके कल्याणका उद्योग करना अपना कतैंब्य 
समझते थे। इनकी सभामें बड़े बड़े विद्वान्‌ और योद्धा रहा करते थे। 
राज्यका शासन धमंशाज्ञानुसार ( पंचायतों द्वारा ) हुआ करता था | 
इतना सब कुछ होते हुए भी राजनीति, कूठटनीति, और जुआ (थूत ) 
आदिके प्रचारके भी उदाहरण जहाँ तहाँ मिलते हैं । 


कतिितत भा 


श्द्द 





महाभारतकी तिथि । 


महाभारत युद्धके संवतंके विषयमें पहले छिखा जा चुका है। 
यद्यपि इस विषयमें और भी अनेक आधुनिक मत प्रचलित हैं, तथापि 
अभी तक उनके सर्वसम्मत न होनेसे यहाँपर उनका उल्लेख करना 
अनावश्यक है। 


इस युद्धके प्रारम्भके मास और तिथिके विषयमें भी अभी तक 
बहुत वादविवाद चला आता है। इसका कारण महामारतके मित्र 
भिन्न स्थलोपर लिखे मित्र भिन्न आशयके छोक ही हैं; परन्तु यहॉपर 
हम उनका उल्लेख न कर प्रचलित प्रथाके आघार पर उक्त युद्धकी 
तिथि आदिके निर्णय पर विचार करते हैं। 


महाभारतमें अनुशासनपर्वके १६७ वें अध्यायमें लिखा है:--- 
/ उषित्वा श्री? भीमान पंचाशन्नगरोसमे । 
. समय कौरवाध्यस्य सस्मार पुरुषर्षभः ॥ ५॥ 
सनियेयो गजपुरात्‌ याजकेः परिवारितः । 
हा निषृश्तमादित्यं प्रवृ्त चोक्तरायण ॥ ६ ॥ ” 
अर्थात्‌--( जब १८ दिन तक युद्ध करनेके बाद भीष्मपितामहसे 
आज्ञा लेकर महाराज युधिष्टिर अपने नगरकों रवाना हुए थे, तब 
पितामहने आज्ञा दी थी कि उत्तरायण सूर्य होनेपर मैं प्राण विसर्जन 
करूँगा। उस समय तुम यहाँ आजाना। इसी आज्ञाके अनुसार ) ५० 
रात तक नगरमें रहनेपर भीष्मके साथ किया हुआ वादा युधिष्ठिरको 


१ 





सा०-२ 


इकडिंक प्राचीन राजवंध-- 


याद आया और सूर्यको उत्तरायणकी तरफ छौदा हुआ देख वह हत्ति- 
नापुरसे आह्मणोंको साथ ले रवाना हुआ। 

१८ दिन तो महाभारत युद्ध हुआ और बादमें ५० रात युधिष्ठिर 
हत्तिनापुरमें रहा। इनको जोड़नेसे युधिष्ठिके वापिस लोटने तक कुछ 
६८ ही रातें होती हैं। इसकी पुष्टिमें उसी स्थ् परके भीष्मके ये 
बेचन उद्धृत किये जा सकते हैं;-- 

“ द्शिया भाप्तोसि कॉतेय सहामात्यो युधिष्ठिर ! 

परिवृक्तो हि भगवान्‌ सदस्लांशुर्दिवाकरः ॥ २६ ॥ 

अष्टपंचाशतं राष्यः शयानस्याद्य मे गताः । 

शरेघु निशिताप्रेषु यथा वषेशतं तथा ॥ २७ ॥ 

माधोयं समजुपभाप्तो मासः सौस्‍्यो युघिष्ठिर ! 

तिभागशेषः पक्षोयं शुक्‍्छो भवितुमहेति ॥ २८ ॥”” 

अथोत--है युधिष्टिर | बड़े हषकी बात है कि तुम मय मंत्रियोंके 

ठीक समय पर आगये हो । भगवान्‌ सूर्य भी उत्तरायणकी तरफ लौट 
गये हैं। तथा हे युधिष्ठिर | नुकीले तीरों पर सोते हुए मुझे ५८ रातें 
बीत चुकी हैं; जो कि मेरे लिए १०० व्ेके समान थीं। अब पवित्र 
माघका महीना भी आ गया है जिसके तीन भाग अभी बाकी हैं। तथा 
इस समय शझुझ्त पक्ष भी है। अतः अब मैं शरीर छोड़ता हूँ। ऐसा 
कह कर उसी दिन भीष्म पितामहने स्वर्गको प्रयाण किया । 


उपयुक्त छोकोंसे भी महाभारत युद्ध प्रारम्भ होनेके ६८ राश्रियों 
बाद भीष्मका स्वगोरोहणकाल आता है; क्यों कि युद्धारम्भसे १० दिन 
(१) भीष्मपर्व, अध्याय १२० छोक ५१-५३ ! 
१८ 


सक तो उक्त पितामहने युद्धका संचालन किया था और उसके बाद बे 
७८ रात तक शरशय्यापर पड़े रहे तथा ५९ वें दिन उन्होंने प्राण त्याग 
किया । इस द्विसाबसे अमान्त मास मानकर यदि मार्गशीर्ष झुका १ 
से महाभारतके युद्धका प्रारम्भ मानें तो मार्गशीर्ष शुक्का १० के दिन 
तक तो भीष्मने युद्ध किया और उसी दशमीकी रात्रिसे लेकर 
माधोशुका ७ की रात्रितक उन्हें शरशय्या पर पड़े ७८ रात्रियाँ 
बीत गईं तथा दूसरे दिन माघशुछा ८ को उन्होंने देहत्याग किया | 
आज भी हमारे यहाँ प्रचलित प्रथाके अनुसार माघ झुक्का ८ (अष्टमी ) 
ही भीमाष्टमीके नामसे प्रसिद्ध है। 

उपयुक्त छोकोंमें उसदिन ( भीष्मकी झुत्युके दिन ) माघ महाने- 
के तीन भागोंका शेष होना लिखा है, सो अमान्तमास मान डेनेसे 
झुका ८ तक महीनेका एक ही भाग समाप्त होता है और तीन भाग शेष 
रह जाते हैं | इस प्रकार मार्गशीर्ष झुछ्ला १ से मार्गशीर्ष कृष्णा ३ 
तक ( अथोत्‌ १८ दिन ) महाभारत युद्ध हुआ था। अतः उक्त 
युद्धकी मुख्य मुख्य घटनाओंका समय इस प्रकार होगाः--- 


भारतयुद्धका प्रारम्भ मार्मशीषे शुक्मपा १) परन्तु यदि मदह्ाभा- 
भीष्मका शरध्य्याप्रदण स्क १ १० | रतयुद्से भीष्मके स्व 
राजा भगदत्तकी रुत्यु 2. ४ ै] | गौरोहण तकके समय- 
अभिमन्युकी 93 १३ इन ६८ दिनों-में यदि 
जयद्रथवघ और घटोत्कचकी उत्यु ,, 5:: ?. कई 

द्रोणकी मृत्यु ् १५ कोई तिथि घटी बढ़ी 
कण्णकी रत्यु मामशीर्ष कृष्णा ३ | होगी तो उक्त घटना- 
शल्य, शाल्व, शकुनि, धृष्ट ओंका समय केवल 
दिखण्डी, दुर्योधन और | ५) ३ | एक दिन आगे पीछे 

दीके ५ पुत्रोंकी रुत्यु ) जा सकेया । 


श्५ 


आरतके आचौन राजंधा-- आन राजबंदा--- 


हम पहले छिख चुके हैं कि मगधके चन्द्रवेशी राजा जरासंघको भीस- 
सेनने मार डाछा और उसका राज्य उसके पुत्र सहंदेवको मिला। परन्तु 
महाभारत युद्धमें सहंदेवके मारे जाने पर उसका उत्तराधिकारी सोमाधि 
गिखिजका राजा हुआ। उसके वंशममें श्रुतश्रवा जादि कई राजा हुए । 

विष्णु आदि पुराणोंमें इन बुंहद्॒पर्वशी राजाओंकी संख्या २१ 
लिखी है। परन्तु मल्त्यमें ३२ दी है। 

इस बंशके अन्तिम राजा रिपुंजयकोी मार क्र उसके मन्‍्त्री शुनक 
( पुलक ) ने अपने पुत्र प्रयोतको राज्यका स्वामी बनाया | 

उसके वंशमें पाँच पीढ़ी तक राज्य रहाँ। उसके बाद शिश्वुनाग 
बंशके १० राजा हुए। इनका इतिहास आगे लिखा जाता है। 





शिशुनाग-वंश । 
 ६७ध्ा"ज> 


[ विक्रम संवत्‌ पूर्व ५८५ (ईसवी सन्‌ पूर्व ६४७२) से बि० सै० 
एव ३१५ (ई० स० एव ३७२) तक।] 

इस बंशका राज्य भारतमें इसासे करीब ६०० वर्ष पूर्ष या । 
परन्तु अब तक इसका विशेष वृत्तान्त न मिलनेके कारण पुराणों और 
बौद्ध-प्रथोंके आधार पर ही हम इस वंशके राजाओका इतिहास लिखनेकी 
चेश करते हैं। 

(१ ) मत्त्यपुराण, अध्याय २७१ । 

(२ ) धराणोंमें इनका राज्यकाल १००० व छिखा दै। 

( ३ ) पुराणोंमें इनका राज्य १३८ दर्ष दिया है । 

० 


मकर 


पुराणोंमें इस वंशके १० राजाओंके नाम मिलते हैं। इनमेंके सबसे 
पहले राजाका नाम शिक्षुगाग लिखा है। इसीके नामसे यह बंश 
प्रसिद्ध हुआ था। इस वंशके राजाओंका राज्य मगघ (दक्षिणी बिहार) 
पर था । 


वायुपुराणमें इस वंशका राज्यकाऊ ३६२ और मत्त्यमें ३६० 


अर्ष लिखा है। 
१ शिशुनाग । 
इस व॑शमें सबसे प्रथम राजा यही हुआ था और इसीके नाम पर 
इस बेशका नामकरण होना प्रकट होता है। 
मत्स्य और वायु पुराणमें इसका ४० वर्ष राज्य करना छिखा है। 
इसकी राजधानी राजगृह ( गयाके पास ) थी । स्मिथने लिखा है कि 
यह काशीका राजा था और वहींसे आकर इसने राजगृहमें अ- 
'पना राज्य जमाया था| इसका राज्यारोहणकाछ वि० स० से ५८५ 
(ई० स० से ६४२ ) वर्ष पृ माना जाता है। 
२ शाकवर्ण । 
यह शिश्चुनागका उत्तराधिकारी था। वायुपुराणमें इसका नाम 
शाकबर्ण (शकवर्ण ) और मत्स्य तथा बिष्णुपुराणमें काकवर्णे 
लिखा है । मत्स्य और वायुपुराणमें इसका राज्यकाह ३६ वर्ष 
दिया है। 
हँर्षचरितमें लिखा है;--- 


(१ ) इर्षचरित, षष्ठ उद्दास, ० ४७७ । 
२१ 





भारतके प्रायीन राजवंश--- 


“काकवर्णेः शैज्ुनागिश्ध नगरोपकण्ठे कण्ठे निचक्रते निस्थिशेन ।” 
अर्थात्‌--शिश्ुनागवंशी काकवर्णको किसौने नगरके पास मार डाला ॥ 
३ क्षेमघमा । 

इसका नाम भी मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्रह्माण्ड पुराणोंमें मिलता: 
है। इन्हींमें इसके नामके क्षेमवर्मा, और क्षेमकर्मा आदि पाठान्तर भी 
मिलते हैं। मत्स्पपुराणमें इसका राज्यसमय ३६ और वायु तथा 
ब्रह्माण्ड पुराणमें २० वर्ष लिखा है। 

४ क्षत्रौजा 

वायु, विष्णु और बह्माण्ड पुराणमें इसका नाम क्षत्रौजा मिलता. 
है। तथा पहले व पिछले पुराणोंमें इसका समय ४० वर्ष लिखा है। 
भागवतमें इसका नाम क्षेत्रज्ञ है। परन्तु मत्स्यपुराणकी मित्र भिन्न 
प्रतियो्में इसके नाम व राज्यवर्ष इस प्रकार दिये हैं:--- 

क्षेमजित्‌ ३६, क्षेमार्ति: 9०, क्षेमवित्‌ २४। 

५ बिम्बिसार । 

ब्रह्माण्ट और भागवत इसका नाम विधिसार, विष्णुमें विधिसार 
ओऔर विज्ञिसार, वायुपुराण, महावंशध व अशोकावदानमें बिम्बिसार, 
मत्स्पमें बिन्दुसेन या विन्ध्यसेन और परिशिष्टपर्वमें श्रेणिक लिखा 
है। इसी प्रकार मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्डपुराणमें इसका राज्यकाल 
२८ और महावंशमें ५२ वर्ष लिखा है। 

महाव॑शमें लिखों है, कि यह मगधका राजा और बुद्धका मित्र 
या, तथा आयुमें उस (बुद्ध ) से ५ वर्ष छोटा था। इसने ५२ 

(१ ) टर्नोरका संपादित मद्दावंध, अध्याय २। हक अर 

। श्र 


दिशुनाग-देश 


वर्ष राज्य किया और अनन्‍्तमें यह अपने पुत्र अजातशत्रुके हाथसे मारा 
गया | 

इस ( बिंबिसार ) के दो विवाह हुए थे । एक कोशलके राजाके 
यहाँ और दूसरा लिच्छबि वंशमें। इसी लिच्छवि वंशकी ज्लीसे अजात- 
शत्रुका जन्म हुआ था | 

दुल्वने लिखों है कि बिम्बिसारने अपने पिताके विजेता अब्भदेश 
( मुंगेर-बिहार ) के स्वामी ब्रह्मदत्तको जीत कर उसकी राजधानी 
चम्पापर अधिकार कर लिया था और भट्टियकी मृत्युपयन्त वहाँ रह- 
कर तब वह अपनी राजधानी राजयृूहको लौठा था । 

प्रसिद्ध जैन तीर्थक्र महावीर भी इसके समकालीन थे और इन 
पर भी इस राजाकी विशेष श्रद्धा थी । ऐसा भी लिखा मिलता है कि 
अपनी अन्तिम अवस्थामें इसने राज्यप्रबन्ध अपने प्रियपुत्र अजात- 
शत्रुको सौंप दिया था। परन्तु उसने राज्यके छोभसे इसे मार डाछा। 
सम्भव है, यह कथा कल्पित हो । 

उपयुक्त इतान्तसे विदित होता है कि शायद इस ब॑शरमें पहला 
प्रतापी राजा यही हुआ होगा | इसीने नवीन राजगृह बसाया था। 
मि० स्मिथ इसका राज्यारोहणकाल वि० सं० से ५२७५ (६० 
स० से ५८२ ) वर्ष पूर्व अनुमान करते हैं। 

६ अजातशत्रु । 

यह बिम्बिसारका पुत्र था। कथाओंसे प्रकट होता है कि ययपि 
योग्य समझकर इसके पिताने अपने जीते जी ही इसे राज्याधिकार 

(१) ढफूकी क्रोनोलीजी, पू० ५। 

( २ ) स्मिथकी ऑक्सफोडे द्विस्ट्री, ऑफ इण्डिया, पू० ७०। 

२३ 


सारतके आखलोग राजघंश-_ ह 


दे दिया था, तथापि इसने लोभमें पड़कर उसे मार डाछा । नहीं 
कह सकते कि इस कथामें कितना सत्य है। 

महावंशमें इसका राज्यारोहणकाछ ( गौतम ) बुद्धनिर्वाणसे ८ 
वर्ष पूर्व माना है । 

सीलोनवालोके लेखानुसार बुद्धका निवोण ईसवी सनूसे ५४४ वर्ष 
पूर्व मान उसमें ८ और जोड़नेसे इस घटनाका समय ई० स० से ५५२ 
( विक्रम संवत्से ४९५ ) वर्ष पूर्व सिद्ध होता है । 

अजातशत्रु पहले बौद्धमतानुयायियोंका कट्टर विरोधी था और 
उन्हें कठोरसे कठोरतर दण्ड दिया करता था। परन्तु अन्तर्म बुद्धका 
उपदेश सुन यह स्वयं भी बौद्ध हो गया। 

बौद्धोंका अनुमान है कि बुद्धके चचेरे भाई देवदत्तने ही इसे 
पिताको मार राज्यपर कब्जा करने व बौद्धोंको दण्ड देनेके लिये उभारा 
था, क्‍यों कि देवदत्त बुद्धका कट्टर विरोधी था और इसी लिये उसने 
अपना अछग ही एक सम्प्रदाय चछाया था। इस संप्रदायके अनुयायी 
पहलेके बुद्धोंको मानते हुए भी गौतमको बुद्ध नहीं मानते थे । परन्तु 
मि० स्मिथ इन कथाओंको धर्मद्रेषके कारण लिखा मोनते हैं । 

फाहियानने ईसबी सन्‌ ४७०७५ के निकट अपने श्रावस्तीके बर्ण- 
नमें इस संप्रदायका उल्लेख इस प्रकार किया है;--- 
* # देवदत्तके अनुयायिंयांके भी संघ हैं। ये पूर्वके तीनों बुद्धोंकी 
पूजा करते हैं, केवल शाक्यमुनि बुद्धको नहीं मानते ।” 

सातवीं शताब्दीके चीनी यात्री हुएन्संगने मी इस सम्प्रदायके 
मरठोंका कर्ण सुवर्ण (बंगाल ) में होना लिखा है। 


( १ ) स्मिथकी ऑक्सफोर्ड दिस्दी ऑफ इंडिया, पृ० ४७-४८ | 
रे 


शिक्षुनाथ-वंश । 


इससे प्रकट होता है कि ईंसाकी सातवीं शताब्दी तक भी उक्त 
सम्प्रदाय विधमान था। 

प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर महावीर भी अजातशजुके राज्यसमय विद्य- 
मान ये और वैशाली ( गंगाके उत्तर ) के लिष्छवि राजघरानेमें जन्म 
डेनेके कारण ञअजातशत्रुकी माके रिस्तेदार थे । ह 

सामझफल्सुत्ते नामक बौद्धधर्मकी पुस्तकें बुद्ध और अजात- 
शत्रुके समागमका वर्णन दिया है और यह भी लिखा है कि इस 
( अजातत्रु ) ने स्वयं भी अपने कर्मोके प्रायश्चितके लिये बोद्धघर्म 
'अहण कर लिया था। 

हम इसके पिताके इतिहासमें उसके दो बिवाह होना छिख चुके 
हैं। उस ( बिम्बिसार ) के मरनेपर इसकी सौतेली माँ कोशल-राज- 
कन्या भी अपने पतिके विरहमें परछोकको प्रयाण कर गई । इसके 
बाद इसके सामा कोशल राजने अजातशजत्रुपर चढ़ाई कर दी। परल्तु 
अन्तर्मे इन दोनोंके आपसमें सुछह हो गई और इसीके प्रमाणस्वरूप 
'कोशछराजने अपनी कन्याका विवाह इसके साथ कर दिया । 

इससे अनुमान होता है कि सम्मवतः इसने अपने शत्रुपर विजय 
'पाई होगी; क्योंकि उसी समयसे कोशछवाले इसकी प्रधानता स्त्रीकार 
'करने छग गये थे, और ईसासे पूर्वकी चौथी शताब्दीमें कोशल देश 
“भी मगधवालोंके अधीन हो गया था। 

अजातशजतुने लिच्छषियोंकी राजधानी वैशाली ८ तिरहत ) पर भी 
अधिकार कर लिया था । 


3 ओ क ९३ ) पबर ् 
श्ण 


भारतके प्राजीन राजवंश--- 


इन सब बातोंपर विचार करनेसे प्रकट होता है कि उस समय 
गंगासे हिमाठलय तक इसका अधिकार फैला हुआ था। 

लिच्छवियोंकों दबानेके लिये इसने गंगा और सोनके संगमके निकट 
पाठलि नगर ( पाटलिपुत्रे ) में एक किला भी बनवाया था । 

मत्स्यपुराणमें इसका राज्यकाल २७, वायुमें २५ और ब्रह्माण्ड 
३५ वर्ष लिखा है | 

इसीके समय कोशलके राजा वीरुघकने कपिलवसल्तुपर हमछा कर 
शाक्योंका संहार किया थां। उपालि, काश्यप, आनन्द आदिकोंने 
राजगृहमें बौद्ध घर्मकी सभा भी इसीके राज्यसमय की थी । 

हेमचन्द्ररचित परिशिष्टपर्वमें इसका नाम कूणिक लिखा है | मि० 
स्मिथ इसका राज्यारोहणकाल ईसवी सनसे करीब ५०४ (वि० सं० 
से ४९७ ) वर्ष पूर्व अनुमान करते हैं। 
: अथुराके पाससे एक मूँतिं मिली थी; जो अब वहींके अजायब- 
घरमें रक्खी हुईं है। इस मूर्तिके चारों तरफ फलकपर तीन पंक्तियोंका 
लेख ख़ुदा हुआ है। पहली और अन्तिम पंक्ति क्रमशः मूतिके दाई 
और बाई तरफ खुदी है तथा बीचकी लाइन पैरोंके बीचमें है । 

मि० वोगसने इनको इस प्रकार पढ़ा था;--- 

(१ ) कथासरित्सागरमें छिखा है कि अपनी रानी पाटली ( राजा महेन्द- 


यमोंकी पुत्री ) की प्रार्थनासे राजा पुत्रकने यद्व नगर बसाया था ।इसीसे हसका 
नाम पाटलीपुत्र हुआ । 
- (२ ) स्मिथ, अली हिस्दी ऑफ इण्डिया, एू० ३६-३७ 

( ३ ) डफ्‌, कोनोलीजी ऑफ इण्डिया, प्‌ू० ६ । 

( ४ ) जरनल बिद्दार एण्ड उरीसा रिसर्च सोसाइटी, दिसंबर १९१९ $ 


रद 


शिश्युनाग-बेश । 
'[ नि] भद्युगरिना [क]... ग] अठ...पि...कुनि [ क ] ते 
धाखिना [ गोमितकेन ] कता! 
अर्थात्‌---कुनिकके शिष्य भदपुगरिन गोमतिकने बनाया। 
परन्तु श्रीयुत जायसवालने इस लेखको इस प्रकार पढ़ा है;-- 
* सेनिअज सच्रु राजो सिरि.._ 
७,२० (थ ) १० (द ) ८ ( हियादि ) 
कुनिक सेवसि--नागो मगधान राजा ” 
अर्थात्‌ू---मगघराज अजातकशत्रु श्री कुनिक । 
अत; श्रीयुत जायसवाल इन मूर्तियोंको मौर्यकालते पहलेकी हीः 
अनुमान करते हैं । 
मि० स्मिथ भी इन मूर्तियोंको मौयें-कालसे पहलेकी ही मानते हैं । 
७ दशेक । 
पुराणोंसे पता चछता है कि यह अजातशत्रुका उत्तराधिकारी था। 
इसके दर्भक, हर्षक, दशक, वंशक आदि नाम भी मिलते हैं।इसका 
राज्यकाल मत्स्य और वायुपुराणमें क्रमश: २४७ और २०७ वर्ष लिखा 
है | तथा ब्रह्माण्डपुराणमें ३७ वर्ष दिया है। 
कुछ विद्वानोंका मत है कि प्रसिद्ध जैनतीथैकर महाबीर इसके. 
समय तक भी विद्यमान्‌ थे; परन्तु नहीं कह सकते यह कहाँतक ठीक 
हैं। क्‍यों कि महावीरकी मृत्यु ई० सनसे ५२७ वर्ष पूर्व मानी गई है। 
महाबीर तीर्थंकरका देहान्त पावा ( पटना ) में हुआ था । 
भासके 'प्वप्तवासवदत्ता”! नामक नाठकमें इस राजाका वर्णन है। 
उससे प्रकट होता है कि दशैक मगधका राजा था और इसकी बहिन 


. (१ ) डफु, कोनोलोजी, ७० ७ । 


रज 


आर्यके प्रालीन राजवंश--- 


पद्मावतीका विवाद कौश|म्बीके राजा उदयनसे हुआ था। इसी दरशी- 
कने सहायता कर उदयनके गये हुए राज्यको पीछा उसे दिलवा दिया। 

उक्त नाठकका रचनाकार ईसवी सनकी तीसरी शत्ताब्दी अनु- 
- मान किया जाता है । 

स्मिथने इसका राज्यारोहणकाल ६० स० से ५२७ (वि० सं० से 
४७० ) वर्ष पूर्व अनुमान किया है । 

इसीके समय पर्ियाके राजा डेरियस ( ईसवी सन्‌ पूवैसे ७२१ 
'से ४८७० तक) नेई० स० से ५१६ वर्ष पृवके निकट हिरात, कन्धार 
'सिन्ध, और उत्तर पश्चिमी पंजाबपर अपना अधिकार कर ल्या था | 
' बहुतसे विद्वान्‌ इस घटनाका बिम्बिसारके समय होना अनुमान 
करते हैं । 

< उदयाश्व । 

पुराणों और बौद्धप्रन्थोमें इसके उदायी, उदासी, उदविभद्दक, 
उदांभि और अजय आदि नाम मिलते हैं । मत्स्य और बायुपुराणमें 
-इसका राज्यकाल ३३, अह्माण्डमें २३ और महावंशमें १६ वर्ष 
लिखा है | 

इसीने अपने राज्यके चौथे बरष पाटलिपुत्रके निकट कुसुमपुर 
नामका नगर बसाया था। वायुपुराणसे भी इस बातकी पुष्टि होती है। 

सिंहलके और दूसरे बौद्ध छेखकोंने अपने ग्रन्थोंमें दशकका नाम 
नहीं लिखा है। उन्होंने उदयाश्वको ही अजातशत्र॒ुका उत्तराधिकारी 
माना है। 





( १ ) अर्ली दिस्दी ऑफ इंडिया, ४० ३९ । 
८ 


विन्सैण्ट स्मिथ इसका राज्यारोहणकाल ईसवी सनसे ५०३ (बि० 
सं० से 99६ ) वर्ष पूर्व अनुमान करते हैं। 

सन्‌ १८१२ में पटनेके पाससे दो मूर्तियाँ मिली थीं। ये आज- 
कर कलकत्तेके अजायब घरमें “भरहुत गैलरी” नामक कमरेमें रक्खी 
हैं। इन मूर्तियोंके दुपट्रेकी कन्धोंके नीचेकी चुल्नटपर खेख खुदे हैं ॥ 
इनमेंसे पहली बे सिरवाली मूर्तिके केखको कर्निघहाम साहबने इसः 
प्रकार पैढ़ा थाः--- ह 

' यस्रे सनतनल्‍्द ” ( या-भरत ) 

और दूसरीको इस प्रकार:--- 

* यद्दे अचु सतिगित ” ( या-सनिगिक ) 

इन्हींके आधार पर उक्त साहबने इन मूर्तियोंकों यक्षोंकी मूर्तियों 
अनुमान किया था और इनके अक्षरोंको अशोकके बादके अक्षर 
माना था। 

परन्तु श्रीयुत जायसवालने इन परके लेखोंको क्रमशः इस प्रकार 
पढ़ा है; --- 

पहली मूर्तिका लेख--..' भग्रे अचो छोनिधिसे ' 

( अथोत्‌-प्ृथ्वीके स्वामी महाराज अज ) 
दूसरी मूर्तिका ठेख--- सप्तखते बतनन्दि ! 
( अर्थात्‌---सम्राद्‌ वर्तिनन्दि ) . 
( २ ) जनरल बिद्ार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, मार्च १९१९ । 
२९ 


आरतके प्राशीन राजयंश-- 


भागवतमें शिक्षुनागवंशी उदयाश्वके स्थान पर “अज! और 
उसके पुत्र नन्दिवर्धनकों अजेय” लिखा है। अतः जायसवाल महाशय 
पूर्वोक्त मूतिको इसी उदयाश्वकी अनुमान करते हैं । 
इसी प्रकार वायुपुराणमें नन्दिवर्धनके स्थानमें “ वर्तिवर्धन ! का 
'नाम होनेसे वे “ वर्तिनन्दि ? ेखवाली मूर्तिको उदयाश्वके पुत्र नन्दि- 
अर्धनकी अनुमान करते हैं। 
इन दोनों मूर्तियों पर मौयकालीन पत्थरके स्मारकोंके समान ही 
चिकनाहटके होनेसे उनका अनुमान है कि ये मूर्तियाँ और इन परके 
'छेख अशोकसे पीछेके नहीं हो सकते; क्योंकि बादकी पत्थरकी बनी 
मूर्तियाँ आादिपर ऐसी चिकनाहट नहीं पाई जाती है। अतः उनके 
मतानुसार ये मूर्तियाँ और लेख इन्हीं राजाओंके समयके होने चाहिए। 
९ नन्दिवर्धन । 
मत्स्यपुराणमें इसका राज्ययाक ४७० और वायु तथा ब्रह्माण्डमें 
92२ बे दिया है। परन्तु महावंशम और आशोकावदानमें इसके 
स्थानमें अनिरुद्धक और मुण्ड लिखा है। और मंद्यावंशमें राज्यकाल 
केवल ८ वर्ष ही दिया है। इसकी मूर्तिका वर्णन हम उदयाश्वके इति- 
हासमें कर चुके हैं | इसका राज्यारोहण ई० स० से ४७० (बि० सं० 
से 9१३ ) वर्ष पूर्व माना गया है । 
उदयगिरिसि जैन राजा खारबेल महामेघवाहनका एक लेख मिला है। 
इसका संशोधित सेस्करण जायसवाल, और बनर्जीने छपवोया है। 
(१) जरनछ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द ३ ( दिसंबर 
१९१७) ए० ४२५-५०७ | 
है 


दिद्ठुमाग-घंद्ा । 


इससे प्रकट दोता है कि, “ खारबेलने राजगृहके राजा पुष्यमित्रको 
'इराकर मथुराकी तरफ भगा दिया था। यह पुष्यमित्र झुन्लबंशका था। 
इसको दइृहस्पति भी कहते थे | खारबेलने अपने रज्यके ५ थें वर्ष 
एक नहरकी मरम्मत करवाई थी जिसको नन्दने उस समयसे ३०७० 
वर्ष पूें बनवाया था। इसी खारबेछका १३ वां राज्यवर्ष मो संबत्‌ 
१६७ (६० स० प्रृवे १५७) में था।” मौये संवत्‌का जारम्म ई० स० 
से ३२२ वर्ष पूर्व माना जाता है । अतः खारबेछके राज्यका आरम्भ 
मौर्य संवत्‌ १५२ और ई० स० से १७० वर्ष पूर्वमें हुआ होगा। तथा 
इसके राज्यका ५ वाँ वर्ष (मौर्य संवत्‌ १५७) ई० स०» पूर्व १६५ 
में पड़ा होगा । इसके ३०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ई० स० पूषे ४६५ 
(वि० सं० पू्वे ४०८) में नन्दराजाने उक्त नहर बनवाई थी। 

मि० विन्सैण्ट स्मिथका अनुमान है कि उक्त नहरका बनवानेवाला 
यही नन्दिबर्धन होगा और पुराणोंमें जहाँ पर शिश्वुनागवंशके पीछे 
नवनन्दोंका उल्लेख है वहाँ पर “नव” शब्द नो संख्याका बोधक न होकर 
नवीन या बादके नन्‍्दोंका बोधक होगा। क्षेमेन्द्रने भी “नन्दवर्धघन' और 
महानन्दके लिये “ पूर्वनन्द ” विशेषण प्रयुक्त किया है। 

१० सहानन्दि । 

पुराणोंमें इसका 9३ वर्ष राज्य करना छिखा है। उन्हींके अनु- 
सार यह इस वंदका अन्तिम राजा था। इसकी एक शूद्रा जीसे नन्‍्द 
नामक पुत्र हुआ था। उसने इसके राज्य पर अधिकार कर इस बंशकी 
समाति कर दी। 





(१) भाधुनिक अनुसन्धानसे खारवेलका राज्यारोहणकाल हैं० स० से 
१७३ वर्ष पूर्व माना गया दे । 


रे 


मसरतके आजीन राजवंधा- आजौन राजवंदा-- 


गौतम बुद्ध । 
324६९ 
जिस समय मगधपर शिक्षुनागवंशियोंका राज्य था उसी समय 
गोरखपुर परगनेके उत्तरके कपिल्वस्तु नगरपर शाक्यवंशियोंका राज्य था। 
इसी बंशके शुद्धोदन राजाके धरमें गौतमका जन्म हुआ था।. 
इसकी कथा इस प्रकार हैः---- 


शुद्धोदनके दो ल्लियाँ थीं। परन्तु इनमेंते किसीके भी बहुत समय 
तक कोई पुत्र नहीं हुआ । आखिर बृद्धावस्थामें बड़ी रानीके गर्भ रहा 
और उस समयकी प्रचढित प्रथाके अनुसार प्रसूतिके लिये वह अपने 
पिताके घरकों रवाना हुईं। परल्तु मार्गमें ही छुंबिनीके कुँजमे पहुँ- 
चनेपर गौतमका जन्म हो गया । तब साथके छोग पुत्रसहित रानीको 
वापिस कपिल्वस्तु ले आये । यहाँपर सातवें दिन रानीका देहान्त हो 
गया । इसपर गौतमके छालन-पाठनका भार शुद्धोदनने अपनी छोटी 
रानीको सोंप दिया । बड़े होनेपर गौतम बहुत ही दयावान्‌ निकले | 
दूसरेका दुःख देख इनका हृदय पसीज जाता था | ये हमेशा प्राणि- 
मात्रके कल्याणार्थ चिन्ता किया करते थे। पृत्रकी यह दशा देख 
पिताने १८ वर्षकी अवस्थामें इनका विवाह इनकी मौसेरी बहन 
सुभद्रासे कर दिया । इससे इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस रात्रिको: 
ही बुद्ध सोती हुई अपनी ज्ली और पुत्रके साथ ही राजपाट आदि 
छोड़ राजगृहकी तरफ रवाना हो गये और नगरके बाहर पहाड़ोंकी 
गुफाओंमे रहनेवाले संन्यासिर्योसे दर्शनशाद्षका अध्ययन करने छगे। 

इ्२्‌ 


शौतम बुद्ध 


उसके बाद बुद्ध गयाके पासके वनमें उन्होंने छः वषे तक कठोर तप- 
सथा की। परन्तु जब इससे भी उन्हें सन्‍्तोष न हुआ तब बहाँसे उठ- 
कर बे अकेले निरंजना नदीके तठपर बोधि वृक्षके नीचे जा बैठे । यहाँ 
पर उन्हें सुजाता नामकी एक आमीण बालिका भोजन दे जाती थी | 
अन्तमें उन्होंने पवित्र जीबन और “आत्मवत्सव॑भूतेषु” के सिद्धान्तको 
ही सच्चे धर्मका सार निश्चित किया और उसी दिनसे वे बुद्ध ( ज्ञान- 
वान्‌ ) कहाने छगे। धीरे धीरे इनके मतका प्रचार बढ़ने" छगा और 
उस समयके राजा छोग भी इनके उपदेशोंके सामने मस्तक श्रुकाने 
छगे । इनके शिष्योंकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ने छगी। इनका पुत्र 
राहुल भी इनका अनुयायी हुआ । परन्तु शुद्धोदनने गौतमसे कह कर 
एक ऐसा नियम बनवाया कि आगेसे कोई बालक अपने माता पिताकी 
सम्मतिके विना संघमें न लिया जाये । 

इनके शिष्योंमेंसे आनन्द, उपाछी, अनिरुद्ध और देवदत्त आदि 
प्रसिद्ध थे । इनमेंसे उपाली जातिका नाई था । परन्तु यह बढ़ा 
प्रसिद्ध मिक्षु हुआ है और विनयपिटकके संबन्धर्मे इसके वचन आप्त- 
वाक्य माने जाते हैं। किसी नियमके बाबत मतभेद हो जानेसे देव- 
दत्त बुद्धका कट्टर विरोधी हो गया था। इसका वर्णन हम अजात- 
शत्रुके वर्णनमें कर चुके हैं । 

पांचवें वर्ष जब गौतमके पिताका ९७ वर्षकी अवस्थामें देहान्त 
हो गया तब इनकी विमाता प्रजापति और ज्ली यशोधरा आदि ब्षियाँ 
पहले पहल मिक्षुनियाँ बनाई गई और उनके लिये कुछ खास नियम 

(१ ) मदह्ावग्ग १-५४ । 

देडरे 
। 


भआरंतके प्रासीन राजधंश-- 


रवे गये । छठे वर्ष कौशाम्बीसे लौट कर गौतमके राजगृह- आने पर 
'शिश्चुनागवंशी राजा बिम्बिसारकी रानी क्षेमा भी भिक्षुनी हो गई । 

बारंहवें वर्ष उन्होंने अपने पुत्र राहुडको 'महाराहुलसुत्त'का उपदेश 
दिया । उस समय इसकी अवस्था १८ वर्षकी थी। इसके दो वर्ष 
बाद २० वर्षकी अवस्थामें उसने मिक्षुसंधमें प्रवेश किया। उस 
समय उसे फिर “ राहुल्‍सुत्त ? का उपदेश दिया गया। 

गौतम ३७ वषेकी अवस्थामें बुद्ध हुए ये। उसके बाद वे ४५ 
बर्ष तक अपने निश्चित पथका उपदेश करते रहे । ८० वर्षकी 
अबस्थामें कुशी नगरमें इनका देहान्त हुआ | 

अन्तर्मे इनके भस्मावशेषके ८ भाग किये गये और उनको मग- 
धके राजा अजातशझजुने, वैशालीके लिच्छवियोंने, कपिलवस्तुके 
शाक्योंने, इसी प्रकार और भी आसपासके लोगोंने आपसमें बाँठ लिया 
और उनपर स्तूप आदि बनवाये। इनमेंसे कपिववस्तुवाला भाग पिप्रा- 
वासे मिला है। यह जिस शिखरवाले गोलाकार प्यालेम रखा गया था 
उसपर ब्राह्मी अक्षरोंमें ४“, ,, ...सलछिछ निधने बुधस भगवते--...” 
लिखा हुआ है । 

यह पिप्रावा शायद बस्ती जिलेके उत्तरमें नेपाछकी तराईके पास है। 

अबतक बुद्धका निवार्णकाल ई० स० से 2८७ (त्रि०सं० से 9३०) 
वर्ष पूर्व माना जाता था, परन्तु अब खारबेलके लेखानुसार ई० स० से 
७५४४ या ५४५ (वि० सं० से 9८७ या ४८८ ) वर्ष पूर्व अनु- 
मान किया जाता है | यही संबत्‌ सौलोनकी पुश्तकोंमें भी माना 
गया है। 

३३४ 


शक 


गालम बुद्ध 





इस प्रकार बुद्धने ४७५ वर्ष तक आत्मोन्नति, निष्काम पवित्र 

जीवननिवोह, सत्य पर त्रिध्वास, सब प्राणियोंकी द्वितकामना आ- 
दिके सिद्धान्तोंका उपदेश किया । इनकी मृत्युके बोद पहले पहल 
महाकाश्यपके प्रस्तावसे अजातशतन्रुके राज्यसमय बौद्ध धर्मकी एक 
बड़ी सभा की गई। इसमें आनन्द सहित ५०० मिक्षु एकत्रित हुए थे। 

गौतम बुद्धकी मृत्युके करीब सौ वर्ष बाद वैशालीके भिक्षुओंने 
दस नियम प्रकाशित किये। इनमें भिक्षुओंकों बिना उबली ताड़ी 
पीने और सोना चाँदी ग्रहण करनेकी आज्ञा दी गई थी। इस पर 
पश्चिम और दक्षिणके संघोंने इसका विरोध किया। प्रूर्वीय बौद्ध वैशा- 
छीवालोंकी तरफ रहे । इस झगड़ेका फैसछा करनेके लिये ई० स० से 

३७ वर्ष पूरे ७०० भिक्षुओंकी एक सभा हुईं। परन्तु इस सभाका 
निश्चय सर्वमान्य नहीं हुआ। इसीसे इस धर्मकी दो शाखाएँ हो गई । 
एक उत्तरी-नैपाछ, तिब्बत, चीन, आदिकी, और दूसरी दक्षिणी- 
रूद्ला, बमों, स्याम आदिकी | 

इस धर्मकी एक और बड़ी सभा अशोकके राज्यसमय पाठलिपुत्र 
( पटने ) में हुई और उस सभाका काये ९ मास तक चढछा। 

कनिष्कके समय भी ५०० अहँतोंकी एक सभा हुई थी। यह 
उत्तरी सम्प्रदायवा्लेकी थी । 

. अशोकके तेरहवें शिलालेखसे प्रकट होता है कि अशोकने एण्टि- 
ओचसके राज्य सीरियामें, टेलोमीके शाज्य इजिप्टमें, अन्तिकके राज्य 
मैसिडोनियामें, मगसके राज्य उत्तरी ऐकफ्रिकामें और एडैकजैण्डरके 
राज्य यपरसके देशमें, धर्मोपदेशक भेजकर बौद्धधर्भका प्रचार करवाया 


्‌्ृ५ 


भारतके प्राजीन राजवंश-- 





था | अतः इस विषयपर विचार करनेसे अनुमान होता है कि ईसाई 
धर्म बौद्धधर्मकी ही छाया है। 

आगे इन दोनों धर्मोकी समानतासूचक बातें उद्धृत की जाती हैं:--- 

( १) ईसा मसीहके जन्मपर जिस प्रकार तारा दिखाई दिया 
था उसी प्रकार बुद्धके जन्मसमय भी पुष्य नक्षत्रका उदय हुआ था। 

( २) ईसामसीहके समय सीमियनकी तरह असितने आकर और 
बुद्धको देखकर उसके धर्मप्रचारक होनेकी भविष्यद्वाणी की थी ॥ 

( ३ ) ईसामसीहके और बुद्धके बारह बारह प्रधान शिष्य थे । 

(9 ) जिस प्रकार बौद्धघर्म ग्रहण करनेके पूर्व जलसंस्कार आब- 
श्यक होता है उसी प्रकार बपतिस्माके पहले भी होता है । 

(७) बुद्धधर्म प्रहण करने पर जिस प्रकार बुद्ध, धरम, और 
संधमें विश्वास रखना पड़ता है उसी प्रकार, ईसाई धर्ममें दीक्षित होने 
पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास रखना पड़ता है। 

(६ ) दोनों धर्मोमें दया आदिके सिद्धान्त भी एकसे हैं। 

अब हम इस विषयमें कुछ पाश्चात्य विद्वानोंकी सम्मतियाँ उद्धृत 
करते हैं। 

रहेज डेविड साहब लिखते हैं कि “ दोनों धर्मॉंकी समानता यदि 
दैवसंयोगसे ही हुई हो तो कहना पड़ेगा कि यह एक अलौकिक घटना 
है और वास्तवमें यह दस हजार अलौकिक घटनाओंके समान है।” 

रोमन कैथोलिक पादरी अब्बेहक जब पहले पहल तिब्बत पहुँचा 
ओऔर उसने लामाओंके कपड़े, प्रुजाके सामान, भजन और झाड़ 7रैँक 


( १ ) नलक सुत्त / ( ६ ) भद्दावर्ग १, ११, १ । 
३६ 


शौतम बुद्ध । 


आदि देखे तब उसने स्पष्ट ही स्वीकार किया था कि बौद्धोंकी और 
हमारी इसमें बिलकुल समानता है। 

मिस्टर अर्थरलिलौने और भी “ पापके स्त्रीकार आदि! की अनेक 
चातोंका विशद वर्णन कर इस समानताको स्वीकार किया है । 

बहुतसे तिब्बत-यात्री पादरियोंने दोनों सम्प्रदायोंकी उपर्युक्त स- 
मानताओंको देखकर लिखा है कि बौद्धोंने ये बातें ईसाइयोंसे प्रहण 
की हैं। परन्तु ऐतिहासिक छोग इस बातको नहीं मान सकते; क्यों 
कि बुद्ध क्राइस्टसे करीब ५०० वषे पूवे हुए थे और नाल्‍ून्द ( पट- 
नेके निकट ) के विश्वविद्यालय आदिका वर्णन पढ़नेसे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि ईसाई धर्मके प्रचारसे बहुत पहले ही बौद्धधर्मने अच्छी उन्नति 
कर ली थी । दे 

श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्तने अपने * भारतकी प्राचीन सम्यताके इति- 
हास ! में लिखा है कि अशोकके छेखोंसे प्रकट होता है कि उसने 
इजिप्ट और सीरिया आदियमें बोद्धधर्मोपदेशकों द्वारा उक्त धर्मका प्र- 
चार करवाया था | 

इन उपदेशकोने वहौँपर अपने बड़े बड़े समाज स्थापित किये थे। 
एलेकूजैण्डियाके थेरापूट्स और पैडैस्टाइनके एसेनीज जो कि यूनानियोंमें 
बड़े प्रसिद्ध आचाये गिने जाते हैं वास्तवमें बौद्धसंघके अनुयायी ही थे। 

इस बातको ईसाई विद्वान्‌ डीनमेन्सठ और डीनमिल्मेनने तथा 
दार्शनिक शैलिंग और शोपेनहारने भी निर्विवाद अद्जीकार किया है । 

छ्लीनी--जो कि इंसवी सन्‌ २३ और ७९ के बीच हुआ था---. 
लिखता है कि डैडसीके पश्चिमी किनारे पर, परन्तु समुद्रसे इतनी दूर 


३७ 





भारतके प्राखीन राजवंश-- 


कि वे गन्दी हवाओंसे बचे रहें, ऐसेनीज छोग रहते हैं। वे लोग बड़े 
बिरक्त होते हैं और ल्लीप्रसंगसे दूर रहते हैं, तथा अपने पास धन 
दौलत भी नहीं रखते। अनेक छोग नित्य इनके पास जाते हैं और 
बहुतसे उनमेंसे जीवन-संग्रामसे दुःखी हो उनकी शरण छेते हैं ! 
यद्यपि ये छोग सन्‍्तानोत्पात्ति नहीं करते, तथापि हजारों बर्षोसे 
इनका सम्प्रदाय विद्यमान है। 

इससे प्रकट होता है कि अशोकके भेजे हुए उपदेशकों द्वारा बोए 
हुए बौद्धधर्मके बीजने उक्त देशोंमें उस समय तक खासी शाखाएँ 
फैला दी थीं और उक्त धर्मके अनुयायी ऐसेनीज छोग ईसा मसीहके 
समय तक भी यहूदियों द्वारा पूज्य इश्सि देखे जाते थे । 

इस प्रकार जब सीरिया और पैलेस्टाइनमें क्राइस्टके जन्मके पूर्व 
ही बोद्धधर्म प्रचलित हो चुका था, तब सम्मव है कि उसीके आधार 
* पर ईसाई धर्मकी नींव रक्‍्खी गई हो । 

ईसाकी पॉचवी शताब्दीसे दसवीं शताब्दी तक समस्त मनुष्य 
जातिके आधेसे अधिक लोग बौद्धघमको मानने छगे थे और यद्यपि 
आजकल यह धर्म भारतसे उठ गया है, तथापि अब भी समस्त 
संसारमें करीब पचास करोड़, अर्थात्‌ मनुष्य जातिके तीसरे हिस्सेके 
करीब, बोढ् हैं । 

बुद्ध-निवोण संवत्‌। 

' बुद्धके देहान्तसे जो संबत्‌ प्रचलित हुआ बह बुद्ध-निवोण संवतके. 

नामसे प्रसिद्ध हुआ। 


(१ ) इण्डियन एण्टिकेरी, जि० १७, पृ० ३४३ । 
श्८ 


गातम बुद्ध । 


इसके बारेंसें अनेक प्रकारकी सम्मतियौँ मिलती हैं:--- 

सीलोने, बर्मो, स्याम और आसामके लोग बुद्ध-निर्वाणका समय 
ई० स० से ५४४ ( वि० सं० से ४८७ ) वर्ष पूर्व मानते हैं । 

चीना लोगोंका मत है कि बुद्ध-निर्वाण ई० स० से० ६१८ (वि० 
स० से ५८१ ) वर्ष पूर्व हुआ था । 

चीनी यात्री फाहियानके लेखानुसार उक्त समय ई० स० से 
१०९७ ( वि० सं० से १०४० ) वर्ष पूर्व आता है। 

हुएन्संगके छेखानुसार उक्त घटनाका ईसबीसनसे पूंकी चोथी 
शताब्दीमें होना पाया जाता है | 

इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वानोंकी भी इस विषयमें भिन्न भिन्न सम्म- 
तियाँ हैं । मिसिज डफ आदि इस घटठनाका समय ई० स० से ४७७ 
वर्ष पूर्व अनुमान करते हैं। परन्तु अधिकतर विद्वानोंका मत है कि 
यह घटना ईसवी सन्से ४७८७ (वि० सं० से 9७३० ) वर्ष पूर्व 
हुई थी । खारबेलके लेखके आधारपर मि० स्मिथने इस घटनाका समय 
ईं० स० से ५४४ ( वि० सं० से ४८७ ) वर्ष पूर्व माना है। 


महावीर । 

कुण्डग्रामके राजाका नाम सिद्धार्थ था और वह काश्यपवंशी ज्ञा- 
त्रिक क्षत्रिय कहछाता था । इसका विवाह वैशालीके राजा चेटककी 
बहन त्रिशलासे हुआ था और इसी चेटककी पुत्री मगधके राजा 
बिम्बिसारको ब्याही गई थी । 

( १ ) कौपस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जि० १, भूमिका, प्रू० ३ । 

(३ ) यूजफुल टेबल्स, १० १६५ । 

३५ 


भारतके आचीन राजवंश--- 


. ब्रिशकाके ग्भेसे वर्द्धमान ( ज्ञातिपुत्र ) ने जन्म लिया था । जब 
ये २८ वर्षके हुए तब इन्होंने राज, धन, ज्री आदिको छोड़ दिया । 
एक वर्ष और एक महीने तक तो इन्होंने वत्ध रखे । परन्तु बादमें. 
उनका भी त्याग कर नम्न विचरने छगे और भिक्षा आदिक भी अंज- 
लीमें ही लेकर खाने छगे। इसी प्रकार कठोर तपस्याके बाद तेरहवें 
वर्ष ग्रीष्मकरतुके चौथे पक्षमें-अर्थात्‌ वैशाख शुकुृवमें-दशमीके दिन 
जरिम्मिक गाँवके बाहर साल वृक्षके नीचे इन्होंने श्रेष्ठ ज्ञान ( कैवल्य ) 
प्राप्त किया और उसके बाद इन्होंने अपने मतानुयायी भिक्षुओंका 
एक संघ स्थापन किया। ५८ वर्षकी अवस्थामें ( वर्षाऋतुके सातवें 
पक्षकी अमावास्याकों रात्रि अर्थात्‌ कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी 
अमावास्याको) पावा नगर (पटनाके समीप ) में इनकी मृत्यु हुई । 

मि० स्मिथने इनका वैशालीके लिच्छवि घरानेमें उत्पन्न होना 
लिखा है। 

ये बुद्धेक समकालीन थे; जैसा कि हम जअजातशत्रुके वर्णनमें 
लिख चुके हैं। बौद्ध प्रन्थोंमें कुण्डप्रामका नाम कोटिगप्राम और महा- 
वीरको ज्ञातिपुत्रके बदले नातिपुत्र लिखा है तथा इन्हें निम्रैन्थों ( नि- 
बेल्लों साधुओं ) का मुखिया माना है । 

जैनकथाओंमें लिखा है कि महावीरकी मृत्युके दोसौ वर्ष पीछे जब 
मगधमें दु्मिक्ष पड़ा, तब भद्बाहु आचार्य अपने कई जैन साथियोंसहित 
बहाँसे कर्णाटककी तरफ चले गये । 

इसके पीछे मगधवासी जैनियोंने अपने धर्मग्रन्थोंका निणैय किया। 
इनमें ग्यारह अज्न और चौददह पूर्व माने गये । इन्हीं चौदह् पूर्वोको 

286 


मदहाधीर | 





जारहवाँ अद्भ भी कहते हैं । कुछ समय बाद जब अकाढ-निगृत्त हो 
गया और कर्नाटकसे जैन लोग वापिस लोटे तब उन्होंने देखा कि 
मगधके जैन साधु पीछेसे निश्चित किये धर्मप्रन्थोंके अनुसार श्वेतव्न 
पहनने लगे हैं। परन्तु कर्नाठकसे लौटनेवालोंने इस बातको नहीं 
माना। इससे वल्ञ पहननेवाले जैन साधु श्वेताम्बर और नप्न रहने- 
चाले दिगम्बर केहलाये । 

बहुतसे विद्वान्‌ इन दोनों सम्प्रदायोंका ईंसवीसन्‌ ७९ या ८२ 
(वि० स० १३६ या १३९ ) में अन्तिम वार जुदा होना अनुमान 
करते हैं। 

पहले पहल श्वेताम्बरोंने अपने ग्रन्थोंको बल्लभी ( गुजरातमें )की 
सभामें लिपिबद्ध किया था। इसका समय ईसवीसन्‌ ४५४ या 
8६७ ( बि० स० ५११ या ५२४ ) माना जाता है। 

बहुतसे विद्वान्‌ जैनधर्मको बौद्ध धर्मकी ही एक शाखा मानते 
थे । ईसवीसनूकी सातवीं शताब्दीके चीनीयात्री हुएन्त्संगके लेखसे 
भी ऐसा ही प्रकट होता है। परन्तु मधुरासे मिली हुई जेन मूर्तियों 
परके लेखोंके आधार पर अब यह श्रम दूर हो गया है। इन लेखोंमेंसे' 
एक लेख शक संवत्‌ ९ (६० स० ८७८"वि० स० १४४ ) का 
है । यह एक जैनमूर्तिके नीचे ख़ुदा है। इससे प्रकट होता है कि| 
यह मूतिं जैनधमैकी उपासिका विकटाने बनवाई थी । 


(१ ) मि० स्मिथ इस घटनाका ईसवी सनकी दूसरी शताब्दीके प्रारम्भमें 
होना अनुमान करते हैं। उन्होंने महावीरका ४० वर्षकी अवस्थासे ७० वर्षकी 
अवस्था तक धर्मे-प्रचार करना लिखा है । 


हर 


आरके प्राजीन राजयंश--- 





एक लेखखण्ड बड़ली ( अजमेर ) से भी मिछा है। इसमें 
“ बीराय भगवते चतु रशीति मिशझ्नम्रिका ” लिखा है । अर्थात्‌ यह 
लेंख बीर निर्वाणके ८9 वें वर्ष लिखा गया था। इससे प्रकट होता 
है कि ई०स० से ४४३ (वि० स० से ३८६) वर्ष पूर्व भी महाबीर- 
का सम्प्रदाय अछग था | 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि बौद्ध प्रन्धथोंमे इनका उल्लेख मिलता 
है । इससे भी सिद्ध होता है कि बुद्ध और महावीर समकालीन थे 
और इन दोनोंने दो भिन्नभिन्न सम्प्रदाय प्रचलित किये थे। जैन 
तीर्थंकर पाश्वनाथके सिद्धान्तोंके आधार पर ही महावीरने अपना नया 
संप्रदाय खड़ा किया था । 
वीर-निवोण संवत्‌ । 
महावीरकी मृत्युसे इस संबतका प्रारम्भ माना जाता है। यह 
. बहुधा जैनप्रन्थोंमें और कहीं कहीं लेखोंमें भी मिलता है | 
शेताम्बर मेरुतुद्गडलूरिकी बनाई विचार-श्रेणीमें इस संबत्‌का और 
विक्रम संवत्‌का अन्तर ४७० दिया है। 
नेमिचन्द्राचायने “ महावीरचरियं ” में लिखा है कि वीर-निर्वोणसे 
६०५ वे और ५ महीने बाद शक राजा उत्पन्न होगा । 
दिगेबर नेमिचन्द्ररचित “त्रिकोकसार! में भी वीर निर्वाणसे ६०५ 
वर्ष और ५ महिने बाद शक राजाका होना लिखा है :--- 
“पण छस्सयवस्सं पणमासजुदं गमिअवीर णिव्युइदो । 
सगराज़ातो कफकी चदु-णब-तियमदिय सगमाखं ॥८३८ ॥ 
( १ ) अर्थात्‌ ई० स० से ५२७ वर्ष पूर्व । परन्तु सि० जेकोबो ईण्स० से 
४७७ वर्ष पूर्व मानते हैं । 
व 


नंद-बंद्ा। 





परन्तु उक्त भ्रन्थंक ठीकाकार माधवचन्द्रन गलतीसे शककी जगह 
४ विक्रमाक्न शक! छिख दिया; जिससे बहुतसे लछोग श्रममें पड़ गये हैं। 

अत; विक्रम संबतूम ४७०, शक संवतूमें ६०५ और ईसवी 
सनमें ५२७ जोड़नेसे उक्त वीर-निर्वाण संवत्‌ आता है । 

यतिदृषभ नामक दिगम्बर जैनाचार्यके “त्रेलोक्यप्रज्षतत ! नामक 
प्रन्थमे---जो शककी चौथी शताब्दिके ठगभगका बना हुआ प्राचीन 
ग्रन्थ है--दो मत दिये हैं। एकके अनुसार वीर-निवाणके ४६१ 
वर्ष बाद शकराजा हुआ और दूसरेंके अनुसार ६०५ वर्ष और ५ 
महीने बाद | इससे जान पड़ता है कि बहुत प्राचीन समयसे बौर- 
निर्वाणकालके सम्बन्धमें मतभेद चछा आ रहा है। इस समय भी 
यह अच्छी तरहसे निर्णीत नहीं हुआ है| फिर भी पिछले मतकी 
ओर विद्वानोंका विशेष झुकाव है। 





नन्द-वेश । 





[ बि० सं० पूर्व ३०५६ (६० स० पूर्व 9१३ ) से वि०सं० 
पूरे २६८ ( ईं० स० पूर्व ३२५ ) तक।] । 

मत्स्यपुराणके २७२ वें अध्यायमें शिशुनागवंशका वर्णन करनेके 
बाद लिखा है;--- 


महानन्दिखुतश्ापि शूद्रायां कलिकांश जः । 
उत्पत्स्यते मदापञ्मः सब्वेक्षज्रान्तको द्वपः ॥ १७ ॥ 


( १ ) देखो जैनदितैदी, साग १३, ऊँक १२, पूष्ध ५३३ 
छे३ 


आरके भावीन राजवंध-- 


सतः प्रशृति राजानों सविष्या शुद्रयोनयः | 
पएकरादह स मदापहों एकछुछजो भविष्यति ॥ १८॥ 
अशाशीति तु चर्षाणे प्रथिव्यात्व भविष्यति । 
सर्वेक्षत्रमथोत्लाच भाषिनाथेन चोदितः ॥ १९ ॥ 


छुकल्पादिखुताश्षष्ठो समाद्वादश ते नृपाः। 
महापश्षस्य पयोये सविष्यन्ति उपाः ऋमात्‌ ॥ २० ॥ 


उद्धरिष्पति फौटिल्यः समाद्धाद्शभिः खुतान्‌ 
सुक्‍त्वा महीं वर्षशर्त ततो मौयोन्‌ गमिष्याति ॥ २१ ॥ 
इससे प्रकट होता है कि महापग्मनन्दकी माता झूद्ा थी और 
इस ( महापक्म ) ने क्षत्रिय राजाओंका नाश कर ८८ वर्ष तक एक- 
च्छत्न राज्य किया था। महापक्रके सुकल्प आदि आठ पुत्र हुए। उन्होंने 
केवक १२ वर्ष राज्य किया | इस प्रकार इन नव नन्‍्दोंका राज्य 
१०० वर्ष तक रहा | इसके बाद चाणक्यने इनके राज्यको नष्ट कर 
मौर्य चन्द्रगुप्तको राज्य पर बिठला दिया । 
जैनग्रन्थोंमें इनका राज्यकाल १५५ वर्ष लिखा है। परन्तु सुकल्पके 
भाइयोंके नामे नहीं मिलते हैं । 
प्रीक लेखकोंके लेखोंसे अनुमान होता है कि जिस समय ईं० स० 
: से ३२७ ( विक्रम संवत॒से २७० ) वर्ष पूर्वमें मैसिडोनियाके महा 
प्रतापी राजा ऐलैकुजैण्डरने भारत पर आक्रमण किया था उस समय 


(१ ) भारतमार्तण्ड प॑० गद॒द्वलछाछकजीने इनके नाम इस प्रकार लिखे हैं:--- 

१ उद्प्रधन्वा ( उमग्रथन्चा ), ३ तीक्ष्शाधन्चा, ३ विकटधन्वा, ४ उत्कट- 
: घन्वा, ५ प्रकटघन्वा, ६ संकटधन्वा, ७ विषमधन्वा, ओर < दिखरधघन्वा। 
- ( चाणक्यनी चतुराई, ४० ५ ) 


०] 


नंद्‌-बंदा । 





क्सैण्डमस (27०747०729) का राज्य प्रासी जातिकी राजधानी पर 
था । यहाँ पर प्रासीसे पाटठीका और जातिसे पुत्रका तात्पर्य होना 
सम्भव है। अत: शायद उस समय पाटलिपुत्र पर अन्तिम नन्दका 
राज्य होगा | 
बैसे तो नन्‍्दवंशी राजा छोग अपमे द्रव्यके लिये कथाओंमें प्रसिद्ध 
ही हैं, परन्तु प्रीक झेखकोंके लेख भी इस बातको पुष्ट करते हैं। 
इंसवी सनसे ३२६ (वि० स० से २६९ ) वधें पूरे जब ऐडेक्‌- 
जैण्डरको व्यास नदी पर रुकना पड़ा, उस समय उसको एक बघेल 
राजाने पाठलिपुत्रके राजाका समाचार दिया था। उससे प्रकट होता 
है कि उस समय मगधाधिपतिकी सेनामें २०००० घोड़े, ३००० 
या ४००० के करीब हाथी, २००० रथ, और २००००० पैदल थे। 
महावंश नामक बौद्ध प्रन्थले और चीनी यात्री हुएन्त्संगके छेखोंसे. 
भी इन राजाओंका समृद्धिशाली होना सिद्ध होता है। 
प्रीक छेखकोंके लेखोंके अनुसार प्रजा उस समयके राजासे अप्र- 
सन्न थी । इसके उन्होंने दो कारण दिये हैं। एक तो उस समयके 
राजाका स्वभाव बहुत खराब था। दूसरा छोगोंका अनुमान था कि 
बह राजाका पुत्र न होकर नाईका पुत्र है और राजाके असली पुत्रोंका 
हक छीन कर राज्य दबा बैठा है। इससे भी परर्वोल्लिखित पुराणोक्त. 
इतिहासकी ही पुष्टि होती है । 
(१ ) भर्ली दिस्‍्टी ऑफ इण्डिया, ए० ४० । 
(२ ) आर्ली दविस्दी ऑफ इण्डिया, ० ४०। 
(्‌ इे ) 93. 93. $$ 9 4० ४०-४१ | 
ड५ 


भारतके प्राचीन राजयंश--- 


उदयगिरिसे कर्लिगके जैन राजा श्रीखारवेल महामेघबाहनका 
'एक प्राकृत लेख मिलो है। उसमें लिखा है कि उसने अपने राज्यके 
पौँचवें वर्ष एक नहरंकी मरम्मत करवाई थी। यह नहर राजा नन्दके 
राज्यममयसे बिलकुल बेकार पड़ी थी। आगे चल कर उसी लेखमें 
एक जगह फिर नन्दका उल्लेख' किया है। परन्तु मि० स्मिथ आदि 
'विद्वान्‌ इस नन्दको नन्दिवर्धन अनुमान करते हैं जैसा कि पहले उक्त 
राजाके इतिहासमें लिखा जा चुका है। 
मत्स्यपुराणमें परीक्षितके जन्मसे १०७० वर्ष बाद महापत्न ननन्‍्दका 
“राज्याभिषेक होना लिखों है:--- 
महाप्माभिषेकार हे गम हा । 
पर्व वर्षेसहर तु शेयं पंचाशदुत्तर ॥ ३५ 0 
अथात्‌--परीक्षितके जन्मसे महापद्मके अभिषेकतक १०५० वर्षे 
औीत चुके थे। 
कथासरित्सागरेँमें नन्‍्दके मारे जानेका वृत्तान्त इस प्रकार लिखा है;---- 


(१ ) जरनलर बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जिल्द ६, ५० १०७४। 

(६५२) ठक्त लेखभें लिखा है “ पंचमे च दीनीवसे नंद्राज तिवससते ओषा- 
'टिते तनसुलिय वाटा पनार्डि नगर प्रवेसति ।!” कुछ विद्वान्‌ इसमें के 'तिवससते” 
का आर्थ तीन सौ वर्ष करके सरम्मतके समय तक उस नहरको बने ३०० वर्ष 
दो चुके थे ऐसा अनुमान करते हैं। और कुछ “ तिवससतं ” से ' त्रिवर्ष सन्ने! 
--( तीसरे वर्षके सत्र ) का तात्पये निकाछते हैं। परन्तु अभी इस विषयमें 
निश्चित मत नहीं दिया जा सकता । ( जरनल बिद्दार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, 
दिसंबर १९५१७ और छठी ओरियण्डछ कॉम्रेसकी रिपोर्ट १८८३ ) 

(३ ) मत्त्यपुराण, अध्याय २७३ । 

( ४ ) ईंसवी सनकी पद्दली शताब्दीमें गरगाडथ नामक पण्डितने पैशाची 
माषामें एक छाख शछोकोंका  बृहत्कपा ” नाम अन्थ बनाया था। काश्सीरके 


छेद 


अंदू-घंदा । . 


४ गुरुदक्षिणा देनेके लिये व्योडि और इन्द्रदत्तको एक कोटि 
सुबर्ण मुद्राओंकी आवश्यकता पड़ी । इसके लिये वररुचि सहित्त इन्होंने 
ननन्‍्दके पास जाकर मौँगनेका विचार किया | उस समय ननन्‍्द अयो- 
ध्यामें था। अत; उपर्युक्त तीनों मित्र अयोध्यामें आये । परन्तु उसी 
समय नन्दका देहान्त हो गया। इस पर इन्क््दत्तने अपने मित्रोंसे कहा 
कि थोगबल्से में तो इस मृतराजाकी देहमें प्रवेश करता हूँ, और 
चररुचिको चाहिये कि वह राजभवनमें आकर मुझसे एक कोटि सुबर्ण 
मुद्राएँ मँँगे | में उसकी प्रार्थना पर उक्त द्वब्य उसे दिलवा दूँगा। तथा 
इसके बाद ही राजाके शरीरसे निकल कर पीछा अपने शरीरमें आ घुसूँगा। 
थरन्तु व्याड़िको चाहिये कि तब तक मेरे इस शरीरकी रक्षा करता रहे। 

“इस प्रकार सब बातें निश्चित कर इन्द्रदत्तने राजा नन्दके मृत शरी- 
रमें प्रवेश किया और राजा फिर जी उठा। इससे राज्यभरमें आनन्द छा 
गया | इसी समय वररुचिने योगानन्द॑ ( नन्‍्द ) के पास पहुँच आशी- 
राजा अनन्तराजके समय (ई० स० १०२८-८०) उक्त मद्दाराजकी विदुषी रानी 


सूर्यवतीकी भाज्ञासे सोमदेव भट्टने उपयुक्त श्रन्थका सार संस्कृतके पच्चीस हजार 
ोकोंमें निबद्ध किया और उसका नाम * कथासरित्सागर ” रक्खा । 

(१ ) व्याडिने एक छाख शछोकोंका “ संग्रह ' नामक ग्रन्थ लिखा था । परन्तु 
इस समय यह नहीं मिलता है । पतललिने अपने महाभाष्यमें उक्त प्रन्थका 
नाम लिखा है। सम्भवतः यह भप्रन्थ व्याकरण या कोशका द्वोगा । 

(२ ) वररुचिको कात्यायन भी कद्दते थे । ' अष्टाष्यायीक्षत्ति ! ' व्याकरणकी 
० * प्राकृत-प्रकाश” (पुष्पसूत्र,” “ लिज्ञइृत्ति ” आदि अनेक प्रन्थ इसके बनाये 
हुए ६ । 

(३ ) राजा नन्द मर गया था । परन्तु योगबलसे इन्द्रदततने उसके शरीरमें 
प्रवेश किया, जिससे वह जी उठा । इस प्रकार योगबलसे पुनर्जीबित द्वोनेके 
कारण ही नन्दका नाम योगानन्द पड़ा । 


७ 


भारतके प्राथीन राजवंश-- 


बाद दिया | तथा ग़ुरुदक्षिणाके लिये एक करोड़ मुहरोंकी याचना 
की । इस पर राजाने अपने मन्त्री शकठारको आज्ञा दी कि इस 
ब्राह्मणको एक करोड़ मुहर्रे दे दो । 

४ ८“इस प्रकार अचानक मेरे हुए राजाका एकाएक जी उठना और एक 
अपरिचित याचकको इतना द्॒ब्य देनेकी आज्ञा देना, यह अजीब हाल 
देखकर बुद्धिमान्‌ शकटारको बड़ा आश्चर्य हुआ | उसने विचारा कि 
इसमें कुछ न कुछ भेद अवश्य होगा | अन्त बुद्धिमान्‌ शकठार इस 
भेदको समझ गया। परन्तु राजपुत्रके बाछक होनेके कारण राज्यकों 
शत्रुओंके आक्रमणसे बचाये रखनेके लिये राजाका जीवित रहना अत्यन्त 
आवश्यक समझ उसने देश भरके मुरदोंको ढूँढ़ ढूँढ़ कर जला देनेकी 
आज्ञा दे दी । इस आज्ञाके अनुसार इन्द्रदततका मृत शरीर भी--जो 
एक मन्दिरमें रक्खा हुआ था और जिसकी हिफ़ाजत ब्याडिके सुपुर्द 
थी---जबर्दस्ती छीन कर जला दिया गया। ब्याडिने यह सत्र इत्तान्त 
योगानन्दको जा सुनाया; जिसे सुन कर वह बहुत ही दुःखित हुआ। 

४ ययपि शूद्र-शरीरमें रह कर राज्यरृक्ष्मी भोगनेका सुअवसर 
प्रात हुआ था, तथापि ब्राह्मणशरीरके छूट जानेका उसे बहुत पश्चा- 
त्ताप हुआ | अन्तमें न्यांडिने समझाया कि अब पूवे शरीर तो मिक ही 
नहीं सकता, अतः उसके लिये पछताना निरथैक ही है। अब आपको 
चाहिये कि वररुचिको मन्त्री बनाकर अपने इस राज्यको स्थिर करनेका 
प्रबन्ध करें। कहीं ऐसा न हो कि शकठार आपको मार कर नन्दके 
पुत्न चन्द्रगुत्तको राज्य पर बिठलछा दे। क्योंकि वह इस भेदको समझ 
गया है। इस पर वरूुचिको योगानन्दने अपना मन्त्री बनाया और 

० ४८ 





संम्द-चंदा । 





जीवित-ब्राह्मण शरीरके जछा देनेका दोष छगाकर शकटठारकों उसके 
सौ पुत्रों सहित एक अंधे कुएँमें कैद करवा दिया । इसके बाद उनके 
खाने पीनेके लिये प्रतिदिन केवठ एक कठोरा सत्तु और एक कठोरा 
ही पानी देनेकी आज्ञा दी | कुछ दिनोंमें शकठारके सौ पुत्र भूख 
और थ्याससे दुःखी होकर उसके सामने ही उस कुएँमें मर गये। यह 
देख शकटारने योगानन्दको नाश करनेका पक्का सझ्डल्प कर लिया। 
इधर योगानन्दने कामासक्त होकर राज्यका सारा भार वरुवि पर छोड़ 
दिया | वररुचिने भी कामकी अधिकताके कारण राजासे प्रार्थना कर 
शकटारको कैदसे छुड़्वा लिया और उसको अपना सहायक मर्त्री 
बना लिया । 


एक दिन महहरूमें छगे हुए योगानन्दकी ज्लौके चित्रकी जंघा पर 
बररुचिने एक तिऊछ॒का चिहृ बना दिया । यह देख योगानन्दको बर- 
रुचिपर सन्देह हुआ। इससे उसने वररुचिके मार डालनेकी आज्ञा 
दे दी। परन्तु शकटारने उसे अपने घरमें छिपा दिया, और उसके 
बदले किसी दूसरेको मारकर राजासे वरुचिके मार डालनेकी सूचना 
कर दी । इस वृत्तान्तको सुनकर वररुचिकी स्री “उपकेशा! सती हो 
गई और उसकी माताने भी पुत्रके मरनेसे दुःखित होकर प्राण छोड़ 
दिये । 


कुछ समय बाद एक दिन योगानन्दका पुत्र “ हिरण्यगुप्त ? बनमें 
शिकार खेलने गया । वहाँ वह अपनी सेनासे दूर निकक गया और 
सायंकाल हो जानेसे उसी जंगलमें रात बितानेका त्रिचार कर एक 
वृक्षपर चढ़ गया। परन्तु ज्यों ही उस वृक्षपर चढ़ा त्यों ही उसने देखा 


कर 
डे 


भास्थके आायीन राजवंश--- 


कि एक रीछ उस वृक्षपर पहलेसे ही बैठा है। यह राछ सिंहके भयसे 
उृक्षपर चढ़ गया था। रीछने कुमारको अभय वचन दिया । इसके 
बाद इन दोनोंने आधी आधी रात तक जागकर पहरा देनेका प्रबन्ध 
किया । इस प्रकार निश्चिन्त होकर प्रथम राजकुमार सो गया और 
रीछ पहरा देने छलगा। इतनेमें एक सिंह शिक्रारकी तलाश करता 
डुआ वहाँ आ पहुँचा । सिंहने रीछसे कहा कि इस मनुध्यको नीचे 
गिरा दे, तो इसे भक्षण कर मैं यहाँसे चछा जाऊँ। यह सुन उस 
( रीछ ) ने उत्तर दिया कि मैं मित्रधात कभी न करूँगा। कुछ 
समय बाद जब रीछके सोनेकी और कुमारके जागनेकी बारी आई; 
तब लिंहने कुमारसे कहा कि है कुमार, तू इस रीछको नीचे गिरा दे । 
यह सुनकर उसने अपने प्राण बचानेकी इच्छासे रीछको नीचे ढके- 
छूना चाहा। इतनेहीमें संयोग्से रीछ भी जाग उठा और राजकुमा- 
रके इस प्रकार विश्वासघात करनेके विचारको देखकर उसने उसे 
शाप दिया कि, “हे मित्रघातक | तू पागल हो जा और जब तक यह 
वृत्तान्‍न्त प्रकट न हो तब तक इसी दशामें रह । ” दूसरे दिन बहाँसे 
लोट, घर आनेपर कुँवर पागछ हो गया | उसकी यह दशा देख योगा- 
नन्दको बहुत ही दुःख हुआ और बह सोचने छगा कि यदि इस समय 
बररुचि होता तो कुँबरकी इस दशाका कारण अवश्य जान छेता | 
नाहक ही मैंने उसे मरवा डाछा | शकटारने वररुचिके प्रकट करनेका 
यह अच्छा मौका समझा और राजासे प्रार्थना को कि महाराज ! बर- 
रुचि अब तक जीवित है। यह छुनकर योगानन्दने वररुचिके छानेकी 
आज्ञा दी । इसपर परुचि राजाके सामने छाया गया। उसने कुँब- 


पछ 


नन्द्‌-बेह। 


रको देखते ही कहा कि “ यह मित्रद्रोहसे पागठ हो गया है।” ये 
शब्द उसके मुखसे निकलते ही कुँतचर शापसे मुक्त होकर पू्बंबत्‌ हो 
गया । यह देखकर राजाने बरूचिसे पूछा कि तूने यह दत्तान्त कैसे 
जाना # उसने उत्तर दिया कि जिस शक्तिसे मैंने रानीकी जंघाका 
तिल जाना था, उसी दक्तिसे यह वृत्तान्त भी जाना है। इस उत्तरको 
सुनकर राजा बहुत छज्जित हुआ और वररुचिका बहुत सत्कार करने 
छूगा । परन्तु राजाके उस सत्कारका अनादर कर तथा अपने निर्दोष 
साबित होनेको ही बड़ा सत्कार समझ बररुचि वहाँसे अपने घर चल्म 
गया । जब वह अपने घर पहुँचा, तब उसको ज्ञात हुआ कि उसकी 
माता और ज््री इस संसारमें नहीं हैं । इस पर वह हताश हो गया, 
और अपने कल्याणार्थ विरक्त हो तपोवनमें चछा गया। 

उधर वररुचिके चले जानेपर शकटारने योगानन्दको मार अपनी 
प्रतिज्ञा धूर्ण करनेका विचार किया। उसने चाणक्य नामके एक नीति- 
कुशल ब्राह्मणको नन्‍्दद्वारा श्राद्धमें अपमानित करवाकर अपने पक्षमें 
मिलाया, और उससे ऋृद्या नामक क्रिया करवाई। उस क्रियासे योगा- 
नन्‍्दको दाहज्वर हो गया और वह सातवें दिन मर गया। उसके 
मरनेपर शकठारने उसके पुत्र हिरण्यगुप्तको भी मार डाला, और नन्दके 
पुत्र चन्द्रयुतको सिंहासनपर बिठछा दिया। इस तरह अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
कर और चाणक्यको चन्द्रगुप्तका मंत्री बना शकटार वानप्रत्थ हो गयोौ।” 

वि० स० की १२वीं शताब्दीमें विक्रम संवतके ही दूसरे 
रूप “अनन्द संवत्‌का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ “नन्दके विना! 
हु (१ ) कथासरित्सागर, कथापीठलंबक, तरंग ४,५ । 

ण१्‌ 


भारतके प्रायीन राजधंश--- 


होता है। पुराणांके अनुसार ननन्‍्दका जन्म राजाकी थ॒द्वा ल्लौसे हुआ था 
और बह ब्राह्मणों तथा क्षत्रियोंका शत्रु था । इस लिये ऐसे दुष्ट राज- 
बंदके राज्यकालको दूषित समझ उसे विक्रम संबतमेंसे घटाकर इसी 
संवत्‌का अनन्द संवतके नामसे प्रयोग किया गया था। चन्दने भी 
अपने प्रथ्वीराज रासेमें ९१ वर्ष घठाकर उक्त संवत॒का प्रयोग किया 
है । इसीके आधारपर मि० विन्सैण्ट स्मिथने इन नव नन्दोंका राज्य- 
काल ९१ वे माना है और इनमेंसे सबसे पहले नन्दका राज्यारोहण- 
काल मौर्य राजा चन्द्रगु्तके राज्याराहणकाल ई० स० परवे ३२२ 
( बवि० सं० पूर्व २६५ ) से ९१ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ई० स० से 9१३ 
( बि० स० से ३७६ ) बर्ष प्रूंव अनुमान किया है। उनका यह भी 
अनुमान है कि बौद्ध या जैनमतानुयायी होनेके कारण ही पुराणों 
आदियमें इनको झूद्र लिख दिया होगा । उपर्युक्त बातोंकि विषयमें अभी 
तक निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 

मुद्राराक्ष नाटकमें लिखा है---“ चन्द्रगुप्तके पूर्वेज नौ नन्‍दों- 
को मारकर चाणक्यने उसे गद्दीपर बिठकछाया | ”” 

(१ ) विक्रम संवत्‌ ४५७ के निकट मुद्राराक्षत नाटक विशाखदत्तने बनाया 
था | यह सामन्‍्त वटेश्वरदत्तका पौश्न और भद्वाराज शथुका पुत्र था । इस प्रन्थ- 
पर बटेश्वर मद्दादेव और ढुंढिराज नामके पण्डितोंने टीकाएँ लिछी हैं। ढुंढि- 
राजकी टीका शक संवत्‌ १६३५ ( वि० स॑ं० १७७० ) में भोंसले राजा 
सरभोजोी ( जो तजोरके साहूजी भोंसकेका भाई था ) के सम्रयमें लिखी गई 
थी, ऐसा उस टीकासे प्रकठ दोता है। 

(३ ) सिंदलद्गीप ( लंका ) के असिद्ध विद्वान  महानाम ! ने सिंहलद्वीपके 
इतिहासके महावंश नामक प्रन्थका पुर्वेभाग बनाया था। इसका रचनाकाल हैं ० 
स० की पांचवीं शताब्दी है। इस प्रन्थमें लिखा हैः--- 


पर 


ननन्‍्द-चेह 


आगे पुराणों और बौद्ध प्रन्थों आदिके आधारपर एक नकशा 
दिया जाता है। इससे पाठक उक्त पुस्तकोंमें लिखे हुए इस बंशके 
राजाओंके नाम और राज्यवष जान सकते हैं । 

एक बात और सोचनेकी है कि यद्यपि मत्स्यपुराणमें इनका राज्य- 
काल ३६० वर्षका लिखा है; परन्तु उसीमें दिये प्रत्येक राजाके 
पृथक्‌ प्रथर्‌ समयको जोड़नेसे केवछल ३३१ वर्ष ही आते हैं। इसी 
प्रकार और पुराणोंके समयमें भी अन्तर जाता है। 


विदेशियों द्वारा ज्ञात इतिहास । 


[ वैदेशिक छेखकोंके आधार पर ईसवी सनसे ५७५८ वर्ष पृर्तसे 
ई० स० से ३३१ वे पूर्व तकका उत्तरी भारतवर्षका संक्षिप्त 
इतिहास । ] 

३० स० पूर्व ५५८ से ५३० वर्ष तक साइरस नामक राजाका 
समय माना जाता है | इसीने इरानी राज्यकी पहले पहल स्थापना की 
थी । प्रीक लेखकोंके लेखोंसे पता चलता है कि इसने गांधार त्तक 


“ द्िज्ञुनागने ३८ वर्ष राज्य किया । उसके पुत्र कालाशोकके राज्यके १० वें 
यर्षमें बुद्धके निर्वाणके सौ वर्ष पूरे हुए थे। काडाशोकने २० वे राज्य किया। 
' उसके दस पुत्र थे। उन्होंने २२ व्षे राज्य किया। इनके पीछे ९ राजा (नवनन्द) 
हुए। उन्होंने भी ऋमशः २२ वर्ष राज्य किया। इनके अन्तिम राजा धनद- 
नन्‍्दकों चाणक्य नामक ब्राह्मणने मार ढाछा और मौर्यवंशी राजा चन्द्रगुप्तको 
शारे जम्बूद्वी पका राजा बना दिया।' (मद्गावंशका अँगरेजी अनुवाद ०११,१६।|) 

चाणक्यको कोटिल्म और विष्ण॒गुप्त भी कहते थे । 


पर 





मिन्न मिन्ष प्रत्थोके आधारपर शिक्ुनागवंशकी चंशावछी और उनके राज्ययप । 
(है विष्णुपुराण | बदक्ाण्डपुराण (| 


















(३६२ वर्ष) ( (३६३ वर्ष) | £, परिक्षिश्पर्व 
काकवर्ण | 
क्षेमधर्मा | 
श्लेमजित्‌ 
विन्ध्यसेने ५२|बिम्बिसार : श्रणिक 
अ्ावशलु अजातशत्रु [१२अजातशत्रु॒, कूणिक 
शक 
उदासी उदयिसिदक १६ रत ' उदायी 
नन्दिवर्घेन अनुरुद्धक ८ मुण्ड 
. छह 
मदहानन्दी ३० ३ 0 
१८ ४ ६०-४8 
5 ० 44 
२०(काकवर्णा 5.56 ५ 
सहाली , हुरहि 
वुलकुचि : | हा 
महामण्डछड. हिट 





ठ) जद आगेके पेजमें देखो । 


जद धंधा १. 


अकसर काउल+फाककारनन्‍. 





कल 


सेट: 

(१) हमारे पासकी मत्स्यपुराणकी पुस्तकें विन्ध्यलेनके और अजातशत्रुके 
बीचमें ५ वषे तक कण्वायनका और १४ वर्ष तक भूमित्रक्रा राज्य करना लिख] 
है । इस प्रकार उक्त पुस्तकमें १० के बदले १२ राजाओंके नाम हैं। यथा 

विशुनाकेस्तु वर्षाणि चत्वारिंशद्धविष्यति ॥ ५ ॥ 
काकवेर्ण: सुतस्तस्य षड्विंशत्राप्स्यते मद्दी ॥ 
घट्त्रिशवैव वर्षाणि क्षेमघोमा भविष्यति ॥ ६ ॥ 
चतुन्विदशत्समाः सोपि क्षेमर्जित्‌ प्राप्य्यते महीम्‌ ॥ 
अष्टाविंशतिवर्षाणि विन्ध्यसेनों भेविष्यति ॥ ७ ॥ 
भविष्यति समाराजा नव कण्वीयनों ठृपः ॥ 
भूमिमित्रें: उतस्तस्य चतुदेश भविष्यति ॥ < ॥ 
अजातशत्रुभंबिता सप्तर्विशत्समा नृपः ॥ 
चतुर्विशत्समा राजा वंशेऋह्तु मविष्यति ॥ ९ 0 
उदोंसी भविता तस्म्रात्त्रय््रिंशत्‌ समा नृपः ॥ 
चत्वारिंशत्समा भाव्यो राजा वे नन्दिवर्धनः ॥ १० ॥ 
चत्वारिंशश्रय शव मद्दानेन्दी भविष्यति ॥ 

इत्येते भवितारो वै दशद्रौ द्िज्नाकजा: ॥ ११ ॥ 
शतानि भीजि पूर्णानि घड्िदपलिकानि तु ७ 
दिद्युनाका भविष्यन्ति राजानः क्षत्रवन्धवः ॥ १२ ॥ 


--मत्त्यपुराण, अध्याय २७२, एंष्ट ९४९ ॥ 


पड 


आर्यके प्रायीन राजबंध--- 


अपना अधिकार फ़ैलाया था। पेशावर, रावरूपिण्डी और काबुलके 
प्रदेश उस समय गांघारमें सम्मिछित थे । इस गांधार प्रदेशका उ- 
लेख बेदों आदिम भी आया है और संस्कृतसाहित्यके अनुसार यह 
भारतका दी एक प्रदेश था । 

इस समयसे लेकर करीब दो शताब्दियों तक गांधार पर ईरान- 
वार्लोंका ही अधिकार रहा । 

ईं० स० से ५१६ वर्ष पूर्वके करीब डेरियस प्रथमने पश्चिमी 
पंजाब और सिन्धका प्रदेश भी इसमें मिला लिया था। जब यह राजा 
विजय करता हुआ काश्यपपुरमें पहुँचा तब इसने स्साइलेक्स नामक 
अपने सेनापतिको सिन्धुके मार्गले लौठनेकी आज्ञा दी। 

हैरेडोठसके लेखानुसार यह नव विजित प्रदेश डेरियसके राज्यका 
बीसवाँ प्रदेश समझा जाता था और इसकी आमदनी अन्य सब प्रदे- 
शॉसे अधिक और सुवर्णके रूपमें आती थी, क्‍यों कि यह प्रदेश सबसे 
. ज्यादा आबाद और समृद्धिशाली था | 

हैरेडोटसके ठेखसे यह भी पता चलता है कि जिस समय ई० स० 
से ४८५ वर्ष पर्व डेरियसके उत्तराधिकारी ग्जैरक्ससने ग्रीस ( यूनान ) 
पर हमला किया उस समय आक्रमणकारी सेनामें गांधार और भारतके 
लोग भी शामिल थे। गांधारवाले नरसऊके घनुष और छोटे छोटे भाले 
तथा भारतवासी धनुष और लोहेके फलवाले तीर भी काममें लाते थे । 

(१ ) मांधार और उत्तर पश्चिमी पंजाब इससे अछूग था आर शायद ७ वीं 

सन्नपीमें गिना जाता था । इस प्रदेशकी आय २० वीं सत्रपीकी आयसे आधघीसे 


भी कम होती थी । 
(२ ) रौिनसनकी इण्डिया एण्ड वैस्टन वल्डे, छू० १८ । 


द्द 


विदेशियों दारा झ्ात इति०। 


 भारतीयोंकी पोशाक सूती कपड़ेकी होती थी । 
इसके बादका ऐडैक्जैण्डके आक्रमण तकका वैदेशिक शासनका 
विशेष इतान्त नहीं मिलता है। यह ( ऐलेक्जैण्डर ) मैसिडोनियाका 
बादशाह था और ई० स० से ३३१ वर्ष पूरे इसने ईरानके राजा डेरियस 
( दारा ) तृतीयकों हराकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। 
ईरानी छोग आयोनिया वा्ोंके सम्बन्धके कारण ग्रीक छोगोंको 
*< यउन ! कहा करते थे । और इसी “ यउन ! शब्दसे हमारे संस्कृत 
* यवन ? शब्दकी उत्पत्ति हुईं है। यह शब्द साधारणतया पार्श्चात्य 
देशवार्लोका बोधक है। । 
ईरानियोंके समयसे ही भारतके उत्तर पश्चिमीय प्रंदेशमें खरोष्टी 
लिपिका प्रचार हुआ था; जो ई० स० ४०० तक जारी रहा। इ- 
सीका उल्लेख पाणिनिके व्याकरंणमें “ यवनानी ? शब्दसे किया गया है | 
अशोकके स्तम्मों परके परदार सिंह भी ईरानवालोके ही प्रभावके 
कारण समझे जाते हैं। 
पंजाबस कुछ ।सक्के ऐसे मिले हैं, जो इरानियोंके सत्रपों (गवर्नरों) 
>ने ढलवाये थे | 
भारतपर सिकन्दर ( ऐलेक्जेण्डर )का आक्रमण | 
[६० स० से ३२७ ( बि० सं० से २७० ) वर्ष पूर्वसे ईं० स० 
से ३२५ ( वि० सं० से २६८ ) वर्ष पूर्व तक । ] 
(१) इन्द्रवरुणभवशर्व ०” इस सूत्रमें यवन शब्दका उछेख द्वोनेसे ईरानियोंके 
आगमनके बाद पाणिनिका उत्त व्याकरण बनाना सिद्ध होता है। अतः मि० 


स्मियके अनुसार पहले जो इसका समय ईसवीसनसे पूर्वकी सातवां शताब्दी 
ईलेखा है वह चिन्त्य है । 


५ 


आरसके धरालीन राजबंश--- 





सिकन्दरका जन्म ईसवी सनूसे ३५६ ( वि० से० से २९९ वर्ष » 
पूर्व हुआ था | तेरह वर्षकी अवस्था होने पर इसकी शिक्षाक्रे लिये 
प्रसिद्ध प्रीक दार्शनिक ऐरिस्टाटल ( अरस्तू ) नियत किया गया। जब 
यह १६ बर्षका हुआ तब राजकाजमें पिताकी सहायता करने छगा |. 
इसका पिता फिलिप पहले मेसिडोनियाका राजा था। परन्तु अन्तमें 
अपने बाहुबलसे सारे ग्रीसका बादशाह बन गया। इसका एशिय। पर 
भी अधिकार करनेका इरादा था। परन्तु इस बिचारको कार्यमें परि- 
णित करनेके प्रूंव ही यह एक मैसिडौनियानिवासीके हाथसे मार 
डाला गया। े 

पिताकी मृत्युके बाद करीब २० वर्षकी अवस्थार्में सिकन्दर मक- 
दूनियामें गद्दी पर बैठा | एक ही बर्षमें शत्रुओंकोी दबाकर इसने अपने 
राज्यकी सुब्यवस्था की और इसके बाद अपने पिताके विचारको पूर्ण करने 
' के लिये करीब साठ हजार सेना छेकर एशियाकी तरफ कूच किया । 
मार्गमें फारिस, सीरिया, इजिप्ट, फिनीशिया, पैलस्टाइन, बैबिलोन, 
बैक्ट्रिया, आदि देशोंपर विजय प्राप्त करता हुआ ई० स० से ३२७ 
( वि० सं० से २७० ) वर्ष पूर्व मई मासमें हिन्दुकुश पव्रतकों पारकर 
अपने बताये हुए सिकन्दरिया (ऐलैकूजैण्डिया ) नगरमें पहुँचा। यहाँ 
पहुँच कर इसने अपनी सेनाके दो भाग किये । एक भागको काबुु 
नदीके रास्तेसे भारतकी तरफ जानेकी आज्ञा दी और स्तयं॑ अफगा- 
निस्तान और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तकी युद्धप्रिय छोटी छोटी"स्वा- 

(१ ) इसकी माताका नाम ओलिम्पिअस था । 


(२) यह नगर इसने इस घटनाके करोब २ वर्ष पूवे बताया था । इस 
नगरसे तीन मार्ग भारतवर्षक्ो आते थे । 


5८ 


विदेशियों दारा शात इति० ।* 


धीन जातियोंकी दबाता हुआ सिन्धुनदीके किनारे पहुँचा । इसकी 
सेनाका दूसरा भाग भी मार्गमें हस्तिनामक राजाको जीत कर इसी: 
स्थान पर पहुँच गया था। इसके बाद ई० स० से ३२६ ( बि०. 
सं० से २६५९ ) वर्ष पूर्व ( फेब्रुअरीमें ) बसन्‍्त ऋतुमें अटकसे १६ . 
मील ऊपर ओहिन्द नामक स्थानके निकट नावोंका पुल बनवाकर 
सिन्धुनदाके पूर्वकी तरफ पहुँचा। यहाँसे चछ जब सिकन्दर तक्ष- 
शिलामें पहुँचा तब वहाँके राजा आम्भिने ससैन्य इसकी पेशवाई की 
और बहुतसी भेट देकर इसकी अधीनता स्वीकार की। इस पर 
सिकन्दरने उसमें अपनी तरफ्से बहुतसी सुवर्ण मुद्राएँ आदि मिलाकर 
बह भेट उसे वापिस कर दी । 

तक्षशिल्ाके राजाकी इस निबेकताका कारण यह था कि इसके . 
पड़ोसी अमिसारबालोंसे और पोरस ( पौरव ) से इसकी शत्रुता 
थी | अतः यह सिकन्दरकी सहायता प्रात्त कर उनको दबाना 
चाहता था | 

उस समय तक्षशिल्तों नगर भारतके प्रसिद्ध नगरोमेंसे था और 
उत्तरी भारतका विद्यापीठ गिना जाता था । खास कर आयुर्वेदमं इसने 
अच्छी ख्याति प्राप्त को थी। यहें। पर सब तरहके छोग दूर दूरसे विद्या 
पढ़नेकी आया करते थे । 


. इसी स्थान पर अभिसारके राजदूतने आकर सिकन्दरकी वश्यता 
स्वीकार की । 


ह (१) शाहढेरी गाँव (रा (राबलपिण्डी जिडेमें)के पास करीब १२ वर्गमौलमें कई 
ऊेंचे ऊँचे टीले मिलते हैं। इसी स्थान पर पहले तक्षशिल्ता नगर बसा हुआ था 


प्र 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


इसके बाद सिकन्दरने पोरसंकों भी, जो कि शेठम और चिनाबके 
'बीचके प्रदेशका शासक था, आत्मसमर्पण करनेके लिये कहलाया। 
मानी पोरस (पोरब ) ने ऐसा करनेसे सगर्व इनकार किया और 
युंद्धकी इच्छा प्रकट की। इस पर सिकन्दरने ( उस पर आक्रमण 
करनेके लिये ) झेलमकी तरफ कूच किया । पोरस ( पौरब ) भी 
पहलेसे ही नदीके उस पार ससैन्य मौजूद था। यहाँ पहुंच कर 
सिकेंदरने जब्र पोरसको अपनी विशाल सेना और सुसाजित हाथियों 
'सहित खड़ा पाया तब एकाएक नदी पार करनेकी उसकी हिम्मत न 
पड़ी । अतः इसने कपटजाक रचनेका विचार किया | इसने अपने 
नौवोंके बेड़ेको नदीमें दूर दूर तक इधरसे उधर गश्त छगानेकी भाज्ञा 
दी और पोरसकी फौजके डेरोंके सामने ही अपनी सेनाकी छावनी 
डाल नदीमें बाढ़ कम होने तक ठहरे रहनेका बहाना किया। परन्तु इधर 
तो यह इस प्रकार कपटजालछ बिछा रहा था और उधर उक्त स्थानसे 
१६ मील ऊपरकी तरफ हटकर इसने एक ऐसा स्थान ढूँढ़ लिया था 
जहँसे चुपचाप सेना पार उतारी जा सकती थीं। इसके बाद एक 
रातको जब कि वर्षो और तूफानसे प्रकृतिने उम्र रूप धारण कर 
रक्‍्खा था, यह ( ऐलेकजैण्डर ) केवछ चुने हुए १२००० सिपाहि- 
योंको साथ छेकर और बाकी सेनाको शत्रुओंको धोखेमें ड्ाडे रखनेके 
(१) यह शायद पोरव जातिका द्वो । इस जातिका वर्णन ऋग्वेदमें भी 
भाया हे । 
६२३) ये नावें सिन्धुसे गाड़ियोंभ रख कर लाईं गईं थीं । 
(३) तक्षशिल्के राजाकी ५००० सेना भी ऋ्टेरसकी सेनाके साथ कै- 
-म्पमें ही रही थी । 
६० 


विदेशियों द्वारा शात इति० । 


लि4 कऋटेरसकी अधौनतामें उसी शिविरमें छोड़ तथा मार्गके पश्चा- 
द्वागकी रक्षा करनेकी हिदायत कर अपने पृर्वनिश्चित गुप्त स्थान पर 
आ पहुँचा। यहाँ पर पूर्वसंकेतानुसार नावोका बेड़ा तैयार खड़ा था| 
अतः विना बाघाके प्रातःकालके पहले ही यह मय सेनाके चुपचाप- 
उस पार जा पहुँचा। परन्तु उस समय इसके आश्चर्यका ठिकाना न 
रहा जिस समय इसने देखा कि आगे एक और नहर पार करनी बाकी 
रह गई है। खोजनेसे भाग्यवश शीघ्र ही एक स्थान ऐसा मिल गया 
जहाँ अन्य स्थानोंसे पानी कुछ कम था| बस यहाँसे नावोंकी सहा- 
यताके बिना ही पैदल सेनाकों तैरकर और सवारोंकों घोड़ोंकी सहा- 
यतासे पार होनेकी आज्ञा दी गईं । पोरसको जब अचानक शत्रुसेनाके 
इस पार आनेकी सूचना मिली तब तुरन्त ही उसने मय २००० 
सवारों और १२० रथोंके अपने पुत्रको शत्रुकों रोकनेके लिये भेजा। 
परन्तु समय बीत चुका था और मकदूनियाकी सेना इस पार पहुँच 
चुकी थी।: अतः शीघ्र ही पोरसकी सेनाका यह दुकड़ा नष्ट कर 
दिया गया। 

जब पोरसने अपनी सेनाकी दुर्दशाका समाचारें सुना तब तत्काल 
कुछ सेना शिविरकी रक्षार्थ वहीं छोड़ शत्रुका सामना करनेको चला 
और शत्रुके सामने पहुँच ब्यूहरवना करने छगा। सबसे आगे २०० 
हाथी रखे गये । उनके बीचमें और पीछे ३०००० पैदल सिपाहि- 
योंकी पॉँतें खड़ी की गई। उनके दोनों बाजुओंपर ४७००० सवार 
और ३०० रथ रकक्‍्खे गये । उस समय प्रत्येक रथमें 9 घोड़े जुतते 
थे और छः आदमियोंके बेठनेका स्थान होता था। उनमें दो सारथी, 
दो धनुर्धर योद्धा और दो ढाढबाले रक्षक बैठते थे। धनुधर लोग 

द१्‌ 


भारतके झ्राखीन राजबंदा--- 


रथके इधर उधर दोनों तरफ बैठते थे। समय पड़नेपर सारथी छोगोंको 
भी शन्रुओंपर बाण चछाना पड़ता था। पैदल सिपाहियोंके पास दो 
हाथ लंबी तलवार और चमड़ेकी ढाल रहती थी | इसके तिवाय उनके 
पास बरछो या धनुष भी रहता था। यह धनुष पूरा आदमीके कदका 
होता था | इसका एक कौना जमीनपर रखकर और बाँये पैरसे उसे 
दबाकर यह चढ़ाया जाता था । इस धनुषसे छोड़ा जानेवाला तीर भी 
तीन गजसे कुछ ही कम लंबा होता था और भारतीय योद्धा द्वारा 
चलाये जानेपर ढाक या कबचको भी छेदकर शत्रुकी आहत कर देता 
था । सवारोंके पास दो बरछे और एक ढाछ रहती थी। 


इस विशाल सेनाको देख सम्मुख रणमें प्रदत्त होनेका ऐडैकूजै- 
णडरको साहस न हुआ | अतः इसने ६००० सिपाहियोंकों मौकेकी 
प्रतीक्षाम छोड़ बाकीके ६००० सैनिकोंस नदीकी तरफ फैले हुए 
पुरु-सेनाके बाम भागपर आक्रमण करवाया । तीरोंकी वर्षा करती हुई 
दोनों तरफकी वीर-वाहिनियाँ आपसमें गुथ गं३। इसी अबसरपर 
ऐडेकूजैण्डर भी अपनी कुछ ताजा दम! फौज ले सहायताकों आ उप- 
स्थित हुआ । अपने बार्ये भागको इस प्रकार उल्झा हुआ देख भार- 
तीय सेनाका दायाँ भाग ज्यों ही पीछेकी तरफसे उसकी मददकों चला, 
त्योंही मौकेकी प्रतीक्षामें खड़े मकदूनियाकी फ़ौजके बाकी सवारोंको 
लेकर कोइनसने इनपर पीछेसे हमछा कर दिया। इस पर भारतीय 
'सेनाके दायें भागक्ो शत्रुका हमछा रोकनेके लिये पीछे मुड़ना पड़ा । 
'पर्तु वहां परको जर्मानके ढाढू होनेके कारण उनका ब्यूह भंग हो 
'गया। रणकुशल एंडैकूजैण्डरने इस मौकेकों गनीमत समझा और एक- 


दर 


विवेशियों द्वारा शात इति० | 


दम सेनाका ऐसा दबाव डाला कि पोरसकी सेनाके दोनों बाजू हूट 
गये | तथा उन स्थानोंके योद्धा बचावके लियि भाग कर अपने हाथि- 
योंकी आइमें जा खड़े हुए। यह दशा देख महाबतोंने अपने हाथी 
आगे बढ़ाये । यद्यपि मैसिडोनियाकी सेनाने इनको रोकनेके लिये जी 
'तोड़कर बाणोंकी वर्षा की, तथापि युद्धाथे सधाए हुए इन मस्त हाथि- 
'योने उसे बषोंकी बूँदोंके समान तुच्छ समझ शजन्रुतेनाकों पददालित 
करना प्रारम्भ किया; जिससे वे घबरा गये | ऐसे ही समय भारतीय 
सवार भी भागे बढ़ उनपर टूट पड़े। परन्तु स्थानकी विषमताके 
कारण भारतीय सवारोंके पैर उखड़ गये | अतः दम लेनेके डिये उन्हें 
फिर हाथियोंके पीछे आना पड़ा। इस छुपाछुपीमें भारतीय सेना 
सिमट कर हाथियोंके बिल्कुक पास आ गई थी | ऐसे समय शत्रुदलने 
फिर सम्हककर हमछा किया। भाग्यके फेरसे इस गड़बड़में हाथी 
भड़क गये और इधर उधर दौड़कर अपनी ही सेनाको कुचढने लगे। 
रेलेकूजैण्डरकी सेना तो कैडी हुई होनेके कारण इधर उधर भागकर 
अपना बचाव करने छगी; परन्तु भारतीय सेना जो कि सिमटकर 
बिलकुक पास आ गई थी इन हाथियों द्वारा नष्ट होने छगी । जिस 
समय इधर यह भीषण काण्ड उपस्थित हो रहा था उसी सप्रय उघ- 
रसे नददी पारकर क्रोटोरसकी सेना मी आ पहुँची | अपनी इस ताजा 
दम फौजकी सहायता पा मैसिडोनियाकी सेनाका उत्साह दूना बढ़ 
गया और उसने एकत्र हो घबराई हुई भारतीय सेनापर भयंकर भा- 
ऋमण कर दिया | इस युद्धमं भारतीय सेनाके ३००० सवार और 
१२००० सिपाही मारे गये तथा ९००० कैद किये गये | वीर पोरस 


दर 


््‌ आरके प्रायौच ः * राअर्थशं-- 


(पुर) जो कि आखिर तक युद्धमें डटा हुआ अपनी सेनाको लंड रहा 
था नो स्थानोंपर आहत होनेके कारण बेहोशीकी हालतमें पकड़ा गया ६ 
: ऐसी अवस्थामें जब यह एडैकजैण्डके सामने छाया गया और 
उसने उससे पूछा कि “कहो अब तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करना 
चाहिये?” तब उसने मृत्यु अथवा कष्टोंकी कुछ भी परत्राह न कर निर्भय 
हो गरवके साथ उत्तर-दिया कि “जैसा एक बादशाह दूसरे बादशाहके 
साथ करता है ।” यह उत्तर सुन ऐडेकजैण्डर इतना प्रसन्न हुआ कि 
उसने ऐसे निर्भथ और सच्चे वीरके साथ भेत्री करना उचित समझ 
उसे उसका राज्य वापिस लौठा दिया। तथा वापिस लछौठते समय 
झेलम और व्यास नदियोंके बीचका सारा प्रदेश; जिसमें करीब २०० 
शहर थे और सात जातियोंके लोग रहते थे, उसको सौंप दिया । 
किसी कविने सत्य ही कहा है “बीरभोग्या वसुन्धरा |” इस विजयकी 
यादगारमें ऐलेकूजण्डरने दो नगर बसाये। जो युद्ध स्थलपर बसाया 
गया उसका नाम “निकइअ” और जो झेलमके उसपार बसाया गया 
( जहोँसे यह नदी पार करने चला था ) उसका नाम बडकेफेल 
रक्‍्खा गया। यह दूसरा नगर उसने अपने बुड़ढे घोड़ेके नामपर बसाया 
था । नदीके घाटपर होनेके कारण यह ऐसा समृद्धिशाली हुआ कि 
उसके बसाये नगरोंमें सर्वश्रेष्ठ गिना जाने छगा। 

इसी युद्धकी यादगारमें वीर सेनापतियोंकों देनेके लिये इसने चौं- 
दीके तमगे बनवाये थे | इनमें एक तरफ एक हाथमें वज्ञ और दूस- 
रेमें बल्लठम लिये तथा परियन ढंगकी टोपी पहने ऐडेक्जैण्डरकी खड़ी 


( १ ) शायद यह झेऊप्त नमरके स्थानपर था। 
शछ 








यथन, आय, शक और कुशान राजाओंके सिफके । 


भआरतके प्राचीन राजवंश-- 


उरायान-०-क3 ७ 


७ ७९७७७ 


७७७७ 





क्षत्रप, गुप्त, दण, बैस और कुशान राजाओंके 
फुटकर सिक्के । 


: विदेशियों द्वारा शात इलिक। 


मूर्ति बनी होती है और टॉँगोंके पास ऐसा चिह .९५ होता है। 
दूसरी तरफ भागते हुए हाथीके पाँछे घोड़ा कुदाता हुआ ओर बल्लमसे 
प्रहार करता हुआ सचार बना होता है। इस हाथी 'पर दो आदमी 

बैठे होते हैं, जो सवारपर वार करनेकी चेष्टामें होते .हैं । 
इसके बाद बलिदान आदिसे निद्गत्त हो ऐलैकूजैण्डरने पास पड़ों- 
सकी जतियोंकों दबाना प्रारम्भ किया | गन्दारिके पोरस नामवाले एक 
दूसरे राजाने भी; जो कि उपर्युक्त पोरसका भतीजा था, इसकी अ- 

धीनता स्वीकार की । 
इसी प्रकार बहुतसी अन्य जातियोंपर आधिपत्य स्थापन करता हुआ 
कुछ और प्रर्थवकी तरफ मुड़कर यह चिनाबके पार पहुँचा | उस स्थान- 
पर चिनाबकी चौड़ाई ३००० गज थी और बहावका वेग भी अधिक 
था । इस वेगमें पड़कर बहुतसी नाबे किनारिकी चद्गानोंस टकराकर 
नष्ट हो गई | यहाँसे आगे बढ़ उसने रावी नदी पार की | इसी स्थान- 
पर इसे दूसरे पौरसके ईष्योवश हो बगावत करनेका समाचार भिला | 
अपने चचा बड़े पोरसकी सम्मानर्गृद्धि ही इसका कारण थी। खबर 
पाते ही इसने उसे दबानेको 'हेफइसटिओन ! को भेज दिया। आगे 
बढ़नेपर अनेक जातियोंसे युद्ध करता हुआ यह व्यास नदीके किनारे 
पहुँचा | मार्गमें ही इद्ध पोरस भी ५००० सेना ले इससे आ मिला | 
उस समय व्यासके उसपार “प्रसिओई? जाति रहती थी । “ प्रसि- 
ओई ? शब्दसे शायद “प्राच्य? का तात्पर्य हो | प्रीक छेखकोंके अनु- 
सार यह जाति बहुत बड़ी तथा अपनी बीरता और मम्यताके लिये 
प्रसिद्ध थी । इससे अनुमान होता है कि शायद मगववालोंने विदेशी- 
'शत्रुका सामना करनेके छिये बहाँपर छोगोंकों एकत्रित क रखा होगा। 
६५ 
ज 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


उपयुक्त कारणसे और अपने देशकों छोड़े बहुत दिन होनेसे 
रेलैकूजैण्डरकी सेनाने यहँसि आगे बढ़नेके लिये इनकार किया । पीर 
ऐलैक्जैण्डने उनकी आज तककी बहादुरीकी तारीफ कर उन्हें भार- 
तकी विशाल भूमि और सम्पत्तिका बहुत कुछ प्रलोभन दिया, परन्तु 
'किसीने कुछ उत्तर न दिया। अन्त सेनापति कोइनसने कहा--- 
४ श्रीमान्‌ू |! सेनाकों अपना देश छोड़े आठ वर्ष हो गये हैं । इस 
बीच इनमेंसे बहुतसे युद्ध और रोगोके कारण नष्ट हो चुके हैं, बहु- 
'तसे धायऊ होकर निकम्मे बन गये हैं और जो कुछ भी बचे हैं उनकी 
भी मार्गके कष्ठोंके कारण बुरी दशा हो रही है | रातदिनके परिश्रमसे 
उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। कालके प्रभावसे उनके बच्ध और 
शत्त्र भी निकम्मे हो रहे हैं। इतना होनेपर भी यद्यपि ऐसी वीर 
और उत्साही सेनाका अधिनायक होना वास्तवमें गौरवकी बात है; 
क्यों कि इस सेनाके रहते कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता, 
तथापि दैवी घटनाओंका पता छगाना या उनसे बचनेकी चेष्टा करना 
सर्वथा असम्मव है ।” 

यह उत्तर सुन ऐडेक्जैण्डर बहुत हताश हुआ और छौट कर 
अपने खेमेंमें चछा गया । दो दिन इसके विचारमें बीते । तीसरे दिन 
छाचार हो इसने सेनाको छौटनेकी आज्ञा दी | यह घटना ई० स० 
से ३२६ ( वि० स० से २६९ ) वर्ष पूवेके सितम्बर मासकी है | 

इस प्रकार छौटनेका निश्चय कर ऐलैक्जैण्डरने उक्त स्थान पर 
अपनी यात्राके चिहस्वरूप १२ देवताओंके लिये १२ बड़े बड़े 
चैत्य बनवाये । ये चौकोर पत्थरोंसे बनाये गये थे | इनमेंसे प्रत्येककी 


ब्द 


विदेशियों दारा कझ्वात इतिं० । 


ऊँचाई ५० हाथ थी। इन चैत्यों पर बहुतसा बलिदान किया गया। 
प्रीनीने इन चैल्योंका व्यास नदीके उस पर होना लिखा है। परन्तु 
यह ठीक प्रतीत नहीं होता; क्‍यों कि ऐडैकजेण्डरकी सेनाने व्यासके 
उस पार पैर ही नहीं रक्खा था। कथाओंसे पता चलता है कि मौर्य 
वंशी राजा चन्द्रगुप्त और उसके बंशज भी कभी कभी इन चैत्योंकी 
पूजा करनेके लिये व्यासके इस पार आया करते थे | मि० बिन्सेण्ट 
स्मिथका अनुमान है कि शायद गुरदासपुर, होशियारपुर, या कॉगड़ा 
जिलमें हूँढ़नेसे व्यास नदीके पुराने स्थानके पास इनके कुछ चिह्न 
मिल जायें । 

कथाओंमें लिखा है कि वापिस लौटनेके पहले ऐलेकजैण्डरने वहाँ 
पर चारों तरफ बड़ी भारी खाई ख़ुदवा कर उसके बीचमें अपनी 
फौजकी छावनींसे तिगुनी बड़ो छावनी बनवाई थी । इसमें सैनिकोंके 
रहनेके बड़े बड़े स्थान भी तैयार किये गये थे । 

व्यास नदी. परसे लौट कर यह विदेशी सेना चिनाब पर पहुँची । 
उस समय तक  हेफइस्टिओन ? ने वहाँ पर एक सुदृढ नगर 
तैयार करवा लिया था । इसमें आसपासके गाँवोंके छोग और ऐसे 
छोग जो सेनाकी तकलीफोंको उठानेमें असमर्थ थे बसाये गये | स्वये 
ऐलेक्जैण्डरने यहाँसे जलमागे द्वारा यात्रा करनेकी तैयारी झुरू की । 
यहाँ पर भी आसपासके बहुतसे छोटे छोटे राजाओंने आकर इसकी 
अघीनता स्वीकार की । इस पर ऐलैक्जैण्डरने अभिसारके राजाको 
यहाँका सत्रप नियुक्त किया । इसी अवसर पर ग्रेसते ५००० सवारोंकी 
सेना और बेबीलोनसे ७००० पैदल सेना बहुतसे फौजी साज सामा- 

(१ ) भिम्भर या रजौरी । 


द्ऊ 


भारतके प्राचीन राज़वंश--- 





नके साथ आ पहुँची । इस नई सेनाकी छाई हुई सामग्री पुरानी 
सेनामें बॉँठ दी गई और उसकी फटी पुरानी वरदियाँ वगैरा जछा दी 
गंई। कुछ दिन ठहर यह सेना चिनाब पार कर झेल्मके किनारे पहुँची। 
यह शायद वहीं स्थान था जहॉपर पोरसने आते हुए इसकी अग्रगति 
रोकनेके लिये डेरा डाछा था। यहीं पर ठहरकर जहाजी बेड़ा तैयार 
करवाया गया | इसमें मनुष्यों, घोड़ों ओर भारबरदारीके लिये बने 
कुल जहाजोंकी संख्या करीब २००० के थी। 

जब सब तैयारियाँ हो चुकीं तब ऐलैकूजैण्डरने एक बड़ा भारी 
दरबार किया । इसमें इसके सेनापतियोंके सिवाय आसपासके भार- 
तीय नरेशोके राजदूत भी उपस्थित थे | इस दरबारमें इसने दृद्ध बीर 
पोरसको व्यास और झेलमके बीचके समस्त प्रदेशका राजा बनाया | 
हम पहले लिख चुके हैं कि इस प्रदेशमें करीब २००० नगर थे और 
उनमें मिन्न मिन्न सात जातियेंके छोग रहते थे। झेल्मसे सिन्धु 
तकका प्रदेश पहले ही तक्षशिलाके राजाको सौंप दिया गया था। 

इसके बाद ऐलेक्जैण्डरने मार्गको निष्कण्टक करनेके लिये झेल- 
मसे सिन्धु तक फैली हुई नमककी पहाड़ियोंके राजा सोभूतिको दबा- 
नेके लिये अपनी सेना भेजी | इसके पहुँचते ही उसने बिना किसी 
तरहको बाधाके इसकी अधीनता स्त्रीकार कर ली | 

इस सोभूतिके चौंदोके सिक्के मिले हैं । इनपर एक तरफ ढाठा 
लगाये और टोपी पहने राजाका मस्तक बना होता है। दूसरी तरफ्‌ 
मुर्गेका चित्र होता है ओर उसके ऊपरको त्तरफ बिच्छूकासा चिह्न 


7०० आप 


और पेटके पास ग्रीक अक्षर होते हैं । 
च्च्ट 


विंदेशियां द्वारा ज्ञात इति० । 


जब सब तैयारियां हो चुकीं तत्र ऐडैकूजैण्डरने ईं० स० से ३२६ 
( वि० स० से २६९ ) वे पूर्व अक्टूबर मासमें जछमार्गसे यात्रा 
आरम्म की | इस बेड़े की रक्षा्थ करीब १,३२०,००० सैनिक और २०० 
हाथी नदीके दोनों किनारों पर चलते थे। तथा इसकी पृष्ठ भागकी 
रक्षाका भार सिन्धुके पश्चिमी प्रदेशके सत्रप फिलिपसकों दिया गया 
था । पाँचवें दिन पृष्ठरक्षक फिलिपसको आगे चढनेकी आज्ञा दी गई 
और ५ दिनकी यात्रा करनेके बाद यह बेड़ा चिनाब और शझेलमके 
संगम पर पहुँचा | यह स्थान उस समय बहुत संकीर्ण था और यहाँ 
पर जल्में मैवर भी पड़ते थे। इन्हींके कारण दो नाबें उनमेंके अधि- 
कांश मल्लाहों सहित हब गई। यहाँ ठहरकर इसने आसपासकी कई 
जातियोंको अपने अधीन किया। 


यहाँसे रवाना होकर यह जल और स्थर सेना रावी और शझेलमके 
संगमपर पहुँची। यहाँपर उसने मलोई ( मालब ) लोगोंको परास्त 
किया । उस समय उनके पास ९०,००० पैंदक, १०,००० सवार 
और ७००से ऊपर रथ थे । इन्हींको पीछे खदेड़ता हुआ उक्त बाद- 
शाह एक किलेके पास पहुँचा और एक लकड़ीकी सीढ़ीके सहारे के- 
बल तीन साथियोंके साथ उसमें घुस गया । यहँपर शत्रुओंसे घिरकर 
इसका एक साथी मारा गया और स्वयं यह छातीमें तीर घुस जानेसे 
बेहोश होकर गिर पड़ा । इसपर इसके बाकी बचे दो साथी इसकी 
रक्षार्थ शत्रुओंसे छड़ने छगे । ऐसे ही समय इसकी सेना किलेकी 
दौवार तोड़ मौकेपर पहंच गई, जिससे इसके प्राण बच गये | कि- 
लेको जीतने और शन्रुओंका नाश करनेके बाद ऐलेक्‌जैण्डर अपने 


६९% 


भारतके प्राचीन राजबंश-- 


डेरेपर छाया गया। यहॉपर जिस समय इसकी छातीसे तीर निकाला गया 
उस समय इतना अधिक रुघधिर निकला कि छोगोंकों इसके बचनेकी 
आशा न रही | परन्तु अभी इसकी आयु बाकी थी इसलिये ज्यों त्यों 
कर बच गया । 

यह युद्ध रावीके पास ही हुआ था, अतः कमजोर होनेके कारण 
ऐलेक्जैण्डर राबीपर छाया गया और वहाँसे नावद्वारा अपनी सेनाके 
पड़ाव रावी और चिनाबके संगमह्थलूपर पहुँचाया गया । यहाींपर 
आकर मछोई छोगोंने और उनकी पड़ोसकी जातियोंने इसकी अधी- 
नता स्वीकार की । यहाँसे रवाना होनेके पहले इसने फिलिपसको इन 
जातियोंका सत्रप ( हाकिम ) नियुक्त किया । 

यहँँसे चलकर यह बेड़ा झेलम और व्यासके संगमको पारकर 
सिन्धुनदीके संगमपर पहुँचा। यही स्थान फिलिपसके जिम्मे किये हुए 
प्रदेशकी दक्षिणी सीमा थी । यहींपर ऐलेकूजैण्डरकी सनी रोक्सानाका 
पिता परोपनिसदई ( काबुरूका ) सत्रप बनाया गया। यहाँपर भी 
आसपासके बहुतसे छोग वश्यता स्वीकार करनेको बाध्य किये गये 
और जिन्होंने इसमें बाधा दी वे नष्ट कर दिये गये । इसी स्थानसे 
ऐलैकूजैण्डरने अधिकांश सेना और हाथियोंको छे क्रेटेरेसको कन्दहार 
और सीस्तानके मार्गसे कारमेनिया पहुँचनेकी आज्ञा दी और आप 
ख़ुद बाकी बची हुई सेनाके साथ पटेल पहुँचा। यहॉपर इसने अपने 
सेनापति हेफइ्स्टिओनकों एक किछा बनवाने और आसपास पानीके 
लिये कूँए खुदबानेकी आज्ञा दी। तथा जहाँपर सिन्धुकी दो धाराएँ 


( १ ) यह शायद बाहमनाबादके पास होगा । न्द 
० 


विदेशियों छारा शत इति० । 


जुदा होती थीं वहाँ नावोंके लिये घाट बनवानेका इरादा किया | इधर 
तो उपयुक्त काम झुरू: किया गया और उधर इसने सिन्धुकी इन दोनों 
धाराओंका अनुसन्धान किया । जब सब काम समाप्त हो गये तब 
रसद आदिका प्रबन्ध कर “नीअरचोस? को जल्मार्गसे नाबोका बेड़ा के 
यूफ्रेटसके मुहाने पर पहुँचनेकी आज्ञा दी और स्वयं स्थरूसैन्यके 
साथ ई०स०्से ३२५ ( वि०सं०से २६८ ) वर्ष पृ मकरान होता 
हुआ परिया ( ईरान ) की तरफ चला । 

नीअरचोसके बेड़ेको मार्गमें अनुकूल हवा न मिलनेके कारण एक 
सुरक्षित स्थांन पर कुछ दिन रुकना पड़ा | इसी स्थानका नाम उसने 
* ऐंढेकूजैण्डरका स्वर्ग ”? रक्‍्खा । 

जिस समय ऐशैक्जैण्डर कारमेनियामें पहुँचा उसी समय इसे 
सूचना मिली कि चिनाब और सिन्धुके संगमत्थलके उत्तरी प्रदेशके 
सत्रप फिलिपसको उसकी भारतीय सेनाने घोखेसे मार डाछा है। इ- 
सीके साथ यह भी खबर मिली कि उक्त सन्रपके देशीय ( मैसिडो- 
नियन ) अद्भरक्षकोंने अपराधियोंको प्राणदण्ड दे दिया है। 

यह सुन उसने तक्षशिलाके राजा आम्मिको और सिन्धुके ऊपरी 
भागके प्रदेशके सेनानायक इयूडीमसकों कहलछा भेजा कि जब तक 
दूसरे सत्रपका प्रबन्ध न हो तब तक तुम उस प्रदेशका राज्य प्रबन्ध 
सँमालो । यह घटना ई० स०से ३२४ ( वि०स०से २६७ ) वर्ष 
पूवेकी है । 

(१) आते समय तिकन्दर गान्धार और उत्तरी पंजाबसे दोकर आया था 


और जाते हुए पश्चिमी पंजाब और सिन्धु प्रदेशकी तरफ्से गया था । 
( ३२ ) यह स्थान शायद कहीं करांचीके पास द्वोगा । 


जर्‌ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 
कल अ29>>9ा-300-9 33: 7७ १+१-९०००-०-०शएर अर ३० एम ८८-३४ ७०-4०४०८-आ.. 


इस प्रकार सिन्घु परसे एक दूसरेसे जुदा होकर मार्गक अनेक 
प्रकारके कष्टोंको सहती हुईं एडेकजैण्डरकी उक्त सेनाएँ ई०स० से 
३२४ वर्ष पूर्व मई मासमें सूसामें पहुँच कर फिर आपसमें मिल गई। 

इसके बाद ई० स० से ३२३ ( वि० सं० से २६६ ) वर्ष पूर्व 
जून महीनेमें ३३ वर्षकी अवस्थामें बेब्रीकोनमें इस बादशाहकी मृत्यु 
हो गई और उससे इसका सब कराकराया गड़बड़ हो गया । इसका 
राज्य इसके सेनापतियोंने बाँट लिया । 

इसके बाद ई० स० से ३२१ (वि० सं० से २६४ ) वर्ष पूर्व 
जब दुबारा ऐडैकजैण्डरके राज्यका विभाग किया गया तब “एण्टिपेटर” 
ने पुरु और आम्भिको सिन्‍्ध और पंजाबका स्वाधीन शासक मान लिया 
तथा ऐलैक्जैण्डर द्वारा बनाये गये सिन्धुके मुहानेके सत्रप पीथोनको 
वहाँसे हटाकर सिन्धुके पश्चिमी प्रदेशका सत्रप बना दिया। इस प्रकार 
तीन वर्षके अन्दर ही अन्दर भारतवर्ष मैसिडोनियन लोगोंकी अधी- 
नतासे निकल एकबार फिर स्वाधीन हो गया | केवल “इयुडेमस ? ३० 
स० से ३१७ (वि० सं० से ३६० ) वर्ष पूर्व तक सिन्धुके पासके 
कुछ प्रदेशपर थोड़ा-बहुत अधिकार जमाये रहा | इसने सिकन्दरकी 
मृत्युके बाद स्वतन्त्र होनेकी इच्छासे अपने साथी पोरसकों धोखेसे 
मार डाला । इसलिये मौर्य चन्द्रगुतकी अघीनतामें पंजाब्रवालोंने ई० 
स० से ३२२ (वि० सं० से २६५ ) वे पूर्व इसके राज्यका बहु- 
तसा हिस्सा छीन लिया। अन्तमें यूमिनसकी सहायताके लिये ई० स० 
से ३१७ ( वि० सं० से २६० ) वर्ष पूर्व यह अपनी सेनासहित 
भारत छोड़ चला गया। मि० विन्सैण्ट स्मिथंके छेखानुमार करीब 
१९ महीने तक ऐडेक्जण्डर सिन्धुके पूर्वमें रहा था। 

छर 


कप 


विदेशियों द्वारा ज्ञात इति० । 


ऐलेक्जैण्डरका आक्रमण भारतके लिये एक साधारण तूफान था, 
जो आया और बिना किसी प्रकारका विशेष चिह्न छोड़े ही तम्काल 
निकल गया | संस्क्रत साहित्यमें इस घटनाका उल्लेख न होना ही 
इसका सबसे बड़ा प्रमाण है | 

ई० स० से ३०७५ (वि० सं० से २४८ ) वर्ष पूर्व सीरियाके 
राजा सिल्यूकस निकोटार ( विजेता ) ने ऐलैकजैण्डरके जीते हुए भा- 
रतीय प्रदेशोंपर फिर एकबार अधिकार करनेकी चेश की । परल्तु- 
मौर्यवंशी चन्द्रगुप्तसे इसे हार माननी पड़ी । 


आजकलके सिन्धु और औक्सस नदियोंके पास रहनेवाले वहाँके 
छोटे छोटे राजा छोग अपनेको ऐडेक्जैण्डरका वैशन बताते हैं। 
मि० स्मिथने लिखा है कि शायद ये रानी केलिओफिस द्वारा उत्पन्न 
हुए ऐलैकजैण्डरके पुत्रके वंशज हों । इनकी संख्या आठके करीब है। 


ऐलैक्जैण्डरके वर्णनमेंके मछोई आदि जातियोंके हालको पढ़नेसे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि ईसवीसनू  पूर्वकी चौथी शताब्दीमें भी भारतमें 
प्रजातन्त्र राज्य विद्यमान थे और यहाँके छोग बड़े समृद्धिशाली और 
व्यापारकुशल थे । 


(१ ) ऑक्सफोर्ड हिस्ट्ी ऑफ इण्डिया, पू० ५८-५९ । 
( ९२) १ द्रवाज, २ कुछाब, ३ शझिधनान, ४ वखन, ५ चितरालू, 
<& गिलगत, ७ इस्करदोके राजा और ८ बदखशांके पुराने मीर । 


७३ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


मोय-वंशा । 
बी च> 
[ हें ० स० से ३२२ ( बि०स०से २६० ) वषे पूर्वसे ० स० से 
१८७ ( वि० सं से १२८ ) वर्ष पूर्व तक। ] 
मत्त्यपुराणमें लिखा है :--- 


उद्धरिष्यति कौटिल्यः समाद्दादश भिः खुतान्‌ । 

भुक्तवा मद्दी वषेशतं ततो मौयोन्‌ गमिष्यति ॥ २१ ॥ 

भविता शतधन्वा च तस्य पुत्रस्तु षदसमाः । 

बुहद्र॒थस्तु वर्षाणि तस्य पुत्रश्ध सप्ततिः ॥ २२॥ 

चट्चरिंशक्ञ समा राजा भविता शक एव च । 

सप्तानां दृशवर्धाणि तस्थ नप्ता भविष्यति ॥ २३॥ 

राजा दशरथोउष्टो तु तस्य पुत्नो भविष्यति । 

भविता नववषोणि तस्य पुत्रसश्ध सप्ततिः ॥ २४॥ 

इत्येते दशा मौयौस्तु ये भोश्यन्ति वखुन्धराम । 

सप्तन्निंशच्छतं पूर्ण तेम्वः शुड्भगन्‌ गमिष्यति ॥ २० ॥ 

अथोत्‌ नौ नंदोंके १०० वर्ष राज्य कर लेने पर उनको नष्ट करके 

चाणक्य नामक ब्राह्मण मौयै-राज्य स्थापन करेगा। इस वंशमें शतधन्वा, 
बुहद्रथ आदि दस राजा १३७ वर्ष तक राज्य करेंगे । इनके बाद 
शुन्ञ वंशका राज्य होगा । 


इसी प्रकार विष्णुपुराणमें लिखा है :--- 


(१ ) मत्त्यपुराण, अध्याय २७२, प्ृ० २५० । 
(२ ) विष्णुपुराण, अध्याय २४, प्ृ० १९९ । 


उ्छ 


मौये-बंद्ा । 





ततश्व नव चैतान्‌ नंदान्‌ कौटिल्यो ब्राह्मणः समुद्धरिष्यति। तेषा- 
मभावे मौव्योंः प्रथिवीं भोश्यंति | कौटिल्य एवं चन्द्रगुप्तमुत्पन्नं 
राज्येडभिषेक्ष्यति । तस्यापि पुत्रो बिन्दुसारो भविष्यति। तस्या- 
प्यशोकवर्दधंनस्ततस्सुयशास्ततम्ध द्शरथस्ततत्ध संयुतस्ततदृशा- 
लिशुकस्तस्मात्‌ सोमशमों । तस्थापि सोमशस्मंणगइशतथघन्वा। 
तस्यातु बृहृद्रथनामा भविता | एवमेते मौय्यों दशभूपतयो भवि- 
व्यंति अब्द्श्त सप्तत्रिंशदुत्तरम्‌। तेषामन्ते पृथिवीं दश शुंगा 
भोश्यंति । 

अथीत्‌ नवनन्दोंको नष्ट करनेवाले चाणक्य द्वारा अभिषिक्त किये 
मौर्य चन्द्रगुतके वंशमें बिन्दुसार, अशोकवरद्धन, सुयशा, दशरथ, 
संयुत, शालिशरक, सोमशर्मो, शतधन्वा और बृहृद्रथ नामक राजा होंगे। 
इन दस राजाओंका राज्य १३७ वर्ष रहेगा और अन्‍्तमें शुंगवंशी 
राजा पृथ्वीके स्वामी होंगे। 

बौद्ध प्रन्थोंसे पाया जाता है कि बुद्धके बंशमें ही मौर्यबंशी राजा 
हुए थे | यदि यह ठीक हो तो इनका शाक्यवंशी होना सिद्ध होता है। 
उक्त ग्रन्थोंमें यह भी लिखा है कि चन्द्रगु्तका पिता हिमालय प्रदेशके . 
एक छोटेसे राज्यका स्वामी था और उक्त प्रदेशमें मोर अधिकतासे 
होनेके कारण ही वहाँका राज्य मौ्य राज्य कहलाता था । 

विद्वानोंका अनुमान है कि उक्त प्रदेशमें मोर अधिक होनेसे ही मौर्य 
लोग हिन्दूधर्मकी प्रचलित प्रथाके प्रतिकूल मोर खाया करते थे । कथाओंमें 
ऐसी भी प्रासीद्धि है कि नन्‍्दवंशके राजा महानन्दकी मुरा नामक नाई 
जातिकी ज्लीसे चन्द्रमुतका जन्म हुआ था। इसीसे इसके वंशज मौर्य 
कहलाये। परन्तु इस कथाका उल्लेख किसी ग्रन्थमें नहीं मिलता है। 

(१ ) अशोकका पहला क्षिलाऊेल-' दुवे मजुला एके मिगे। 
५ 





भारतके प्राचीन राजवंदा--- 


विशाखदत्तने ६० स० ४०० (वि० सं० ४५७ ) के आसपास 
मुद्राराक्षस नामक नाटक बनाया थौ। इससे प्रकट होता है कि चा- 
णक्य चन्द्रगुप्तको “इषलें! कहकर पुकारा करता था। 

इन कथाओंके विषयमें विद्वानोंका अनुमान है कि मौर्यवंशियोंके 
बौद्ध हो जानेके कारण ब्राह्मण धर्को बहुत कुछ हानि उठानी पड़ी 
थी | इसी कारण उन छोगोंने मौर्योकी पतित और शाद्व प्रसिद्ध कर- 
नेके लिये उक्त कथाओंकी सृष्टि कर ली होगी | 

जो कुछ भी हो, यह तो कहना ही पड़ेगा कि इस वंशका संस्थापक 
चन्द्रगुत और उसका पौत्र अशोक जगल्यसिद्ध हो गये हैं। यह बात 
उनके इतिहाससे सिद्ध होगी । 

मौय संवत्‌ । 

हाथी-गुंफा ( उदयरगिरि-उड़ीसा ) से एक लेख मिलों है। यह 
कलिंगके जैन राजा खारबेऊका है। इसका समय इसमें इस प्रकार 
लिखा है:--- 

“ पनंतरियसठिवससते राजम्ुुरियकाले वोछिने च छोयठ अग- 
सतिकुतरियं ! 

इससे इस लेखका मौर्य संवत्‌ १६५ का होना सिद्ध होता है । 
परन्तु अभी तक इस विषयके विशेष प्रमाण न मिलनेसे इसके आर- 
म्मके विषयमें निश्चपूर्रंक कुछ नहीं कह सकते । 








( १ ) स्मिथकी अर्ली हिस्द्री ऑफ इण्डिया, छू्० ४३, नोट १। 
( २ ) इषल झद्धको कद्दते हें । ( ३ ) मुद्ाराक्षस, तृतीय अक्ू, प०९५। 
( ४ ) भाकियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, १९००-१९०६ । 


जद 


माये-वंश 





परन्तु सम्भवत: इसका प्रारम्भ ईसवी सन्से ३२२ ( वि० सँ० 
से २६७०) वर्ष पूत्रके निकटसे होना प्रतीत होता है; क्योंकि उसी सम- 
यके आसपास भारतका प्रतापी राजा मौर्य चन्द्रगुत्त मगधके सिंहा- 
सद्ुपर बैठा था । 

चन्द्रगुप्त मौये । 

ईसवी सनसे ३२३ ( वि० सं० से २६६ ) वषे पूर्व जब जग- 
प्रसिद्ध और भारतपर जोरशोरके साथ आक्रमण करनेवाला पहला 
पश्चिमी राजा सिकन्दर भारतसे लौठते हुए मार्गमें बेबीलोन॑ नगरमें 
ज्वराक्रान्त हो इस असार संसारसे कूच कर गया तत्र उसके अघी- 
नके देशोंमें बड़ी गड़बड् मची | पंजाबके छोग भी यवनशासनको दूर 
कर स्वाधीन होनेकी चेश्शा करने छगे | इसी छीना-झपटीमें मौर्यबंशी 
चन्द्रगुप्त बल्वाइयोंका मुखिया हो गया और अन्‍्तमें धीरे धीरे भारतका 
महान्‌ प्रतापी राजा बन बैठा । 

कथासरित्सागर और मुद्राराक्षस नाठकसे प्रकट होता है कि इसने 
चाणक्यकी सहायतासे पाटलिपुत्रका राज्य प्राप्त किया था। 

परन्तु अब तक यह निश्चय नहीं हुआ है कि इसने पहले पाटेलि- 
पुत्रका राज्य प्राप्त किया या पंजाबकी तरफका | 

प्रीक लेखकोंके छेखोंसे पता चछता है कि जब ईसवी सनसे 
३२६ या ३२५ वर्षप्र्तत सिकन्दर पंजाब और सिन्धकी तरफ्से निकला 

५ १ ) आधुनिक बगदादके पास । 

( २ ) यदि पहले पाटलिपुत्रका राज्य श्राप्त किया होगा तो इस घटनाका 
समय ईं० स० से ३९०५ ( वि० सं० से २६८ ) वर्ष पूर्व दोगा । 

( ३ ) छुटाकका एलक्‌जण्डर, चपटर ६२ । 


हि 


आरतके प्रायीन राजवंश--- 


था तब नवयुवक चन्द्रगुत्त उससे मिला था और कई दिनों तक उसके 
साथ भी रहा था । परन्तु अन्तमें किसी अज्ञात कारणसे सिकन्दरको 
इसपर सन्देह हो गया | इससे यह वहाँसे चछा आया | 

अधिकारप्राप्तेकि समय शायद इसकी अवस्था २५ वर्षके करीब 
थी । धीरे धीरे इसका अधिकार कोश, तिरहुत, बनारस, अब्डू और 
मगध देश तक फैल गया। इसकी राजधानीका नाम पाठलिफपुत्र 
-( पठना ) था। 

इसके मन्त्री चाणक्यके दूसरे नाम कौटिल्प और विष्णुगुप्त भी 
थे। इसीका लिखा हुआ अर्थशाह्ल राजनीतिका बड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 
.इससे उस समयकी अवस्थाका बहुत कुछ पता चछता है। 

ईसवी सनसे ३०७५ ( वि० सं० से २४८ ) वर्ष पूर्व सीरियाके 
राजा सिल्यूकल निकटोर ( विजेता ) ने स्वर्गवासी बादशाह सिक- 
' 'न्द्रके जीते हुए भारतीय प्रदेशोंपर अधिकार करनेके लिये हिन्दुस्तान 
'पर चढ़ाई की । परन्तु ई० स० से ३०३ (वि० सं० से २४६ ) 
वर्ष पूर्व उसे चन्द्रगुप्से हारना पड़ा और इसकी एबजमें सिल्यूकसको 
अपनी कन्याका विवाह मगधेश्वरसे कर काबुल, हिरात, कन्दहार और 
बलुचिस्तानके प्रदेश इसके हवाले करने पड़े | चन्द्रगुप्तने भी ५०० 
हाथी भेट दे अपने नवीन खसुरका सत्कार किया । 

इस प्रकार इन दोनोंके आपसमें मैत्री हो गई और दोनोंके राज्योंके 
बीच हिन्दुकुशपर्वत प्राकृतिक सीमा निर्धारित किया गयौ। इसके 
उपरान्त सिल्यूकसने मैगेस्थनीजको अपना राजदूत बनाकर मौर्य 

( १ ) शामशाल्लीने इसका अँगरेजी अनुवाद छपाया है। 

(२ ) भर्ली दिस्ट्री ऑफ इण्डिया, छू० ११९। 

छ्८ 


मौये-चंश । 





राजाकी सभामें भेजा । उसने उस समयका हाल अपनी पुस्तकमें इस 


प्रकार लिखा हैः--- 
पाटलछिपुत्र । ह 

यह नगर ८० स्टेडिया (९ मीलके करीब) लम्बा और १५७ स्टे- 
डिया ( १६ मीलके करीब ) चौड़ा था। इसके इर्द गिदे छकर्ड़ाकी 
बड़ी मजबूत शहर-पनाह थी। इसमें तीर चलानेके लिये छेद बने 
हुए थे। तथा यह शहर-पनाह ६७ फाटक और ५७० बुजोंसे 
सुशोभित थी। शहरके एक तरंफ गंगा और दूसरी तरफ सोनकी 
धारा बहती थी। शहर पनाहके चारों तरफ ६०० फीट चौड़ी और 
करीब ३० हाथ गहरी खाई थी। इसमें सोनका जर भरा जाता था। 

सड़्के । 

भारतकी सीमासे पाठलिपुत्र तक राजमार्ग बना हुआ था | यह 
मार्ग शायद पुष्कछावती ( गान्धारकी राजधानी ) से तक्षशिला हो- 
कर झेलम, व्यास, सतछज, जमनाको पार करता हुआ तथा हस्तिना- 
पुर, कन्नौज और प्रयाग होता हुआ पाटलिपुत्र पहुँचता था। इस पर 
आध आध कोसके फासलेसे पत्थर छंगे थे | इन पर मा्गका फासला 
और स्थानका नाम लिखा रहता था। 

सम्भवतः इसी मार्गसे मैगेस्थनीज पाटालिपुत्रमें आया था। न 
मादूम और भी इसी प्रकारके कितने ही अन्य मार्ग ( सड़कें ) उस 
'समय विद्यमान होंगे; जिनको देखनेका सोभाग्य उसे प्राप्त नहीं हुआ 
होगा | 


( १ ) इण्डिया एण्ड दि वैस्टने वल्डे, ० ७२-४३ । 
थ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


उपर्युक्त सड़ककी लम्बाई १०,००० स्टेडियाँ (१००० कोस ) थी 
और इस प्रकारकी सड़कों आदिकी मरम्मतके लिये एक अलग ही 
विभाग था | यही विभाग इनका प्रत्नन्ध किया करता था। 
इस बिवरणसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऐसे मार्मोसे व्यापार और 
सेना-संचालनमें बड़ा सुभीता रहता होगा । 

राजा । 

इसका निवासस्थान ( राजमहल ) शहरके बीचों बीच था और यह 
सुन्दर और अमूल्य वस्तुओंसे सजा रहता था। राजाकी पोशाक भी 
बड़ी भड़कीली होती थी । यह ( राजा ) दिनभर राजसभामें बैठकर 
न्याय किया करता था और बैदेशिक दूतों आदिसे मिलता था। 

राजाकी रक्षाके लिये औरत नियत होती थीं जो हरदम राजाके 
साथ रहती थीं और इन्हींपर खास तौरसे राजरक्षाका भार रहता था। 
दूसरे सिपाही आदि ,आाहर दरवाजेपर पहरा दिया करते थे। ये 
औरतें बाल्यावस्थामें ही उनके मा-बापोंसे खरीद छी जाती थीं और 
इसी कार्यके लिये खास तौरसे शिक्षित की जाती थीं। ये जिस प्रकार 
शज्त्विद्या सीखती थीं उसी प्रकार गानविद्यामें भी दक्षता प्राप्त करती 
थीं। विद्वानोंका अनुमान है कि शायद ये औरतें यूनान देशको होती 
थीं और दासबृत्तिके लिये उनके अभिभावकोंसे खरीद छी जाती थीं । 
इन यवनियोंके यहाँकी भापा ओर रहन-सहनसे प्रर्णतया अपरिचित 
होनेके कारण इनके किसी पड़यन्त्रमे सम्मिलित होनका भय भी नहीं 
रहता था। 

इसकी पुष्टिम संस्कृत नाटकोंसे कुछ अबतरण दिये जाते हैं:-- 

(१ ) भर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, 9० १३५। 

<द० 


मौर्य-घंश। 

“सो बाणासणाहत्थाहि जबवणीदि बणपुण्फमाछाघारिणीईि 
पडिवुदों इदो एव्व आअच्छदि पिअवअस्सो। ” 

अथोत्‌---जंगछी फ़ू्लोंकी माछा धारण करनेवाली और हार्थोमे 
धनुष ली हुई यवनियोंसे घिरा हुआ राजा इधर ही आ रहा है। 

आगे चल कर इसी नाटकके छठे अड्डमें जिस समय मातलिने 
विदूषकसे छेड़छाड़ की और वह रक्षाके लिये चिल्लाया उस समय उ- 
सकी रक्षाके लिये उद्यत हुए राजाने अपना धनुष माँगा, वहां पर 
लिखा है:--- 

४ ग्रथिष्य शाड्रेहस्ता यवर्ना ”” जिसका तात्पर्य यह है कि य- 
बनीने धनुष छाकर हाजिर किया | 

इसी प्रकार विक्रमोवैशी नाटिकामें भी एक स्थल पर छिखा है;--- 

“यबनी धल्ुदेसस्‍्ता प्रविद्य”? 

अथीत्‌ यवनी धनुष हाथमें लेकर हाजिर हुईं । 

इसी प्रकार और भी अनेक अवतरण मिल सकते हैं। 

राजा जब कभी बाहर जाता था तब उसकी सवारी बड़ी तड़क 
भड़कके साथ निकछती थी। उसकी सवारीके चारों तरफ सशख्् 
उपर्युक्त झ्लियाँ चछती थीं और उनके इदे गिदे बछेवाले सिपाही रहते 
थे। मार्गमें रस्सियोंसे सीमा निधोरित कर दी जाती थी। इस सीमा- 
को उल्लंघन करनेवाका--चाहे वह पुरुष हो या ज्ञी--समान रूपसे 
मृत्युदण्डका भागी होता था। 

( १ ) “ एव बाणासनहस्ताभियेवनीभिवेनपुष्पमालाधारिणी भिः परेश्रत इत 
एवागच्छति प्रियवयस्य:” ( शकुन्तका नाठक, अह्ू २) | 

(२) शकुन्तला, अड्ू ६, १० २२४ । (३) विकमोर्वशी, भक्भ ५, ए० १२२३॥ 

दर 





5 


भाश्तके प्राचीन राजवंधा-- 


शिकारमें भी ये यवनियोँं राजाके साथ रहती थीं जैसा कि ऊपर 
उल्लेख किये हुए शकुन्तछा-नाटकके उदाहरणसे प्रकट होता है। 
यदि राजा हाथी पर बैठ कर शिकारको जाता था तो ये भी रथों, 
घोड़ों और हाथियों पर सवार हो उसके साथ साथ रह्दती थीं । 
सेना । 
चन्द्रगुप्तकी सेनाँमें ६,००,००० पैदल, ३०,००० सवार, ९,००० 
हाथी और असंख्य रथ थे। रथोंमें सारथीके सिवाय दो योद्धा और 
हाथीपर महावतके अलावा तीन सिपाही बैठा करते थे। इस हिसाबसे 
इसकी सेनामें कुछ ६,९०,००० मनुष्य होंगे । 
शल्हमोमें उस समय ढाल, तलवार, बरछा और तीर कमान काममें 
लाये जाते थे । 
पैदेल सिपाहियोंके धनुष उनकी ऊँचाईके बराबर होते थे और उनको 
वे पृथ्वीपर टिकाकर और बाँए पैरते दबाकर चढ़ाते थे। उनका तीर 
भी करीब तीन गजके ठम्बा होता था और भारतीय योद्धाके हाथसे 
चलाये जानेपर ढाछों और कबचोंको कागजकी तरह छेद देता था। 
उनकी ढाल भी बहुत बड़ी होती थी। बहुतसे सिपाही नेजा ( भाला ) 
और तलवार भी रखते थे। ये तलवारें भी करीब तीन हाथ तक 
लम्बी होती थीं ओर दोनों हार्थोसे चछाई जाती थीं । सवारोंके पास 
दो भाले रहते थे और उनकी ढालें भी पैदक सिपाहियोंते छोटी 


(१ ) भर्ली द्विस्ट्री ऑफू इण्डिया, प्‌ृ० १२५। # 
६२) प्राचीन भारतव्ेकी सभ्यताका इतिहास, ध० ३१ । 
६ ३ ) इण्डिया एण्ड दि वैस्टने वल्डे, एु० ४९-५० । 

<रे 


मोये-वंश । 
होती थीं। इनके घोड़ोंके जीन व लगाम नहीं होते थे । केव्रल मुँह- 
'पर रस्सा बाँध दिया जाता था। 

हाथी सेनाके एक खास अब्ड समझे जाते थे । 

सेनाका प्रबन्ध करनेके लिये ३० आदमियोंकी एक सभा होती 
थी । यह सभा ६ उपसभाओंमें बंटी रहती थी। प्रत्येक उपसभामे 
७ सभासद होते थे। पषडड्लिनी सेनाके एक एक अबड्जका प्रबन्ध एक 
एक उपसभाके अधीन रहता था। उसका विवरण इस प्रकार हैः- 

(१) नौका-विभाग--यह विभाग नौकाओंका प्रबन्ध करता 
था | उस समय इनसे भी युद्धमें काम लिया जाता था। 

(२) रसद-विभाग--इसके अधीन सामानकी गाड़ियाँ सिपा- 
हियों और पशुओंकी खायसामग्री तथा इसी प्रकारके अन्य सेना- 
संबन्धी रसद-विभागके प्रबन्ध रहते थे । 

( ३ ) पैदक सेना-विभाग--इसके अधीन पैदल फौजका प्रबन्ध 
होता था। 

( ४ ) रिसाढका-विभाग---यह विभाग सवारोंके रिसालेका प्रबन्ध 
करता था। 

(७५) रथ-विभाग--यह विभाग युद्धके रथोंकी देख भाल 
करता था। 


(६ ) हस्ति-विभाग---बुद्धके हाथियोंका प्रबन्ध यह बिभाग 
'किया करता था | 


ह (१ ) भर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ० १२५।. ४० १२५। 
६३) अर्ली दिस्द्ी ऑफ इण्डिया, ४० १२६ । 
<दे 





भारतके प्राचीन राजबंश-- 


नगर-प्रबन्धे 

इसके लिये भी ३० सभ्योंकी एक सभा होती थी। यह भी प्रूबों- 
लिखित सभाकी तरह ६ भागोंमें बैंटी हुई रहती थी | उन विभागोंके, 
कार्य इस प्रकार थेः--- 

(१) हशिल्पकछा-विभाग--यह विभाग शिव्पकछाकी देख, 
भाल करता था। अर्थात्‌ वस्तुओंकी कीमत निश्चित करना, कारीगरोंकी. 
रक्षा करना और बढ़िया सामान बनवानेका प्रबन्ध करना इसी विभा- 
गके आधीन था। 

( २ ) वैदेशिक-विभाग---इस विभागका काम विदेशियोंके जान- 
मालकी रक्षा करना था । अर्थात्‌--यही विभाग नगरमें और 
मार्गमें विदेशियोंकी हिफाजतका परापूरा प्रबन्ध करता था, उनके. 
बीमार पड़नेपर उनकी सहायता करता था, और मर जानेपर उनकी 
लछाशको गड़वा कर उनके माल असबाबको उनके उत्तराधिकारियेंके 
पास पहुँचवा देता था। 

(३) जन्ममरण-विभाग--इसका काम प्रजाके जन्म-मरणकी' 
गिनती रखना था | यह काम केबल कर लगानेके लिये ही नहीं 
किया जाता था | बहिक प्रत्येक मनुष्यके जन्म-मरणका हाल राज्यसे 
छिपा न रहे, यह भी इसका उद्देश्य था। 

(9 ) व्यापार-विभाग--यह विभाग वाणिज्य और व्यापारका 
प्रबन्ध करता था । नाप और तौऊकी देख भाल करना भी इसीके 
जिम्मे था। तथा फ्सछकी पैदावारके बिकने आदिका हिसाब भी/ 
यही रखता था। कोई मनुष्य दुगना कर ( टैक्‍स ) दिये बिना एकसे 

(१ ) अड्डों दिलल्‍्टी ऑफ इण्डिया, ५० १९२७०१२९ | गा) 

८४ 


मौये-घेद्न । 


अधिक वस्तुका व्यापार न करे, इस बातकी देख भाल रखना भी इसी 
विभागके जिम्मे था। 

(५ ) वस्तुनिरीक्षक-विभाग--दस्तकारीकी चीजोंकी देखरेख और 
उनके बेचनेका प्रबन्ध करना तथा नयी और पुरानी बस्तुओंको जुदा 
जुदा बिकवानेका इन्तिजाम करना इसका काम था। 

(६ ) कर-विभाग--यह विभाग बिकी हुई वस्तुओंके मूल्यमेंसे 
दसवो हिस्सा करके रूपमें वसूछ करता था | इसमें गड़बड़ करने- 
चालेको प्राणदण्ड दिया जाता था । 

यद्यपि उपयुक्त सभाओंका कार्य इस प्रकार बैंठा हुआ होता था, 
तथापि सार्वजनिक स्थानों-बाजार, मन्दिर, घाठ आदि-का प्रबन्ध इनकी 
स॑युक्त महासभाके अधीन रहता था। 

इनके अछावा एक विभाग ऐसा भी था; जिसके कमचारी नदि- 
योंकी देख भाल करते थे, भूमिको नापते थे और सब खेतवालोंको 
बराबर पानी मिले इसके लिये उन द्वारोंका निरीक्षण करते थे जिनमेंसे 
होकर मुख्य नहरका पानी अनेक शाखाओंमें बैँटता था। 

उस समय इस ( आबपाशी ) के ढिये दूरदूरके सूबों तकमें प्रबन्ध 
किया जाता था। इसके प्रमाणमें यहाँपर शक संवत्‌ ७२ (ई० स० 
१७०--वि० सं० २०७ ) का महाक्षत्रप रुद्रदामाका एक लेख पेश 
किया जा सकता है । यह छेखे गिरनारसे मिला है| इससे प्रकट होता 
है कि चन्द्रयुतके समय उसकी तरफसे वैश्य पुष्यगुप्त पश्चिमी माल- 
वेका सूबेदार था। उसने वहाँपर सुदशेन नामक एक झील बनवाई 

(१ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, ४० ३६। 

८५ 





भारतके प्राचीन राजधंश--- 


थी | परन्तु उस समय उसमें नहरोंका प्रबन्ध नहीं हो सका था। 
अत: इस कायेकी पूर्ति चन्द्रगुप्तके पौत्र अशोकके समय बहाँके सूबे- 
दार परियन राजा तुषास्फने की थी। 


पाठक | यह तो एक झौलका वर्णेन हुआ | परन्तु जिस प्रकार 
उपर्युक्त झीलके नष्ट हो जानेसे आज कल वहँकि जंगढमें उसका पता 
लगाना भी कठिन हो गया है उसी प्रकार न माद्मम उस समयकी 
कितनी नहरें आदि इस समय रसातलमें समाई पड़ी होंगी | यह सब 
कालछकी करार गतिका प्रभाव है | नहीं तो यह बात खर्य सिद्ध है 
कि जब दूरदूरके प्रान्तोंमें इस प्रकार कंषिकी उन्नतिके लिये नहरें 
निकाली गई थीं तब राजधानीके निकट तो अवश्य ही इसके लिये. 
उत्तमोत्तम प्रबन्ध किये गये होंगे । 


शिकारका, ल्गान-वसूछीका, भूगर्भजात वस्तुओंका और सड्कोंकी 
मरम्मतका प्रबन्ध भी इसी विभागके अधीन था। अर्थात्‌ यही विभाग 
शिकारियोंकी योग्यताके अनुसार उन्हें दण्ड या पुरस्कार देता था, 
लगान वसूल करता था, भूगर्भसे उत्पन्न होनेवाढी वस्तुओं-छकड़ी, 
लोहा आदि--को काममें छानेवाले बढ़इयों, लुह्दरों और कान (खान) में 
काम करनेवालोंकी देख भाल करता था तथा सड़कोंकी मरभ्मत कर- 
बाकर दस दस स्टेडिया ( करीब आधे कोस ) पर फासला बतानेबाले. 
पत्थर छगवाता था । 

प्रान्तोंका प्ेबन्घ । 
दूरदूरके सूबोंके प्रबन्धके लिये राजघरानेसे सम्बन्ध रखनेवाके 





(१ ) अर्ली हिस्दी, ऑफ इण्डिया, छु० १९९ । 
<दे 


मौये-वश। 


सूबेदार नियत किये जाते थे । उन्हींके अधीन उन सब सूबोंका शा- 
सन रहता था । 
सुप्तचर । 
अन्य विभागोंके अछावा एक खास विभाग खबरनवीसीके लिये 
भी था। इस विभागके कर्मचारी प्रत्येक स्थान और समयकी खबर 
यथासमय राजाके पास पहुँचाया करते थे। तथा इनको राजासे हर- 
समय मिल सकनेकी इजाजत रहती थी । 


कृषि । 

उस समय यहाँकी पृथ्वीमें दो फसलें होती थीं और कन्द, फर, 
मूछ भी बढहुतायतसे मिलते थे। दुभिक्षका भय नहीं था । इसका 
एक कारण तो समय पर वर्षाका होना था और दूसरा कारण यह था 
कि किसानोंके कार्यमें किसी प्रकारकी गड़बड़ नहीं की जाती थी । 
यदि उनके खेतोंके पास ही युद्धानल घघक उठता तो भी उनके 
खेतोंकी रक्षा की जाती थी और यूरोपवालोंमें जिस प्रकार युद्धके 
समय भूमिको उजाड़ने और उसकी उवेरता नष्ट करनेकी प्रथा चली 
आती है, उस प्रकार शन्रुभूमिके इक्षोंकी काठ डालने या भस्म 
करनेकी रीति यहाँ पर न थी | 

फ्सलको पानी देनेके लिये कूँओं और नहरोंका भी अच्छा प्रबन्ध 
था। राजा कृषिकी उपजका चौथा हिस्सा लिया करता था। 

खनिज पदाथे। 

पृथ्वीके गर्भभे सब प्रकारकी धातुओंकी असंख्य कानें थीं और 

इनमेंसे सोना, चाँदी, तॉँबा, लोहा और जस्ता आदि अनेक धातुएँ 


( १ ) अर्ली दिस्ट्री ऑफ इण्डिया, छू० १२९ । 
८७ 


भारतके प्राचीन राजचंश-- 


निकलती थीं । इनसे कामकाजकी वस्तुएँ, गहने और युद्धसामग्री 
बनाई जाती थी । 
॥ 

प्रत्येक अपराध बड़ी सख्तीके साथ दबाया जाता था। यदि कोई 
किसीका अक्नच्छेद कर डाछढता था तो उसकी एबजमें अपरा- 
घीका भी वही अंग संग कर दिया जाता था और इसके अछावा 
उसका हाथ भी काट लिया जाता था । यदि कोई किसी कारीगरका 
हाथ या आँख तोड़ फोड़ देता था तो उसे प्राणदण्ड दिया जाता 
था। 

झूठी गवाही देनेवालेका भी अनज्ञ ( जीभ ) भन्न कर दिया जाता 
था। बेचे हुए माछकी कीमतका दसत्रां भाग चुंगीके रूपमें न देने- 
वाला और राजाकी सवारीके समय निधधारित की हुई सीमाके बीच 
प्रवेश करनेवाला प्राणदण्डका भागी होता था । बहुतसे अपराधोंमें 
मुण्डनका दण्ड भी दिया जाता था । 

समाज । 

उस समयके लोग बड़े सीधे और मितव्ययी होते थे | इसी कारण 
हमेशा सुखसे रहते थे । वे यज्ञोंकों छोड कमी मदिरा नहीं पीते थे । 
उनको न्यायाल्योंमिं जानेका बहुत ही कम काम पड़ता था। वे छोग आप- 
समें एक दूसरेका विश्वास रखते थे और देनलेनके मामलोंमें लिखा पढ़ी 
या गवाहोंकी आवश्यकता नहीं होती थी | वे लोग एक दूसरेके पास 
अपनी अमानत रखनेमें भी संकोच नहीं करते थे । उनमें गिरवी या 

(१ ) भर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० १३०-३१ तथा मेगास्थनीजका 
भारतवर्षीय वर्णेन ए० ३४। 

८८ 


मौये-चंद्दा। 


धरोहरके बाबत कभी कोई मुकदमा नहीं होता था। वे अक्सर अपने 
घर और सम्पत्तिको भी यों ही विना विद्येष प्रबन्धके छोड़ देते ये । 
उस समय चोरी बहुत कम होती थी। वे सत्य और घर्मका समान आदर 
करते थे। वे किसी विदेशीको भी गुलामीके बन्धनमें कभी नहीं जक- 
डरते थे । उस समय धमसूत्रोंके अनुसार न्याय हुआ करता था। 

एरियनने नियाकंसका एक लेखांश उद्धृत किया है। उसमें लिखा 

# भारतवासी नीचे रूइईंका एक वल्न पहनते हैं; जो धुटनेके नीचे 
आधी दूरतक रहता है और उसके ऊपर एक दूसरा वल्ल पहनते हैं 
जिसे कुछ तो वे कंधों पर रखते हैं और कुछ अपने सिरके चारों ओर 
लपेट लेते हैं | वे सफेद चमड़ेके जूते पहनते हैं; जो बहुत ही अच्छे 
बने हुए होते हैं |” 

इस लेखसे हमारे प्राचीन प्रन्थोंमें लिखे हुए * अधोषद्ञ ” और 
£ उत्तरीय ? का बोध होता है। साथ ही यह भी प्रकट होता है कि 
उस समय उत्तरीय वख्से ही उष्णीश ( साफे ) का भी काम छे 
लिया जाता था | 

भारतके अधिकांश लोग अन्न पर ही गुजारा करते थे, परन्तु पहाड़ी 
लोग शिकार किया करते थे । 

ऊपर उल्लेख की हुई बारतोंके अछावा वे छोग अपनी शारीरिक 
सजावटके बड़े शौकीन होते थे । वे अपने शरीरको नीरोग रखनेके 
लिये अम्यज्ञ ( मालिश ) करवाया करते थे | यह मालिश आबनूसके 
चिकने बेलनोंकों त्वचा पर फिराकर की जाती थी। अमीरोंके पहननेके 

८९, 


मारतके प्राचीन राजवंश-- 


वल्च उत्तम सुनहरे कामसे युक्त होते थे। वे बढ़िया मलमलके फ़ूल- 
दार कपड़े भी पहनते थे तथा सुबर्णके आमूषणों और रत्नोसे 
अज्ञकी शोभा बढ़ाया करते थे । जब वे घरसे बाहर निकलते थे तो 
एक आदमी पीछेसे छत्र थामे साथ साथ चछता था । 


जाति या व्णे। 
मैगेस्थनीजके छेखानुसार उस समयके छोग निम्नलिखित सात वि- 
भागोंमें विभक्त थे--- 


(१) दार्शनिक---इस वर्गके छोग यद्यपि संख्यामें कम थे 
तथापि प्रतिष्ठामें सबसे बढ़े चढ़े थे। इनका काम धार्मिक रृत्योंका 
संपादन करना था| ये लोग ज्योतिष आदिके आधारपर भविष्यद्वाणी 
भी किया करते थे । यदि वह ठीक निकलती थी तो भविष्यद्वक्ता कर 
आदिसे मुक्त कर दिया जाता था। परन्तु तीन बार झूठी भविष्यद्धा- 
णीका करनेवाछा आजन्म मौन रहनेके दण्डका भागी होता था । 

(२) कृषक--इस वर्गके छोगोंकी संख्या सबसे अधिक थी ॥ 
ये छोग स्वभावके सीधे तथा सज्जन होते थे और प्रायः गाँबोंमें ही 
रहा करते थे | युद्धादिकि समय भी इनकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध रहता 
था । ये सैनिक सेवासे मुक्त होते थे | 

(३ ) पश्ुुपाठक--ये छोग शिकार करते, चौपाये रखते और 
उन्हें बेचते या किरायेपर दिया करते थे। ये छोग इधर उधर घूमते 
रहते थे और अपने रहनेके लिये डेरे रखते थे | कृषि आदिमें हानि 
पहुँचानेवाले पशुपक्षियोंका शिकार करनेके कारण इन्हें राज्यकी तर- 
फसे नियत प्रमाणमें कुछ अन्न मि्ा करता था। 


रछ 


मौये-वंश। 


(४ ) शिल्पी और व्यापारी--इस वर्गके बहुतसे व्यापारी तो 
बरतन आदि बेचते थे और बहुतसे कारीगर सामान आदि बनाते थे। 
इनमेंसे कुछकों तो कर देना पड़ता था और कुछको राज्यतम्बन्धी 
नियत सेवाएँ ( बेगार ) करनी पड़ती थीं | परन्तु जहाज और कवच 
बनानेवाले राजाके ही नोकर समझे जाते थे। उन्हें भोजन तथा वेतन 
उसीकी तरफसे मिलता था। 

(५) सैनिक--ये छोग राजाकी तरफ्से केवल युद्धार्थ ही वेतन 
पाते थे और शान्तिके समय आनन्दसे बैठे बैठे खाते थे। 

(६ ) निरीक्षक---इन छोगोंका काम प्रत्पेक बातका निरीक्षण 
करना था। ये छोग नगर, सेना, आदि प्रत्येक स्थानकी देख भाल 
करते रहते थे और छिपेछिपे सब खब्ररें राजाके पास पहुँचाते थे। 
राज्यके बड़े बड़े पद और न्यायालय आदिकोंका कारये इसी वगेके 
छोगोंके सुपुर्द रहता था | 

उस समय बिना राजाज्ञाके किसीको भी अपना व्यवसाय छोड़ 
दूसरा न्यवसाय ग्रहण करनेकी अथवा एकसे अधिक व्यवसाय करनेकी 
जाज्ञा नहीं थी । 

मैगेस्थनीजके आधार पर लिखी उपर्युक्त बातोंसे पाठकोंकों भार- 
तकी आजसे करीब २२ सौ वर्ष पूर्वकी समभ्यताकी बहुत कुछ झलक 
माद्म हुई होगी । यह सब बत्तान्त एक निष्पक्ष विदेशी राजदूतका 
लिखा हुआ है और उस समयके भारतकी समृद्धि और यहाँके उत्तम 

'राज्यप्रबन्धका बोध कराता है । 
: इस विवरणको पढ़कर हर एक आदमी समझ्न सकता है कि उस 


थर्‌ 


भआारतके प्राचीन राजवंश--- 


समय भारतकी जवस्था ऐसी दीन हीन नहीं थी और उस समयके 
भारतवासी उदरज्वालासे जलकर असमयमें ही कांठके गालमें नहीं 
- समा जाते थे। यहाँका शिल्प और वाणिज्य उन्नतिकी चरम सीमापर 
'पहुँचा हुआ था और यहाँकी बनी हुई वस्तुएँ दूर दरके देशोंमें बिक- 
नेके लिये जाती थीं। 
रौलिनसन साहबकी पुस्तकसे इस विषयके कुछ प्रमाण नीचे 
उद्धृत करते हैं। उक्त साहबने अपनी “इण्डिया एण्ड दि वैस्टने वर्ल्ड” 
नामक पुस्तकके ७ वें पृष्ठभ लिखा है कि सिन्धु और युफ्रेटिसके बीचका 
व्यापार बहुत पुराना है। इस सम्बन्धका सबसे प्राचीन प्रमाण हिठाइट 
राजाओंके लेखोंमें मिक्ता है। ये लेख ईसासे चौद॒ह या पन्द्रह सौ वर्ष 
' पहलेके समझे जाते हैं | इन राजाओंके नाम आर्येसि मिलते हुए ही 
- होते थे। 
अपर बेनीपाल (ईइ० स० से ६६८ से ६२६--वि० सं ० से ६११ 
से ५६९ वर्ष प्रवे ) के समय सिन्धु शब्दका प्रयोग भारतकी रूडडके 
अर्थमें होता था । इस असुर बेनीपालने भारतमें पेदा होनेवाले रूई 
आदिके बीज लानेके लिये आदमी भेजे थे | 
इसी प्रकार ईसासे प्रृणंकी छठी शताब्दीके नेबूचन्दनेजरके महल्लों 
आदिमें भारतीय सागवानके लट्ठटे छगे हुए मिलते हैं । 
जातकोसे भी भारतीय ब्यापारियोंका नावमें बैठकर बाबेरु ( बेबी- 
लोन ) तक जाना प्रकट होता है | 
अस्तु, अब हम फिर अपने प्रस्तुत विषय पर आते हैं। 
इस प्रकार करीब २४ वर्ष निष्कण्टक राज्य करके भारतसम्राद्‌ 
ब्र्‌ 


मौर्य-बंश । 


चन्द्रयुत्त ६० स० से २९८ (वि० सं० से २४१) वर्ष पूर्वके 
निकट ५० वर्षकी आयुके पूर्व ही खर्गकों सिधारा। 

प्रत्येक मनुष्य स््रय॑ विचार सकता है कि यह कैसा प्रतापी और 
बिलक्षण राजा था; जिसने केवछ २४ वर्षके अल्प समयमें ही अपने 
हाथों स्थापित किये नवीन राज्यको ऐसी उन्नत दशापर पहुँचा दिया। 
आजसे २२ सौ वर्ष प्रूवके इसके राज्यप्रबन्धका वर्णन पढ़कर हमारे 
पूबेजोंकों मूखे समझनेबाली आज कलकी समभ्याभिमानी जातियाँ भी. 
आश्चर्यचकित होती हैं. | मि० विन्सैण्ट स्मिथने भी अपने इति- 
हासमें चन्द्रगुतके दक्षिण विजयपर विचार करते हुए लिखा है कि . 
इस अलोकिक शक्तिशाली राजाके लिये दक्षिणका जीतना कुछ कठिन. 
नहीं था। सम्भव है कि इसने भारतके दक्षिणी प्रदेशों पर भी बहुत» 
कुछ प्रभाव जमा छिया होगा। 

इस चन्द्रगुप्तका राज्य हिन्दुकुशसे छगाकर अफगानिस्तान, पैजाब,. 
युक्तप्रदेश, बिहार और काठियाबाड़ तक फैला हुआ था । 

सम्भव है इसीमें बंगाल भी शामिल हो; क्योंकि इसके अन्त समय 
नर्मदाके उत्तरते अफगानिस्तान तक इसका अधिकार था। आश्चर्य. 
नहीं कि इसने नम्मंदाके दक्षिणमें भी विजय पाई हो | 

बहुतसे विद्वान्‌ इसका शैव होना अनुमान करते हैं। परन्तु 
जैनोंका कहना है कि यह राजा जैन था और जब पाटडिपुत्रमें १२ 


(१) अ्ीं द्विस्ट्री ऑफ इण्डिया, ए० १२८। 
(२) भर्ली हिल्द्री ऑफू इण्डिया, ० १४९ । 
९३ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


- वर्षका काल पड़ा तब राज्य छोड़ भद्वबाहुके साथ श्रवणबेलगोढा 
( माइसोर ) में जाकर साधुकी तरह रहने लगा तथा वहीं अन्तर्मे अन- 
इन ब्रत के खर्गको सिधारो | 


विशाखदतने इं० स० 9०० (वि० सं० ४५७ )के करीब मुद्रा- 
 राक्षत नाटक बनायो था । उसमें चन्द्रगुप्तका इत्तान्त इस प्रकार 
. लिखा है।--- 

चाणक्यने नन्‍्द वंशको नष्ट कर चन्द्रमुप्तको पाटलिपुत्रका स्वामी 
बनाया | परन्तु नन्दका पुराना ब्राह्मण मन्त्री राक्षस ( सुबुद्धि शर्मा ) 
चन्द्रगुप्तको राज्यसे हटानेके लिये पर्वतकके पुत्र मलयकेतुको---जिसके 
 पिताको चाणक्यने छलसे मरवा डाछा था---चढ़ा छाया। परन्तु पर्वतककी 
मृत्युके करीब दस महीने बाद उसके पुत्र मलयकेतुको भी चाणक्यकी 
“नीतिमें फैँसना पड़ा । 

बिन्दुसार । 


यह चन्द्रगुप्तका पुत्र था और ३० स० से २९८ (वि० सं० से 
२४१ ) वर्ष पू्षे उसका उत्तराधिकारी हुआ | 

इसका दूसरा नाम “ अमिन्रघात” भी मिलता है। 

(१) भर्ली हिस्टी ऑफु इण्डिया एू० १४६ । यतिश्षम नामक दिगम्बर 
जैनाचार्यने अपने * त्रिलोकप्रज्ञति ” नामक अन्थमें--जो कि शककी चौथी 
- शताब्दिके छगभगका बना हुआ ह--लिखा है-- 

मडडधरेसुं चरिमो जिणदिक्खं घरदि चंदगुत्तो य । 
सत्तो मडडधरादों पण्व्ज्ज णेव्र गेढ्ंति ॥ ७१ ॥ 

अथोत्‌ भुकुटधर राजाओंमें सबसे अन्तिम राजा चन्द्रगुप्तने जैनधर्मकी दीक्षा 
ली । उसके बाद कोई मुकुटधारी राजा जिनदीक्षा नहीं लेगा । 

(३६) विल्सन साहेब इसका रचना-काल ईसाकी पाँचवीं शताब्दी अनुमान 
करते हैं। 


घ्डे 


मौये-बंश । 





चन्द्रगुतके समयसे जो प्रीक ( यवन ) बादशाहोंके साथ सम्बन्ध 
स्थापित हुआ था वह इसके समय तक भी विद्यमान था । इसी 
डिये वहाँके राजा एण्टिओचस सोटेरने मैगेल्थनीजके स्थानमें डाइमे- 
चसकी अपना राजदूत बनाकर इसके दरबारमें भेजा था। 
उस समयके ग्रीक लेखकोंके लिखे विवरणसे पता चढता है कि 
इस राजाने एण्टिओवसको---जो कि ईसवी सनसे २८० (वि०स० 
से २२३ ) वर्ष पूर्व पश्चिमी एशियाका अधिपति था--लिखा था कि 
कृपाकर मेरे लिये वहॉँके अंजीर, अंगूरकी मदिरा और एक अध्यापक 
खुरीद कर भेज देना । इसके उत्तरमें एण्टिओचसने अंजीर और मददिरा 
तो भेज दी परन्तु अध्यापकके बारेमें छिखा कि ग्रीक-नियमानुसार 
अध्यापक खरीदा नहीं जा सकतो। 
मिस्रके राजा ठालेमी फिलाडैठफ्सने-- जिसका समय ईंसवी सनसे 
पूर्व २८७ से २४७ (वि० सं० से पूर्व २२८ से १९० ) वर्ष 
तक था---अपना एक एलची मगधकी राजसभामें भेजा था। इसका 
नाम “ डायोनिसिअस ? था। परल्तु निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते 
पकि यह बिन्दुसारके समय आया था या उसके पुत्र अशोकके समय | 
तारानाथ लिखते हैं कि बिन्दुसारने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रके 
'बीचका देश विजय किया था । 
इस प्रकार बिन्दुसारने करीब्र २७ वर्ष राज्य कियाँ और ई० स० 
(१) अली दिस्ट्री ऑफू इण्डिया ० १४७ । 
(२ ) अर्ली द्विस्ट्री ऑफु इण्डिया, एछ० १५७४ । 
(३ ) बहुतसे स्थानोंपर इसका ९८ वर्ष राज्य करना माना गया है। 
५ 


भारसतके प्राचीन राजवंदा-- 


से २७३ (वि० सं० से २१६ ) वर्ष प्ूर्त यह मृत्युको प्रात्त हुआ | 
अशोक । 


यह बिन्दुसारका पुत्र था और सब माइयोंमें योग्यतम होनेके. 
कारण अपने पिता ( बिन्दुसार ) द्वारा अपना युवराज बना लिया; 
गया था | 


बिन्दुसारके समय यह उत्तरपश्चिमी सीमान्त प्रदेश और पश्चिमी 
भारतका सूत्रेदार रह चुका था । उस समय उत्तरपश्चिमी 
सीमान्तप्रदेशमें काश्मीर, पंजाब और सिन्घु नदीके पश्चिमी प्रदेश 
थे। इस सूत्रेकी राजधानी तक्षशिला थी; जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान 
रहा करते थे और इसी कारण दूर दूरके छोग यहाँपर विद्याष्ययन 
करने आया करते थे | इसी प्रकार पश्चिमी भारतकी राजधानी उज्ज- 
यिनी (मालवेमें ) थी और यह भी उस समय किसी तरह कम 
प्रसिद्ध न थी । 


अशोकावदानमें लिखा है कि अशोक सुभद्वाज्ली नामकी ब्राह्मण 
जातिकी रानीसे उत्पन्न हुआ था | यह अपनी युवावस्थामें बड़ा उप- 
द्रबी था ॥ इसी कारण तक्षशिलामें उत्पनन हुई गड़बड़को मिटानेके 
लिये भेजा गया था। इसने उस कायको बड़ी योग्यताके साथ पूरा 
किया । 

सीलोनके लेखकोने लिखा है कि अशोक अपने ९५९ भाइयोंको 
मारकर राज्यपर बैठा था | केबढ इसका एक छोटा माई ही जीता 

(१) भर्ली दिस्दी ऑफ इण्डिया, (० १५५ । 

बच 














मौये-वंश ।+ 
बचा था । परन्तु यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती। क्यों कि इसके 
पौंचवें शिलालेखमें निम्नलिखित पंक्तियाँ खुदी हैं:--- 

४ एयं अचुबर्ध पजावति वा कटामिकालेति वा महालकेति वा 
वियापटाते हिंदा बहिलेस चा नगरूेखु सवेसु ओलोधनेछु भातिने 
चने मगिनिना एवापि अंने नातिफ्ये सवता वियापटा'' 

संस्कृतच्छाया---एवमनुबन्धं प्रज्ञावन्‍त इति वा कृताधिकारा 
इति था महान्त इति वा व्यापृतास्त इह बाह्येषु च नगरेघु सर्वेधु 
अवरोधनेषु स्रातृ्णां चानये भगिनीनामेवमप्यन्ये क्षातिषु स्वेत्र 
व्यापृताः । | 

अर्थात्‌--प्रजाकी सुख-समृद्धि और धर्मप्रचारके लिये नगरोंमें, बाहर, 
महलोंमें, भाइयोंमें, बहनोंमें और इसी प्रकार अन्य रिश्तेदारोंमें भी मैंने 
कुटुम्बवाले, पेन्शनप्राप्त और बयोबृद्ध आदमी नियत कर दिये हैं । 

इससे प्रकट होता है कि अशोकके राज्यामिषेकके तेरहवें वर्ष तक--- 
अर्थात्‌ बौद्ध धर्म ग्रहण कर छलेनेके बाद तक-उसके भाई बहन 
जीवित थे । अतः अशोकके अपने भाइयोंको मार डालनेकी कथा 
बौद्धधमंके महत्त्वको बढ़ानेके लिये ही कल्पित की गई है; जिससे 
लोगोंको माछम हो कि जो अशोक पहले वैसा क्रूर था वही बौद्ध हो 
जाने पर ऐसा सजन और दयाद्ध हो गया। 

बिन्दुसारके मरनेपर ईसवी सन्से २७३ या २७२ (वि० सँ० 
से २१६या २१७५ ) वर्ष पूर्व यह (अशोक) गद्दीपर बैठा। परन्तु इसका 
राज्याभिषिक इसके तीन या चार वर्ष बाद सन्‌ ईसवीसे २६० 
( वि० सं० से २१२) वर्ष पूर्व हुआ था | इस बिलम्बका कारण 
अब तक ज्ञात नहीं हुआ है! । 

(१ ) कथाओंके अनुसार इसके बड़े भाई सुसीमका अपने बैठे इसकी राज्य- 
प्राप्तिमें बाधा डाऊना ही इस बिलम्बका कारण बताया जाता हे । 

९७ 





भ् 


भाश्तके प्राचीन राजवंश-- 

यह राजा पहले शैव थां। परन्तु कलिल्लविजयके बाद बोद्ध हो 
गया और जीवदयाका प्रूर्ण पक्षपात करने छगा । इसी समयसे इसने 
शज्यवृद्धिकी छाल्सा भी छोड़ दी । 

कर्लिंग-विजयके बाबत इसके तेरहवें शिलालेखमें लिखा हैः-- 

“ अठवषामिसितष देवानंपियषा पियद्षिने लाजिने कछिग्ये 
विज्ञितादियढमाते पानषतथषहशे येतझा अपचुढे शतघहषमाते तत- 
हते वहुतावंतके वामटे तता पछा अधुनाछधेघु कछिग्येथु तिवे धं- 
मवाये । | 

संस्कृतच्छाया---अष्टवर्षासिषिक्तस्य देवानां प्रियस्य प्रियद- 
दिनो राशः कलिड्रगः विजिताः अध्यधेमानं प्राणशशतसहस्स य- 
क्षतोपव्यूढं शतसहस््रमात्नास्तत्रहता बहुतावत्का म्ृताः। ततः प- 
स्थादघुना लब्घेषु कलिड्रेषु तीमं धमेपालन । 

अथोत्‌---आठ वर्षसे अभिषिक्त देवताओंके प्यारे और दयावान्‌ 
राजाने कलिब्लदेश विजय किया। इसमें डेढ़ छाख मनुष्य पकड़े गये, 
एक लाख हत हुए, और इससे भी अधिक नष्ट हुए। अब इसके 
बाद जीते हुए कलिल्लदेशमें खूब धर्मका पान किया जाता है। 

उपर्युक्त नरनाशको देखकर ही अशोकको युद्धसे घृणा हो गई थी। 
आगे चलकर इसी ( १३ वें ) शिलालेखमें इसने अपने उत्तराधिका- 
रियोंको युद्ध न करनेकी सलाह दी हैः--- 


“धताये था अथोय इये धंमलिपिलिखिता किति पुता पा- 
योता मे अ...स्व विजयमविजयंतविय मनिधषु षयकषिनो विजय- 
पिखंति चालहु दंडताचालोचेतु तमेवचाविजयं मनतु ये धंम- 
पिजये |!” 


(१ ) मि० स्मिथका अशोक, ए० ३३ । 
८ 


मोये-बंदा । 
संस्कृतथ्छाया---'' एतस्मैचार्थोयेयं घमेलिपिर्लिलखिता किमिति 
चन्नाः प्रपौचाः में * ) सर्च विजयं माविजेतव्य 
शाराकदिणी विजय शा्लि ् छलघुद॒ण्डतां च शक मरा 
जय॑ मन्यन्तां यो धरमेविजयः । !” 

अर्थात्‌---इसीलिये यह घर्मलेख लिखा गया है कि शायद मेरे पुत्र 
और प्रपौत्र इस बातकों सुन ले और युद्धविजयको बुरा समझ छोड़ दें। 
तीर चलानेके समय भी शान्ति और थोड़े दण्ड देनेकों ही पसन्द 
करें | धर्मविजयकों ही असछी विजय समझें । 

यह कलिद्भदेश महानदी और गोदावरीके बीच था । मैगेत्थनीजने 
इसका वर्णन इस प्रकार किया है;--- 

“ कलिड्ग छोग समुद्रके सबसे निकट रहते थे। इस देशकी राज- 
घानी पार्थविस थी । इसके प्रबल राजाके पास ६०,००० पैदल, 
१,००० घोड़े और ७०० हाथी थे ।” 

अशोकका अभिषेक इसबीसन्से २६९, वर्ष पूषें हुआ था और 
यह छेख इसके नवें राज्य-वषेका है। अत: इसके कलिद्लविजयका समय 
ईसवी सनसे २६१ (वि० से० से २०४ ) वर्ष पूर्व आता है। 

इस विजयके बाद अशोकने अपने सूबेदारोंके नाम अज्वाएँ प्रचा- 
रित की थीं । इनमेंसे एक धवीसे और दूसरी जौगढ़से मिली है। ये 
दोनों स्थान कछिद्ठ प्रदेशमें थे। पहला पुरी जिलेमें भुवनेश्वरके पास 
ओऔर दूसरा मद्रास प्रदेशके गंजाम जिलेमें है। 

घवलीकी आज्ञा तोसलीके प्रधान मन्‍्त्री ओर नगरके हाकिमोंके नाम 
है | उसमें लिखा है कि “तुम छोग हजारों प्राणियोंके अधिकारी हो। 
हमारा फूर्ज है कि भरे आदमियोंके प्रीतिपात्र बनें | सब आदमी मेरी 

ष्ध् 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


प्रजा ( सन्‍्तान ) हैं । मैं अपने पुत्रोके समान ही प्रजाका भी इह- 
लौकिक और पारकौकिक हित और सुख चाहता हूँ। अतः तुमको 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि जिससे एक आदमी भी दुखी न हो।” 

जौगढ़की आज्ञा समापाके महामात्योंके नाम है। इसमें उपयुक्त: 
लेखकी अनेक बातोंके साथ साथ यह भी लिखा है कि “तुमको. 
प्रजाके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिये कि मेरे राज्यकी सीमाके पा* 
सके अबिजित देशोंके छोग भी मुझमें विश्वास करने लगें और यह 
समझें कि यदि क्षमाके छायक अपराध होगा तो उनको अवश्य क्षमा 
दी जायगी । तुम छोगोंको अपना कर्तव्य समझकर मेरी इस आज्ञाका 
पालन करना चाहिये; जिससे वे छोग मुझे पिताके समान सम- 
झने लगें।” 

इनसे प्रकट होता है कि कर्किग देशकी राजधानी तोसलछी नियत 
की गई थी और वहोंका सूबेदार एक राजपुत्र बनाया गया था । 
यद्यपि तोसछी नगरका अब तक पूरा पता नहीं छगा है तथापि यह 
धवलीके आसपास ही कहीं होगा। * 

अशोकका राज्य पश्चिममें हिन्दुकुश, उत्तर-पश्चिममें काइ्मीर, 
उत्तरमें नैपाल, प्ूर्वेमें गंगाके मुहानेका समतल प्रदेश, दक्षिणप्रू्वमें 
तमलुक बंदर, दक्षिणमें माइसोरका उत्तरी प्रदेश और दक्षिण पश्चिममें 
काठियाबाड तक था। ( उत्तरमें ) तक्षशिला, ( पश्चिममें ) उज्ज- 
यिनी, ( पूर्वमें ) तोसछी, और ( दक्षिणमें ) सुबर्णगिरि नामक नग- 
रोमें इसके सूबेदार रहा करते थे; जो अपने अपने अधीनके प्रदेशोंका 
शासन किया करते थे | इस प्रकार सुदूर दक्षिणकी छोड़ करीब करीब, 

(१ ) तमलक बंदर बंगालमें ताम्नलिप्ति नदीके मुद्दानेपर था। 


१२०० 


मौये-बंश । 

सारा हिन्दुत्तान, अफगानिस्तान और बदूचिस्तान इसके अधिकार- 
मे था। 

राजतरबद्णीसे पता चलता है कि इसने काश्मीरम श्रीनगर नामकी 
एक नई राजधानी बनवाई थी। यह आजकलेके श्रीनगरसे तीन 
मील ऊपरकी तरफ थी; जो अब शायद “ पाडरेथन ? नामसे प्रसिद्ध 
है। 

नेपालमें इसने छलितपट्टण नामक नगर बसाया था और वहाँ पर 
अनेक स्तूप भी बनवाये थे | 

दीपबंश और महावंशसे प्रकट होता है कि अशोकने अपने 
राज्यके चौथे वर्ष बौद्ध धर्म ग्रहण किया था । परन्तु इसके छेखोंपर 
विचार करनेसे पता चलता है कि यह धघर्मपरिवर्तन इसके राज्यके 
नवें वर्षके बाद हुआ होगा; क्योंकि कलिज्भविजयमें हुए नरनाशको 
देख कर ही इसका हृदय द्ववित हो गया था। 

अब आगे हम इसके शिलालेखोंका भाषानुवाद उद्छृत करते हैं। 
इससे उस समयका बहुत कुछ सच्चा सच्चा हाल प्रकट हो जायगा;--- 

पदरछा शिराछेस । 

यह धर्मलेख देवताओंके प्यारे राजा प्रियदर्शीनि खुदवाया है | इस 
संसारमें न तो कोई प्राणी मारा जाय, न बढि दिया जाय और न भोज 
( दावत ) किया जाय; क्योंकि प्रियदर्शी ( सबका भछा चाहनेवाका ) 
राजा भोजमें बहुतसी बुराइयोँं देखता है | लेकिन कुछ समाज ( भोज ) 


(१) इसके लेखोंमें इसके राज्यवधे ९ से २८ तक मिलते हैं। इसका राज्या- 
मिषेक हें० स० पूवे २६९ में हुआ था। तदलुसार ईं०स० पूर्व २६१ में इसके 
राज्यका नवाँ और ई० स० पूर्व २४२ में २८ वाँ वर्ष आता है। 


१०१ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


ऐसे भी हैं जिनको देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा अच्छा समझता 
है । पहले देवताओंके प्यारे प्रियदर्शी राजाके रसोई-धरमें नित्य हजारों 
प्राणी मारे जाते थे। परन्तु अब जबसे यह धर्मलेख लिखवाया गया 
है तबसे तीन ही प्राणी मारे जाते हैं। दों मोर और एक हरिण | 
यह हरिण भी हमेशाके लिये नहीं है | आगे ये तीनों प्राणी भी नहीं 
मारे जायँगे | 
दूसरा शिलालेख । 

देवताओंके प्यारे प्रियदर्शी राजाके जीते हुए राज्यमें सब जगह 
और सीमाप्रदेशकी जातियों--जैसे चोर, पाण्ड्यं, सत्यपुत्र और 
केरलपुत्र--के राज्योंमें, ताम्रपर्णा ( सीछोन ) तक और यवनराज 
( ग्रीक ) अन्तियोक॑ ( ॥४४०८४०५) तथा उसके जो सामन्त 
( अधीन ) राजा हैं उनके देशोंमें सब जगह देवताओंके प्यारे प्रिय- 
दर्शी राजाने दो प्रकारकी चिकित्साओंका प्रबन्ध किया है | आदमि- 
योंकी और पशुओंकी । तथा जहाँ जहाँ आदमियोंके और पश्ुओंके 


(१ ) चोल--भारतके दक्षिणी प्रायद्वीपका दक्षिण-पू्वेकी तरफुछा हिस्सा । 
इसकी राजधानी उडियुर त्रिचनापलीके पास थी। 

(२) पाण्ब्य--चोल देशका दक्षिणी हिस्सा। मदुरा और तिनेवलीके आस- 
पासका प्रदेश । 

(३ ) सत्यपुञज्र--मंगलोरके आसपासका प्रदेश । 

(४ ) केरलपुत्र--मालाबार प्रदेश । इसका विस्तार कन्याकुमारी ( (32९ 
(०677 ) तक था। 

(५ ) यद्द सिल्युकस निकटोरका पौत्र और सीरिया तथा पश्चिमी एश्षियाका 
राजा था। इसका समय ईं० स० से पूवे २६१ से २४६ ( वि० स० से पूर्व 
२०४ से १८९ ) तक माना जाता है । 

१०२ 


मौय-बंश । 
उपयोगमें आनेबाडी औषधियाँ नहीं मिलती थीं वहाँ वहाँ सब जगह 
वे भिजवाई और लगवाई हैं| इसी प्रकार जहाँ जहाँ मूल और फल 
नहीं थे वहाँ वहाँ सब स्थानों पर मिजवाये और लगवाये हैं | मनुष्यों 
और पशुओंके लिये रास्तोंपर इृक्ष लगवाये और कुएँ ख़ुदवाये हैं । 
तीसरा शिछालेख | 

देवताओंके प्यारे प्रियदर्शी राजाने इस तरह कहा--- 

बारह वर्षसे अभिषिक्त हुए मेंने यह आज्ञा दी। मेरे सारे राज्यमें 
मेरे नगरके और बाहरके कर्मचारी हर पाँचवें वर्ष इसके लिये---इस 
धमेशिक्षाके लिये ओर दूसरे कार्मोके लिये भी--दौरेमें जाबें । माता- 
पिताकी सेवा करना अच्छा है, दोस्तों, जान पहचानवालों, रिश्तेदारों, 
ब्राह्मणों और श्रमणों ( भिक्षुओं ) को दान देना अच्छा है। जीव- 
हिंसा न करना अच्छा है । कमखर्ची और कम सामान एकत्रित करना 
अच्छा है। भिक्षुसंघ भी कर्मचारियोंको कारण ( देशकाऊ ) और 
घर्मके आदेशानुसार ( खर्च और सामानकी ) गिनती करनेकी आज्ञा 
देंगे । 

चौथा शिलालेख । 

बहुत समय बीत गया ( यहाँ तक कि ) सैंकड़ों वर्षों तक प्राणि- 
योंकी बलि, जीबोंकी हिंसा, रिश्तेदारोंक साथ बुरा बरताब, तथा 
ब्राह्मण और श्रमणोंके आदरका अभाव बढ़ता ही गया | इस लिये 
आज देवताओंके प्यारे प्रियदर्शी राजाके धर्मांचरणसे भेरीका शब्द, 
धर्मकी घोषणा, रथों और हाथियोंके दशन ( सवारी ), रोशनी आदि 
और कई तरहके दिव्यरूप आदमियोंके देखनेके लिये हुए हैं। जैसा कि 
सैकड़ों वर्षोसे पहले कभी नहीं हुआ था वैसा आज देवताओंके प्यारे 

१०३ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


प्रियदर्शा राजाकी धर्मशिक्षासे, प्राणियोंका बलि नहीं देना, जीवाहिंसा नहीं 
करना, रिवतेदारोंका सत्कार करना, ब्राह्मणों और श्रमणोंका सत्कार करना, 
मा बापकी सेवा करना आदि कई तरहके धर्माचरणका प्रचार बढ़ा है। 
और देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इसको इसी तरह बढ़ाता रहेगा। 
देवताओंके प्यारे प्रियदर्शी राजाके पुत्र, पौन्न, और प्रपत्र भी इस 
धर्मीचरणको सृष्टिके अन्त तक बढ़ाते रहेंगे, तथा घर्म और शीलका 
पालन करते हुए घमेका उपदेश (८ प्रचार ) करेंगे । यह धमंका आच- 
रण करना बड़ा अच्छा काम है | भक्तिसे वर्जित पुरुषके लिये घर्मा- 
चरण असम्भव है। इस टिये इसकी रक्षा और बृ॒द्धि करना अच्छा 
है। इसी लिये यह लिखा गया है, ( इस लिये वे छोग ) इसकी इद्धिमें 
लगे रहें और हानिको न देखें। बारह वर्षले अभिषिक्त हुए देवताओंके 
प्यारे प्रियदर्शी राजाने लिखवाया | 
पाँचवों शिलालेख । 

देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा बोला । भलाई मुशकिलसे होती 
है। जो आदमी भलाई करता है वह बड़ा कठिन काम करता है। 
इस लिये मैंने बहुत भलाई की है । इस डिये मेरे पुत्र, पौत्र और उनके 
बादके मेरे बंशन कह्पके अन्त तक उसका अनुकरण करेंगे-पुण्य 
करेंगे और जो इसके थोड़ेसे अंशकी भी हानि करेंगे वे पाप करेंगे; 
क्योंकि पाप आसानीसे फैलता है | बीते हुए समयमें पहले धर्म महा- 
मात्र ( धर्मप्रचार करनेवाले राज्याधिकारी ) नहीं थे। तेरह वर्षसे 
अभिषिक्त मैंने धमं महामात्र नियत किये हैँ । वे धर्मकी देख भालके 
लिये, धर्मयुक्त मनुष्योंके उस ( घर्मकी ) इद्धिद्वारा हित और सुखके 
लिये, सब धर्मवालोमें छगगाये गये हैं। ये यवनोंके, कम्बोज और गान्धार- 

१०७ 


मौर्य बंश 

बालोंके, इसी प्रकार दूसरी सीमाप्रान्तकी जातियोंके और नौकरेंके, 
आयों (स्वामियों ) के, आह्मर्णोके, अनार्थेके तथा बुड्ढोंके हित और 
सुखके लिये, धर्मबालोंकी रक्षाके लिये, केद और बध ( फौंसी ) को 
'रोकनेके लिये, रक्षाके लिये और मोक्ष ( बचाव ) के छिये लगाये गये 
हैं। इसी लिये कुटुम्बबाले, पैन्शनप्राप्त,, और वयोबद्ध छोग पाटलि- 
पुत्रमें, बाहरके शहरोंमें, सब जनाने महलोंमें, इसी प्रकार कुछ माइयोंमें 
और कुछ बहनोंमें तथा रिवतेदारोंमें सब जगह नियत किये गये हैं । 
मेरे राज्यमें सब जगह धर्मात्मा और दानी धर्ममहामात्र धर्मोधिकारि- 
योंपर नियुक्त हैं। इसी ( धर्म प्रचारके ) लिये लिखा हुआ यह धमैं- 
लेख बहुत समय तक बना रहे और मेरी प्रजा इसका अनुकरण करे। 

छठा शिलालेख । 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस प्रकार बोला । बहुत समय 
बीत गया पर पहले हर समय कार्य करने और हाल ( रिपोर्ट ) सुनने- 
का रिवाज नहीं था। मैंने ऐसा किया कि खाते समय, जनानेमें, एका- 
न्तगृहमें, पाखानेमें, अखाड़ेमें और बगीचेमें सब जगह खबरनवीस 
प्रजासम्बन्धी खबरें निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि में हर समय मनु- 
*योंके कार्यतो कँगा। और जो कुछ कि में जबानी दानकी या 
सुनानेकी आज्ञा देता हूँ तथा जो कुछकी आवश्यकताके समय प्रधान 
मन्त्री लोग आज्ञा देते हैं उसमें विवाद या विचारके उपस्थित होनेपर 
परिषद ( सभा ) को चाहिये कि शीघ्र ही हरसमय और हरवक्त 
इसकी मुझको इत्तिला दे, ऐसी मैंने आज्ञा दी है; क्‍योंकि मुझे अपने 
उत्थान और कार्योत्रे सन्‍्तोष नहीं होता है। सबोंका हित करना 
डी मेरा खास मत है। तथा उसका मूछ उद्योग और कार्य करना ही 
१०५ 


भारतके प्रासीन राजवंश-- 


है | सबकी मलाईके सिवाय मुझे दूसरा काम नहीं है | जो कुछ कि 
मैं करता हूँ वह सब प्राणियोंसे उक्रण होनेके लिये, और कइयोंको 
इस लोकमें सुखी करने और परलोकरमे स्वर्गप्रात करनेके लिये करता 
हूँ । इसीके लिये यह धर्मलेख लिखवाया है। यह बहुत समय तक रहे 
और मेरे पुत्र और ख्रियाँ सब लोगोंके द्वितके लिये उद्योग करें । यह 
विना पूर्ण उद्योगके नहीं हो सकता । 
सातवां शिलालेख । 

देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा चाहता है कि सब जगह सत्र 
धर्मावलम्बी रहें; क्‍यों कि वे सब ही इन्द्रियनिप्रह और मनकी शुद्धि 
चाहते हैं। आदमी भिन्न भिन्न रुचि और इच्छाके होते हैं | ( उनमेंसे ) 
कुछ पूरा और कुछ एक भाग करेंगे । जिनके पास दानके लिये बहुत 
धन नहीं है वे भी हमेशा संयम, भावशुद्धि, ऋृतज्ञता और इढभक्ति 
रख सकते हैं । 

आठवाँं शिलालेख । 

समय बीत गया जब कि देवताओंके प्यारे ( राजाछोग ) बिहारके 
लिये यात्रामें जाते थे। इसमें शिकार और इसी प्रकारके दूसरे 
आमोद प्रमोद होते थे | दशबघ्रते अभिषिक्त देवताओंका प्यारा प्रिय- 
दर्शी राजा ज्ञानी होकर ( यात्रामें ) निकका | इसी लिये यह पधर्मं- 
यात्रा की गई। इसमें ब्राह्मणों और भिक्षुओंके दशन होते हैं, उनको 
दान दिया जाता है, इद्धोंके दर्शन होते हैं, उनको दान दिया जाता 
है। नगरवासियोंसे मिलने और उनको धर्मोपदेश देने तथा धर्मसंबन्धी 
पूछताछ करनेका समय मिलता है। इसी लिये देवताओंका प्यारा प्रि- 
यदर्शी राजा पुरानी विहारयात्राओंसे इन धर्मयात्राओंकी अधिक पसन्द 
करता है। आगे भाग्य है । 

१०६ 


मौये-बंश। 
नवों शिलालेख । 

देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा बोछा। मनुष्य कई तरहके मन्नल 
कार्य करता है । बीमारीमें, निमन्त्रणमें, विवाहमें, पुत्र होनेपर, बाहर 
जानेके समय और ऐसे ही दूसरे समय बहुत मद्ुछ कार्य करता है। 
इन अवसरोंपर माताएँ बहुतसे कई तरहके तुच्छ और निरर्थक मंगल 
करती हैं । मड्डछ कार्य तो अवश्य करने चाहिये। परन्तु ये मद्नल 
थोड़े फलको देनेवाले होते हैँं। किन्तु धर्मसम्बन्धी मज्गल बहुत फरूको 
देते हैं । क्योंकि इनमें दासों ( गुठामों ) और नौकरोंके साथ अच्छा 
बताव किया जाता है, गुरुओंकी प्रूजा की जाती है, प्राणोंका संयम 
( रोकना ) किया जाता है, भिक्षुओं और ब्राह्मणोंकों दान दिया जाता 
है। ये और ऐसे ही अन्य कार्य धर्ममड्ढल हैं। इसका उपदेश पिता, 
पुत्र, भाई, मालिक, दोस्त और जानपहचानबालेकों भी करना चाहिये। 
यह श्रेष्ठ है। यह धर्ममड्गल उस कार्यकी समाति तक करना चाहिये। 
यह कैसे ? क्‍योंकि यहॉँपर दूसरा मज्जलछ संशयपूर्ण होता है। शायद 
उस कार्यको सिद्ध करे या नहीं, या इसी लोकके लिये हो | परन्तु 
यह धर्ममड्गल हर समय हो सकता है और यदि इस छोकमें कार्यकी 
सिद्धि नहीं करे तो भी परलोकमें बहुत फल देता है । और यदि इस 
लोकमें भी उस उद्देश्यकी सिद्धि कर दे तो इस धर्ममद्जलसे दोनों 
फायदे हो जाते हँ। इस छोकमें उस कार्यकी सिद्धि होती है और पर- 

लोकमें अनन्त पुण्य प्राप्त होता है । 

दूसवो शिलालेख । 

देवताओंका थ्यारा प्रियदर्शी राजा यश या कातिकों परलोकमे 


विशेष कामकी नहीं समझता । और जो कुछ कि यश और कोौर्तिकों 
चाहता है वह इस लिये कि वर्तमानमें: और आगे भी छोग धर्म- 


१०७ 


ु भारतके भ्रायीन राजवंदा-- 


वाक्योंको सुनें और मेरे धर्ंत्रतका अनुकरण करें। इसी लिये देवता- 
ओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा यश् और कीर्तिको चाहता है | जो कुछ 
कि उद्योग देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा करता है वह सब पर- 
छोकके छिये ही है; क्योंकि इससे सब ही अधोगतिसे बच जायें । 
यह अधोगति ही पाप है। परन्तु विना प्रबल उद्योगके छोटे या बड़े 
आदमी द्वारा यह कार्य करना बड़ा कठिन है। चाहे सब छोड़ दो 
फिर भी बड़े आदमीके लिये भी यह कार्य दुष्कर ( मुशकिलसे करने 
लायक ) है। 
ग्यारहवों शिछाछेख । 

देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस तरह बोला कि धर्मोपदेश 
करने, धर्मके विभाग करने और धर्मके साथ सम्बन्ध करनेके समान 
कोई दान नहीं है | इसी लिये दास ( गुठाम ) और नौकरोंके साथ 
उचित बतोव करना, माबापकी सेवा करना, मित्रों, जान पहचानवालों, 
रिश्तेदारों, ब्राह्मणों और श्रमणों ( मिक्षुओं ) को दान देना, जीवोंकी 
हिंसा न करना उचित है। 

यह श्रेष्ठ है, यह करना चाहिये, ऐसा पिताको, पुत्रको, माईको 
सालिकको, मित्रकों, जान पहिचानवालेको, रिशतेदारको और पड़ोसीको 
भी कहना चाहिये । ऐसा करनेवाला इस लोकको सुधारता है और 
उस धर्मदानसे परलोकर्मे भी अटूट पुण्य प्राप्त करता है । 

बारहवों शिलालेख । 

देवताओंका थ्यारा प्रियदर्शी राजा सब धर्मबाढोंको, सैन्‍्यासियोंको 
और गृहस्थोंको दानसे और अनेक तरहके सत्कारसे पूजता ( आदर 
करता ) है । देवताओंका प्यारा सब धर्मेवार्लोकी धार्मिक आचरणकी 

१०८ 


मौये-बंश । 

उन्नतिके बराबर किसी भी दान या प्रूजाको नहीं समझता है | यह 
उन्नति कई प्रकारकी है | इसका मूल वाणीका संयम है। क्योंकि 
इससे अपने धर्मकी स्तुति और दूसरेके धमकी निन्‍्दा नहीं होती। 
इसके अभावषमें नाहक ल्घुता हो जाती है | उन उन मौकों पर दूसरे 
धर्मबाऊोंकी भी उन्हींके अनुसार पूजा करनी चाहिये । ऐसा करनेसे 
( आदमी ) अपने पंथकी उन्नति करता है और दूसरे पन्थोंका 
भी उपकार करता है। इससे विपरीत करनेसे अपने पंथको 
भी हानि पहुँचाता है और दूसरोंके धर्मोंकी भी बुराई करता है। 
जो कोई अपने पनन्‍्थकी भक्तिसे या अपने पन्थकी उन्नतिकी 
इच्छासे अपने धर्मवार्लोंकी प्‌्रजता है और दूसरे धर्मवालोंकी बुराई 
करता है, ऐसा करनेसे वह अपने पन्थपर कठोर प्रहार करता है। 
मेल मिलाप ही अच्छा है; क्‍योंकि इससे दूसरे धमोनुयायी भी धर्मको 
सुन सकते हैं। देवताओंके प्यारे (राजा) की ऐसी इच्छा है कि सब 
पन्‍्थवाले पूरी तौरसे जानकार और सच्ची विद्यावाले हों। प्रत्येक धर्मके. 
माननेबालोंको कहना चाहिये कि देवताओंका प्यारा (राजा) सब. 
धमवालोंके आचरणकी उन्नतिके बराबर किसी दान या पूजाको नहीं 
मानता | इसीके लिये बहुतसे धर्ममहामात्र ( धर्मके उपदेश करने- 
बाले प्रधान अधिकारी ), ल्ियोंके कार्योकी देख भाल करनेवाले महा- 
मात्र, व्रात्य भूमिक ( इन्सपैक्टर ) और दूसरी सभाएँ नियत की गई हैं।. 
इनका कार्य अपने अपने पन्थकी वृद्धि और धर्मकी उन्नति करना है। 

तेरहवाँ शिलालेख । 
आठ वर्षसे अभिषिक्त ( अर्थात्‌ अभिषेकके नवें वर्ष ) देवताओंके. 
प्योरे प्रियदर्शी राजाने कलिज्न विजय किया । इसमें डेढ़ छाख आदमी 
१०९ 


भारतके धाचीन राजवंश-- 


पकड़े गये, एक छाख वहाँपर हत हुए और इससे भी अधिक नष्ट हो 
गये । उसके बाद अब उन प्राप्त किये हुए कलिड्ढ देशोंमें देवताओंके 
प्यारे राजाके घर्मका अच्छी तरह पालन, घधर्मकार्य और धर्मोपदेश 
किया जाता है | देवताओंके प्योरे और कलिड्रोंको जीतनेवाले राजाको 
यह अफसोस है, मैं इस जीतकों जीत नहीं समझता हूँ; क्‍यों कि 
युद्धमें आदमियोंका वध मृत्यु और गिरफ्तारी होती है । 

यह वध पीडाजनक होनेसे देवताओंका प्यारा ( राजा ) इसे 
बहुत बुरा समझता है। वहाँ पर ऐसे ब्राह्मण, भिक्षु, दूसरे पन्थवाले 
या गृहस्थ रहते हैं जिन पर बड़ों और बुड्ढोंकी सेवाका, मातापिताकी 
सेवाका, गुरुओंकी सेबाका, तथा दोस्त, जान पहचानवालों, मदद- 
गारों, रिवतिदारों, दासों ओर नौकरोंके साथ अच्छे बर्ताव और श्रद्धाका 
भार रहता है। इनका उस ( युद्ध ) में नाश या नुकसान होता है 
अथवा उन्हें बहँसे जुदा होना पड़ता है | जिनकी आपसकी मोहब्बत 
कम नहीं हुई है ऐसे सुरक्षित पुरुषोंके दोस्त, जान पहचानवाके, सहाय- 
क और रिधब्तेदार दुःखमें पड़ते हैं वह भी उन्हीं ( सुरक्षित पुरुषों ) 
पर प्रहार होता है | यह सब पुरुषोंके भाग्यका प्रतिघात देवताओंके 
प्रिय ( राजा ) के बड़े अफ्सोसका बिषय है। 

ऐसा कोई नगर नहीं है जहॉँपर इने निका्यों-सभाओं-को ब्राह्मणों 
और श्रमणोंमं ( समानताकी ) आज्ञा न दी गई हो | ऐसा कोई भी 
देश नहीं है जहॉपर मनुष्योंका एक न एक धर्ममे अनुराग न हो । 
उस समय प्राप्त किये कलिल्लोंमें जितने आदमी जखमी हुए, मारे गये 
और पकड़े गये उनका सौवाँ या हजारवाँ भाग भी अब देवताओंके 
प्योरे ( राजा ) के लिये बहुत भारी है। 

११० 


मौय-चंदा । 

बुराई करनेवाला भी यदि क्षमाके छायक हो तो क्षमा करना ही देव- 
ताओंके प्यार (राजा ) का मत है और अब भी जो देवताओंके प्रियके 
( मेरे ) अधिकारमें आवेगा, प्रार्थना करेंगा, विचार करेगा, पश्चा- 
त्ताप करेगा और देवताओंके प्यारे मेरे अधिकारमें रहेगा ( वह भी 
क्षमा किया जायगा )। इससे ( लोग ) लज्जित होंगे और हिंसा नहीं 
करेंगे । क्‍यों कि देवताओंका प्यारा सब प्राणियोंका क्षेम, संयम (आत्म- 
निम्रह ), समानभाव और प्रसन्नता चाहता है। यही विजयमें मुख्य है। 
देवताओंके प्यारे (राजा ) का जो धमैबिजय है वह प्राप्त हुआ 
है। देवताओंके प्रियके राज्यमें आठ सौ योजन॑ तकके सीमाके रा- 
ज्योंमें जहाँ पर अन्तियोक नामका यवन राजा है और उस अन्तियो- 
कके आगे ( उत्तरमें ) जो चार राजा है--तुरमय, अन्तिकोनें, मगे, 
अलिकसुन्दर्र (उनके राज्यमें) तथा नीच, चोड, पाण्ड्य, ताम्रपर्णीय, और 


(१ ) चार कोसका एक योजन होता है। 

(२) 30४०८॥०५ ( ईं० स० से २६१ से २४६ वर्ष पूर्व )। यह 
सीरिया और पश्चिमी-एद्षियाका राजा और सिल्यूकस निकटोरका पौत्र था| 

(३) ?20067०7ए 7॥]9069705 ( ईं० स० से पूर्व २८५ से २४७ 
चर्षतक ) यह मिस्लका शासक था । इसीके समय प्रसिद्ध यूक्विड ( >पटात ) 
शलेक्‌जैण्डियामें रहता था । 

(४) 37080०70५ (507995 ( ईं० स० से पूर्व २७७ से २३९ वर्ष 
तक ) यद्द मेसीडोनियाका शासक था । 

(७ ) (०९०७ यद्द उत्तरी एफ्रिकाके (.५7८॥ प्रदेशका शासक था। 
ओर इसका समय ई० स० से पूर्व २८५ से २५८ तक था। 

( ६ ) 4८:वथा१८7 यह यपरसका शासक था। इसका समय ईं० स० 
से २७२ से १५८ वर्ष पूवंतक अनुमान किया जाता है। 


१११ 


दरद इनमें और विषवज, यवने, कम्बोजे, नामक, नाभप्रान्त, मोजे, प्रति- 
निक्‍यें, आने और पुलिन्दोंमें सब जगह देवताओंके प्योरेकी पर्म- 
शिक्षाका अनुकरण किया जाता है। और जहाँपर देवतार्थोके प्यारेंके 
दूत नहीं जाते हैं वहॉँके ( छोग ) भी देवताअओंकि प्यारेंके धर्मके 
हाल, तरीके और उपदेशको सुनकर इसका अमुकरण करते हैं और 
करेंगे । इससे जो सब स्थानोंपर विजय प्राप्त होती है वह प्रसन्नता देने- 
बाढी है | धर्म-तरेजयकी जो प्रीति है वही गहरी प्रीति है । ( परन्तु » 
. वह प्रीति एक साधारण वस्तु है । ( बास्तबमें ) देवताओंका प्यारा 
( राजा ) परलोकके छामको ही बड़ा छाम समझता है | इसी डिये 
यह धर्मलिपि लिखी गई है; क्यों कि मेरे पुत्र और और प्रपौन्र ( इस 
धर्मविजयको ) सुर्ने ओर दूसरे सब तरहके विजयोंको अनुपादेय 
समझें । तीर चलानेसे प्राप्त बिजयमें भी शान्ति और हलके दण्डको 
ही पसन्द करें और जो धर्मविजय है उसीको विजय समझें | यह इस 
छोक और पर लछोकमें छाभकारी है। सब तरहकी प्रीति उद्यमकी तरफ ही 
होनी चाहिये; क्योंकि इससे इस छोकमें और परलोकमें छाभ होता है। 
चद्दयों। शिलालेख । 
यह धर्मलेख देवताओंके प्यारे प्रियदर्शी एजाने लिखबएय है। 
कहीं संक्षेपसे, कहीं मध्यम भाव ( मामूली तौर ) से और कहीं 
(5 ) ओक छोग, और भारतके उत्तर-पश्चिमीय सीमापरके विदेशी लोग। 
(३) दिमालयके उत्तरके लोग । बहुतसे इनको तिब्बतवासी समझते हैं। 
( ३ ) इछिचपुर ( बरार ) के पासके रदनेवाले । 
(४ ) बहुतसे लोग इनको पैठनके निवासी अनुमान करते हैं। 


(५ ) गोदावरी और कृष्णा नदियोंके बीचके श्रदेशमें रहनेवाले । 
(६ ) विन्ध्य और सतपुराकी पहद्माढ़ी जातियाँ। 


११२ 


भारतके प्राचीन राजबंश-- 





गिरनार पर्व॑तपर ख़ुदा हुई अशोककी आश्ञाएँ । 
[एछ ११२. 


भौये-चंद्ा 
विस्तारसे; क्योंकि सब स्थानोंपर सबकी आवश्यकता नहीं है। मैंने 
( दुनियाका ) बहुत बड़ा भाग जीता है, बहुतसा लिखा है और 
( आगे भी ) हमेशा ही लिखबाता रहूँगा | इसमें जो जो ( बहुतसी 
बातें ) बार बार छिखी गई हैं, वे उस उस बातकी मधुरता बढ़ानेके 
लिये हैं; जिससे छोग उसको प्रयोगमें लावें | इसमें कुछ अधूरा लिखा 
गया हो, ठीक न हो और सन्देहजनक हो वह छिखनेवालेका दोष 
समझा जाय | 
घवरीका लेख । 
देवताओंके प्यारे ( राजा ) की आज्ञासे 'तोसली? के प्रधान मन्त्री 
और नगरके हाकिमोंको ( इस प्रकार ) कहना चाहिये । जो कुछ कि 
मैं देखता हूँ उसका प्रयोग और उसे तरीकेके साथ करना चाहता 
हैं। इसका जरिया तुम छोगोंका उपदेश देना है। यही मेरा मुख्य मत 
है, क्यों कि तुम हजारों प्राणियोंके अधिकारी हो। (हमको चाहिये कि) 
भछे आदमियोंकी प्रीति हासिल करें । सब छोग मेरी प्रजा हैं। जिस 
प्रकार मैं अपनी सन्‍्तानके लिये चाहता हूँ कि वह इस छोकके और 
परलछोकके सब प्रकारके हित और सुखको प्राप्त करे, उसी प्रकार सब 
छोगोंके लिये भी चाहता हूँ। तुम इसका पूरा तात्पर्य नहीं समझ 
सकते | ( तुममेंसे शायद ) कोई एक पुरुष इसको जानता हो, परन्तु 
बह भी थोड़ासा ही ( जानता होगा ) पूरा नहीं। तुम इसे देखो । यह 
नीति अच्छी है। एक आदमी भी जो कि बन्धन या दुःख पाता हो 
और कारागारमें मर जाय तो इससे दूसरे बहुतसे आदमी अत्यन्त 
दुःखित होते हैं । ( इस लिये ) तुमको मध्यत्थ ढृत्ति ( निष्पक्षता ) 
ग्रहण. करनी चादिये। परन्तु यह इतनी बातोंसे नहीं हो सकती;--- 
११३ 


गा डर 


भारतके प्रार्चीन राजवंश--- 
ईष्यासे, सुस्तीसे ( परिश्रमके बिना ), निष्ठुरतासे, जलदीसे, मूर्खतासे, 
आल्स्यसे और थकावटसे | इस लिये ऐसी कोशिश करनी चाहिये 
कि ये भेरे न हों (अर्थात्‌ इनसे बचना चाहिये। ) नीतिमें थकावठका न 
होना और जल्‍दी नहीं करना ही इसकी जड़ है | इस छिये उठो, 
कोशिश करो, बढ़ी और पहुँचो | यह देखकर क्या तुमको उपदेश 
न करना चाहिये ? क्‍या तुम आज्ञाको नहीं देखते हो कि इस इस 
अकार देवताओंके प्यारे (राजा ) की आज्ञा है ? इसका कार्यमें परे- 
णत करना महा फलूदायक है और नहीं करना महा विप्नरूप है। जो 
इसे नहीं मानते हैं वे न तो स्वर्गकी आराधना करते हैं न राजाकी। 
मैंने इस कामके दो नतीजे रक्‍्खे हैं। इसके करनेसे तुम स्वर्गको 
ग्राप्त करोगे और राजाकी तरफका फर्ज भी अदा करोगे। 

यह छिपि तिष्य (पुष्य ) नक्षत्रके दिन सुननी चाहिये और उसके 
बीच भी मोंके मोके एक आदमी तकको भी सुननी चाहिये। ऐसा 
करते हुए तुमको इसको काममें छानेकी कोशिश करनी चाहिये। इसी 
लिये यह लेख लिखा है, ताकि नगरके हाकिम हर समय भलाईमें लगे 
रहें और नगरवासियोंको अकस्मात्‌ दुःख या छेश न हो । इसी लिये 
में धमसे हर पांचवें साल धर्माध्यक्षको भेजूँगा जो रहमदिल, भरा 
और हरकामको सट्टूल्यतसे करनेवाछा होगा। इस बातको जाननेवाले 
जैसी मेरी आज्ञा है वेसा ही करते हैं। 

उज्जैनसे भी कुमार इसी छिये ऐसे ही धर्माध्यक्ष ( बर्गे ) 
को भेजेगा और तीन वर्षका उल्लंघन नहीं करेगा ( अर्थात्‌ हर तीसरे 
बषेके पहले ही भेजा करेगा )। इसी प्रकार तक्षशिलासे मी । और 
जब कि वे प्रधान मन्त्री अपने दौरेपर निकलेंगे तब वे अपने काममें 

११२४ 


भोस चरा। 
हर्ज नहीं करते हुए इसको भी समझेंगे और वैसा ही करेंगे, जेसा कि 
राजाकी आज्ञा है। 
जोगढ़का लेख । 
देवताओंका प्यारा इस प्रकार बोला | राजाकी आज्ञासे समापाके 
ग्रधान मन्त्रियोंको इस प्रकार कहना चाहिये | जो कुछ कि में देखता 
हूँ उसको मैं काममें छाना चाहता हूँ और बाकायदा प्रारम्भ करता हूँ। 
इसका खास जरिया, मेरे मतसे तुम छोगोंको उपंदश देना है। सब 
मनुष्य मेरी प्रजा हैं। में अपनी सन्तानके लिये चाहता हूँ कि वे सब 
तरहके हित और सुखको प्राप्त करें और प्रजाके लिये भी चाहता हूँ 
कि वे इस छोक और परलोकके सब प्रकारके हित और सुखको 
प्रात्त करें । उसी प्रकार सब आदमियोंके लिये भी चाहता हूँ । मेरे 
राज्यकी सीमाके पासके नहीं जीते हुए छोग यह जानना चाहते होंगे 
कि हम लोगोंके लिये राजाका क्या खयाल है। उनके लिये मेरी यह 
इच्छा है। में चाहता हूँ कि उनको मेरी तरफसे किसी प्रकारकी घब- 
राहट न हो>><बे मेरेमें भरोसा करें | वे मेरेसे सुखी हों दुखी न हों 
( और समझ लें ) कि राजा हमारे क्षमाके ठायक अपराधको क्षमा 
केरगा>< २ २८ >भेरे लिये घर्मका आचरण करें और इस छोक और पर- 
लोकको सुधारनेकी कोशिश करें:। इसी डिये भें तुमको आज्ञा देता हूँ। 
इससे तुम अपना फर्ज अदा करोगे | तुमको आज्ञा देनेको ओर अपने 
विचार जाहिर करनेको मेरा निश्चय और प्रतिज्ञा अचल है | इस लिये 
ऐसा करनेका उद्योग करना चाहिये और उन ( सीमाके बाहर रहने- 
'बार्छों ) को दिछासा देना चाहिये जिससे वे समझें कि राजा हमारे 
पिताके समान है । जिस प्रकार वह ( राजा ) अपना खयाछू रखता 
११५ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


है उसी प्रकार हमारा भी रखता है। जैसी उसकी प्रजा है वैसे ही 
हम भी हैं। तुमकों आज्ञा देनेकों और विचार जाहिर करनेको मेरा 
धैर्य और प्रतिज्ञा अचछ है। इसके लिये मैं अपने कर्मचारियोंकों आज्ञा 
दूँगा; क्योंकि तुम उनको दिलासा देने और उनके इस छोक और 
परलोकके हित और सुखके लिये योग्य हो | इस प्रकार कार्य करते 
हुए तुम स्वर्गकी प्राप्तिका उद्योग भी करोगे और मेरा जो तुम पर फर्ज 
है उसको भी अदा करोंगे। 

इसी मतलबसे यह लेख लिखा है | इस लिये सीमाके पास रहने- 
वालोंके दिलासेके लिये और धर्माचरणके लिये प्रधान मन्त्री छोग हर 
समय इसके अनुसार कार्य करें| इस छेखको हर चौथे महीने ( चार 
चार महीनेका एक एक मौसम होता है, अतः हर मौसमके आरम्भमें ) 
पुष्य नक्षत्रके दिन और बीचमें भी सुनना चाहिये। समयपर शान्तिमें 
अकेले आदमीको भी सुनना चाहिये । ऐसा करते हुए तुम इसके प्रचा- 
रकी चेष्टा करोगे । 





ऊपर जिन शिलालेखोंका उल्लेख किया गया है उनमेसे पहले १४ 
छेख अशोकके खास शिलालेख समझे जाते हैं और पिछले प्रादेशिक 
लेख । उनमेंके पहले दस लेख निम्नलिखित स्थानोंसे मिले हैं:--- 

१ शाहबाजगढ़---( पेशावर ) 

२ मानसहरा---( हजार प्रान्त, उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश।) 

३ करूसी--( देहरादून---सहारनपुर ) 

9 गिरनार---( भावनगर--कांठियावाड़ ) 

५ घवलौ---( पुरी--उड़ीसा ) 

११६ 


मौये-घंश। 
६ जौगढ़---( गेजाम-मद्रास ) 
ग्यारहवाँ, बारहवौं और तेरहवों लेख ऊपर लिखे पहले चार स्थानोंसे 
मिला है और पिछले दो स्थानोंमें इन तीनोंकी एवजमें क्रमशः उप- 
युक्त एक एक प्रादेशिक लेख ख़ुदा है। चौदहवाँ लेख मानसहराकों 
छोड़ अन्य सब स्थानोंमे विद्यमान है। 
इसके छठे शिलालेखका कुछ भम्नांश सोपारा (थाना--बंबई ) से 


भी मिला है। इससे प्रकट होता है कि वहाँ पर भी इसकी आज्ञाएँ 
खुदवाई गईं थीं । 


अब हम अशोकके स्तम्भों परके लेखोंका अनुवाद देते हैं;--- 
पहला स्तस्मछेख । 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस प्रकार बोला | छन्बीस 
वर्षसे अभिषिक्त हुए मैंने यह धर्मलेख ख़ुदबाया है। इस छोकका 
और परलोकका प्राप्त करना विना अधिक धर्मप्रेमके, विना कठोर 
निरीक्षणके, विना कठिन सेवाके, बिना अत्यन्त भयके, विना कठिन 
'साहसके, मुश्किल है। मेरे धर्मोपदेशले अपनी अपनी जगह धर्मकी 
आवश्यकता और धर्मका विचार बढ़ा है और बढ़ेगा । मेरे बड़े, छोटे 
और मध्यम आदमी भी भठकते हुए छोगोंको राहपर छानेके लिये 
इसका अनुकरण और आचरण करते हैं। इसी प्रकार सीमान्तके प्रधान 
मन्त्री भी ( करते हैं )। यह कायदा है कि घर्मसे पालन, धर्मसे न्याय, 
घर्मसे सुख और धममसे ही रक्षा होती है। 
दुखरा स्तस्मछेख | 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस प्रकार बोछा कि धर्म श्रेष्ठ 
है | धमम क्‍या है ! बुराईसे दूर रहना, भलाई, दया, दान, सत्य और 
११५७ 


भारतके प्राचीन राजवंश -- 


पवित्रता । मैंने दो पैरवालों, चार पैर्वालों, पक्षियों और जलचरोंके 
लिये कई तरहसे ध्यान दिया है। मैंने प्राणदक्षिणासे लेकर कई 
प्रकारकी ऋपाएँ की हैं और भी कई तरहकी भलाइयाँ की हैं। इसी: 
लिये यह धर्म लेख लिखवाया है कि ( छोग ) ऐसा ही करें और यह 
चिरस्थायी हो | जो ऐसा करेगा वह सुकृत करेगा । 
तीखरा स्तम्मलेख । 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस प्रकार बोलछा। यह मैंने मछा- 
ई की, इस प्रकार आदमी अपनी भलाई ही देखता है। पर यह मैंने 
पाप किया, इस तरह आदमी अपने पापको नहीं देखता कि यह बुराई 
है । यह देखना बड़ा मुश्किल है । इसी प्रकार यह भी देखना 
चाहिये । ये बुराइयोँ हैं | जैसे:---उम्रता, निष्टरता, क्रोध, घमण्ड, 
ईर्ष्या। इनके सबबसे मैं बुरा न बनूँ | यह अच्छी तरहसे देखना चाहिये 
कि यह मेरे इस छोक और यह मेरे परछोकके लिये ( अच्छा ) है । 
चोथा स्तम्मछेख । 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस तरह बोछा । छब्बीस वर्षसे 
भिषिक्त हुए मैंने यह धर्मलेख लिखवाया है । मेरे सूत्रेदार बहुतसे 
सेकड़ों हजारों प्राणियोपर नियत हैं । उनको न्याय और दण्डमें मैंने 
स्वतन्त्र कर दिया है; क्‍यों कि ( इससे ) वे छोग कार्मोकों बिना 
स्वार्थंक तथा बिना भयके करें और मुल्कमें रहनवाले आदमियांके हित 
और सुखका ध्यान रक्‍्खें | तथा उनपर कृपा करें | वें सुख और 
दुःखकी समझेंगे और देशवासियोंके साथ धर्मयुक्त व्यवहार करेंगे, ताकि 
वे इस लोककी और परछोककी आराधना करें। मेरे सूद्नेदार मेरी सेवा 
करना चाहते हैं। दूसरे आदमी भी जो कि मेरी इच्छाके अनुसार करनाः 
११८ 


मोयेअर 
चाहेंगे बे भी उसी प्रकार अपने हलके (वालों)के साथ बर्ताव करेंगे, 
जिस प्रकार कि सूबेदार मेरी सेवा करनेकी कोशिश करते हैं। जिस 
प्रकार पिता अपनी सनन्‍्तानको प्रसिद्ध धात्री ( धाय ) को सौंप कर 
निश्चिन्त हो जाता है कि वह होशियार धात्री मेरे बच्चेको सुखसे 
पाछेगी; इसी प्रकार मैंने देशवासियोंके हित और सुखके लिये सूत्रेदार 
नियत किये हैं कि जिससे वे छोग विना भय, विना स्त्राथंक और 
खुशीके साथ अपना काम करें । इसी छिये मैंने उनको न्याय और 
दण्डमें ( दीवानी और फोजदारी मामलोंमें ) स्त्रतनत्र कर दिया है। 
यह उचित ही है; क्‍यों कि इससे न्याय और दण्डमें समता रहेगी । 
आजसे यह भी मेरी आज्ञा है. कि जिन कैदी मनुष्योंके दण्डका निर्णय 
हो कर फौंसीकी आज्ञा हो गई हो उनके लिये तीन दिनकी मोहरूत 
मैंने दी है। इससे उनके भाई-बन्धु उनके जीत्रनके लिये अपील कर 
सकेंगे, या मरणका खयाल कर दान देंगे, या परलोकसम्बन्धी ब्रत 
करेंगे । मेरी इच्छा है कि इस रुकावटके समय भी वे परवेककी 
आराधना कर लें | ( इससे ) आदमीमें कई प्रकारका घर्मका आच- 
रण, संयम और उचित दानका प्रचार बढ़ता है । 
पॉचवयों स्तस्मलेख । 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस तरह बोछा | छब्बीस वर्षसे 
अभिषिक्त हुए मैंने इतनोंको अबध्य किया है। वे ये हैं:---तोता, मैना, 
अरुण ( छाल ), चकवा, हँस, नान्दीमुख, गेलाठ, चमगीदड़, रानी- 
कीड़ी, पहाड़ी कछुआ, दण्डी, बिना हड्डीका मत्स्य, तीतर, गंगाकुक्कुट 
( एक प्रकारका मुर्गा ), बाम मछली, जूका कछुआ, सेल, गिलहरी, 
बारहसींगा, सॉंड, बन्दर, धब्बेदार हरिन, सुफेद कबूतर, (गँवका कबूतर) 
११५ 


भारतके प्राचीन राजवंदा-” 
ओऔर वे सब चोपाये जो न तो काममें आते हैं न खाये जाते हैं। भेड़ 
या सूअरनी जो गर्मिणी हो या दूध देती हो अवध्य है और छः महीनेसे 
छोटे बच्चे भी अवध्य हैं । मुर्गेके अण्डकोश नहीं निकालने चाहिये । 
जीवयुक्त भूसी नहीं जलानी चाहिये। नुकसानके लिये या शिकारके 
लिये जंगल नहीं जलाना चाहिये । एक जीवसे दूसरे जीवका पोषण 
नहीं करना चाहिये | 

तीनों चातुर्मासोंकी पूर्णिमाके दिन, पुष्यनक्षत्रवाली प्रूणिमाके दिन, 
चौदस, पंचदशी और प्रतिपदा इन तीन दिन और साधारणतः उप- 
वार्सोेकि दिन न तो मत्स्य मारना चाहिये और न बेचना चाहिये। इन्हीं 
दिनोंमें नाग-बन (हाथी पकड़नेके जंगलमें ) और कैवर्त भोग (मछु- 
ओंकी बस्ती ) में जो अन्य जीव हैं उनको भी नहीं मारना चाहिये । 
प्रत्येक पक्षकी अष्टमी, चतुर्दशी और पंचदशीको, पुष्य और पुनर्वश्ु 
नक्षत्रेके दिन, तीनों चतुर्मासियोंके दिन, और शुभ दिनोंमें सांडको 
बधिया नहीं करना चाहिये। ( इसी प्रकार ) बकरा, मेंढा, सूअर और 
जो दूसरे जानवर बधिया किये जाते हैं वे नहीं किये जाने चाहिये। 
पुष्य, पुनंबंसु तथा चातुर्मास्यके दिन और चारतुर्मास्यके दोनों पक्षोंके 
दिन घोड़ोंके और बैलेंकि निशान नहीं लगाने चाहिये । अब तक 
छब्बीस वर्षसे अभिषिक्त मैंने पच्चीस कैदी छुड़वाये हैं । 

छठा स्तम्मलेख | 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस प्रकार बोछा ) बारह व्षसे 





(१ ) पहले बहुतसे स्थानोंमें वेमें तीन मौसम माने जाते थेः--पीष्म, 
वर्षा और छिक्षिर । इन मौसमोंकी पूर्णिमासियाँ ऋमसे फाल्गुन, आषाढ़ और 
कार्तिकमें मानी जाती थीं। (एपिग्राफिया इण्डिका जिलल्‍्द २, ० २६१-२६५)। 


२० 


भौये-चंश । 
अभिषिक्त मैंने छोगोंके हित और सुखके लिये घर्मेख लिखवाया। 
उन उन बातोंकोी छोड़कर इस इस प्रकारकी धर्मवृद्धि करनी चाहिये। 
में छोगोंके हित ओर सुखका मार्ग देखता रहता हूँ। जिस प्रकार मैं 
देखता दूं कि जातिवालोंमें किसको क्‍या सुख पहुँचाऊँ उसी प्रकार 
नजदीकवालों ओर दूरवालोंमें भी देखता हूँ और वैसा ही करता हूँ । 
इसी तरह सब पंथवालोंमें भी देखता हूँ | मैंने सब घर्मवाोंका अनेक 
तरहकी परूजासे सत्कार किया है । परन्तु आत्माका खयाल मैं सबसे 
मुख्य समझता हूँ । छब्बीस वर्षसे अभिषिक्त मैंने यह घर्मडेख लिख- 
वाया है | 
सातवाँ स्तम्मछेख । 
देवताओंका प्यारा राजा इस प्रकार बोला | बहुत समय बीत गया 
जब राजा छोग हुए और उन्होंने चाहा कि किस तरह लछोगोंमें धर्मकी 
वृद्धि की जाय | परन्तु छोगोंमें ठीक तौरसे धर्म वृद्धि नहीं की | इस 
पर देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस तरह बोला कि मुझे यह 
खयाल हुआ कि समय बीत गया जब कि राजाओंने चाहा कि किस 
प्रकार छोगोंमें ठीक ठीक धर्मदृद्धि की जाय। परन्तु छोगोंमें ठीक ठीक 
ध्मदद्धि नहीं की । तो ( फिर ) छोग कैसे इसको मानें और किस 
तरह उनमें ठीक ठीक धर्मझद्धि की जाय | किस तरह किनमें मैं धर्म- 
वृद्धि करूँ | इस विषयमें देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस प्रकार 
बोला। मेरे समझमें यह आया कि धर्मोपदेश सुनवाऊँ और धर्मकी 
आज्ञाएँ प्रचारित करूँ) इनको सुनकर छोग ( उसे ) मानेंगे, ( उसकी ) 
उन्नति करेंगे और खूब धर्मबृद्धि होगी। इसी छिये धर्मोपदेश सुनवाये, 
धमोज्ञाएँ प्रचारित कों। मेरे कर्मचारी जो कि बहुतसे लोगोंमें नियत 
श्र्१्‌ 


भारतके आचौन राजवंश --- 


हैं, बे चारों तरफ इसका वर्णन करेंगे और विस्तार करेंगे । राजपुत्र 
छोग भी बहुतसे सैकड़ों हजारों प्राणियों पर नियत हैं ॥ उनको भी 
आज्ञा दे रक्खी है कि वे धर्माधिकारियोंकों इस इस प्रकार कहें।' 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी इस प्रकार बोछा। यही देखते हुए मैंने 
धर्मस्तम्म (खडे ) किये, धर्ममहामाद्य (धर्मप्रचारक कर्मचारी ) नियत 
किये, धर्मपदेश किया । देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस तरह 
बोला | रास्तेमें भैने बड़ छगवाये | वे पशुओं और मनुष्योंकों छायाके: 
लिये उपयोगी होंगे | आमकी वाटिकाएँ छगवांइ। आधे आधे कोस पर 
कूँए खुदबाये और रात बसेरेके लिये सराये बनवाई। पश्चुओं और भाद- 
मियोंके उपयोगके लिये जगह जगह बहुतसी पानीकी कूंडियाँ ( नौंदें ) 
बनवाई। परन्तु जिन अनेक सुखोंसे पहलेके राजाओंने और भेंने लो- 
 गोंको सुख्खी किया ये भोग ( सुख ) तुच्छ हैं। छोग इस घमम विषयर्मे 
प्राप्त हों इसके लिये मैंने यह किया है। देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी 
इस तरह बोला। मैंने धर्म महामात्योंको बहुतसे मलाईके कार्मोम नियत 
किया है | वे सन्यासियोंमें, गृहस्थोंमें और सब्र धर्मबालोम नियत किये 
गये हैं और मेंने उन्हें संघके लिये भी नियत किया है। ये ही आ्राह्म- 
णोमें और आजीविकोर्मे भी मुकर्रर किये गये हैं । तथा दिगंबर 
लोगोंमें भी मेरी तरफसे ये नियत होते हैं । इसी तरह अनेक पंथ 
वालोंमें मी ये नियत होते हैं| अपने अपने कार्योर्मे नियत किये हुए वे 
धर्ममहामात्य इनमें और दूसरे सब संप्रदायवार्लमें छगे हैं। देवता- 
ओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा ऐसा बोछा। ये और दूसरे बहुतसे नियुक्त 
किये हुए धर्माध्यक्ष मेरे, रानियोंके, और मेरे सब महलोंमें कई तरहसे 
उन उन कार्योंको प्रसन्नताके छायक ( अच्छी तरहसे ) करते हैं । 


श्र 


मौयं-वंदा । 


यहाँ नगरमें और बाहरके प्रदेशोंमें भेरे द्वारा लड़कों, रानियों 
और कुमारोंके दानकार्योमें, नियुक्त किये गये ( धर्माध्यक्ष ) धर्मकार्योंके 
संपादन और घर्ममें विज्वासप्रातिके लिये छगे रहते हैं । दोगोमें 
दया दान, सत्य, शौच, प्रसन्नता और सज्जनताकी वृद्धि इस प्रकार 
होगी, इसका अनुसन्धान करना ही धर्मका संपादन और उसमें विश्वास 
करना है। देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस तरह बोला। जो कुछ 
कि मैंने अच्छे काम किये हैं उनको छोगेने ग्रहण किया है और वे 
उसका अनुकरण करते हैं। इसीसे मा-बापको सेवा, गुरुकी सेवा, 
वयोबृद्धोंकी इजत, तथा ब्राह्मण, साधु, दुःखी, गरीब, गुलाम और 
नौकरोंके साथ भलाई बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। देवताओंका 
प्यारा प्रियद्शा राजा इस तरह बोला कि लोगोंमें जो यह धर्मब्रद्धि की 
गई है वह दो तरहसे की गई है । ( एक ) धर्मके नियमोंसे और 
( दूसरी ) उसपर गौर करनेसे । धर्मका नियम करना तुच्छ है और 
उसपर गौर करना श्रेष्ठ है | धर्मका नियम यह है; जो मैंने किया है 
कि ये ये जीव अवध्य हैं। और भी बहुतसे धर्मके नियम हैं; जो मेंने 
किये हैं । परन्तु खासकर धर्म परके गौरसे ही लोगोंमें जीवोंकी रक्षा 
और प्राणियोंके नाश न करनेके लिये धर्मकी वृद्धि की गई है। यह इसी 
लिये किया है कि मेरे पुत्र और पौत्र भी इसका अनुकरण करें और 
यह आचन्द्राक ( जबतक सूर्य और चन्द्रमा रहे तब्रतक ) रहे तथा 
लोग इसके माफिक बतोंव करें । इस प्रकार ( इसका ) अनुकरण 
करनेबालोंका यह लोक और परछोक सुधर जाता है। सत्ताईस वर्षसे 
अभिषिक्त हुए मैंने यह धमलेख लिखवाया है। देवताओंका प्यारा 
बोला । ये धर्मलेख जहाँ हैं वहॉँपर पत्थरके खँमे या पत्थरकी चट्टानें 


श्ररे 





'भारतके प्राचीन राजवंश-- 
प्रस्तुत करनी चाहिये; जिससे ये चिरस्थायी हों। 
: उपर्युक्त सातों स्तम्मलेखोंमेसे प्रू्चके छः निम्नलिखित स्थानोंसे 
मिले हैं:--- 
१ देहली--यह- स्तम्भ फीरोजशाह बादशाहने तोपरसे यहाँपर 
मैंगवाया था। 
२ देहली---यह स्तम्भ भी उपर्युक्त बादशाहने हीं मेरठसे यहॉपर 


सँगवाया था। 
३ प्रयाग--यह स्तम्भ कोशार्म्बासे यहँपर छाया गया था। 


9 लौरिया---( चम्पारन ) 

७ मठिआ---( चम्पारन ) 

६ रामपुरवा---( चम्पारन ) 

सातवां लेख केवछ तोपरबाले देहलीके स्तम्भपर ही खुदा है । 





आगे अशोकके फुटकर छेखोंका अनु अनुवाद दिया जाता है;--- 
सिद्धपुरका शिलालेख । 
मुवर्णगिरिके राजपुत्र और महामात्योंकी तरफ्से इसिलाके महा- 


(१) इस लेखमें दो भाग हैं। पहला भाग * दिय ढिय वढिसिति ” यहाँ 
पर समाप्त होता है और दूसरा उसीके आगे 'इयंच'से प्रारम्भ द्ोता है। इन- 
'मेंसे पहला भाग निम्नलिखित स्थानोंसे मिला हैं:--- 





१ सिद्धपुर ( माइसोर ) ४ मस्कि ( निज़ाम राज्य ) 
३ ब्रह्मगिरि ( माइसोर ) ५ सहसराम ( आरा--विद्वार ) 
3 जटाब्नरामेश्वर ( माइसोर ) ६ रूपनाथ ( जबलपुर-मध्यप्रदेश ) 


७ बेराट ( जयपुर-राजपूताना ) 
और दूसरा भाग इन पाँच स्थानोंसे मिला हैः--- 


१ सिद्धपुर ४ सहसराम 
२ ब्रह्मगिरि ७५ हपनाथ 
3३ जटाज्ञ रामेश्वर 


१२५७ 


मोये-बंदा ४ 
मात्यकोी कुशल कहना और यह कहना कि देवताओंका प्यारा आज्ञा देता 
है। ढाई वर्षते अधिक हुए कि मैं उपासक हुआ हूँ। परन्तु एक वर्ष 
तक पूरी उन्नति नहीं की | पर एक वर्षसे अधिक हुआ कि मैंने संघमें 
प्रवेश किया और अच्छी उन्नति की। इस समयमें जम्बूद्रीपके रहनेवाले 
देवताओंके तुल्य हैं, यह मिथ्या प्रमाणित हुआ । यह सब कोशिशका 
फल है। बड़ा आदमी ही केवल इसे नहीं प्रात्त कर सकता है। किन्तु 
कोशिश करनेवाला छोठा आदमी भी स्वरगंकी सिद्धि कर सकता है। इसी 
लिये यह उपदेश सुनाया है कि छोटे बड़े इसकी कोशिश करें | सीमा- 
न्तके छोग इसको जानें और यह बहुत समय तक विद्यमान रहे । यह 
काम बढ़ेगा और खूब फैलेगा। कमसे कम ढाई गुना फैंढेगा | यह 
उपदेश बुद्धने २५६ ( वर्ष पूर्व ?) सुनाया था। इस डिये देवताओंके 
प्यारेने इस प्रकार कहा । मातापित्ताकी सेवा करनी चाहिये, (जीवोंके) 
प्राणोंमें गुरुता ( बड़ाईका खयाऊ ) इढ करना चाहिये, सच बोलना 
चाहिये | इन धर्मके गुणोंकों फैलाना चाहिये। इसी तरह शिष्यको 
गुरुकी सेवा करनी चाहिये और बंशके रिबतेदारोंके साथ उचित बर्ताव 
रखना चाहिये | यह पुराना और दीर्घायु प्रातिका तरीका है। यह ऐसा 
है और इसे करना चाहिये। 

लेखक पार्थ ( पड़ ) ने लिखा । 
सारनाथका स्तस्मलछेस्त्र । 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा बोला। पाटलिपुत्रमें और 
बाहरके नगरोंमें किसीको भी भिक्षुसंघके नियम नहीं तोड़ने चाहिये। 


(१ ) यदि यह पाठ ठीक द्वो तो बुद्धका देद्वान्त ० स० पूर्व ४९८ (बि० 
सं० पूर्व ४४१ ) के करीब द्वोना सिद्ध होगा । 
श्र्५ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


जो कोई मिक्षु या भिक्षुकी संघको तोड़े, उसको सुफेद दूषित कपड़े 
पहनाकर अपने स्थानपर रखना चाहिय | इस प्रकार यह आज्ञा भिक्षुक 
सच्भमें और मिक्षुकी सद्भभ प्रकट कर देनी चाहिये | इस प्रकार देव- 
ताओंका प्यारा बोढा । इस प्रकारकी एक लिखित आज्ञा तुम्हारे पास 
दफ्तरमें पड़ी रहनी चाहिये। ऐसी ही एक छिखित आज्ञाको उपा- 
सकों ( गृहस्थों ) के पास रक्खो; ताकि वे उपासक भी प्रत्येक ब्रतके 
दिन इस आज्ञामें विश्वास उत्पन करानेकों जावें | प्रत्येक उपवासके 
दिन एक महामात्य ब्रतके छिये इस आज्ञाके विषयमें विश्वास दिलाने 
और जाज्ञा देनेको घूमता है। जहाँ तक तुम्हारा अधिकार हो वहाँ 
तक सब जगह इसी प्रकारसे इसे फेलाओ । इसी तरहसे इसकों सब 
सेनाके अड्डोंमें और परगनोंमें फैलाओ | 
( इसमेंका पहला अंश जिसमें संघको तोड़नेवाढेके लिये दण्डका 
उल्लेख है सौँचीमें ओर इलाहाबादके स्तम्भपर भी खुदा है जो कि पहले 
- कौशाम्बीमें था । ) 
भावरा शिलालेख । 
प्रियदर्शी राजाने मगधके संघको अभिवादन कहा ) वहाँपर बाधाका 
अभाव और स्वतन्त्रता फैले | है भिक्षुओ ]) जितना हमारा बुद्धमें, 
उसके धर्मम और उसके अनुयायी साधुसंघमें गौरब और कृपा है वह 
तुम जानते हो । हे भदन्तो ) ( बौद्ध मिक्षुओ ! ) जो कुछ कि भग- 
वान्‌ बुद्धने कहा है वह सब ठीक ही है हे भदन्तो | जिस किसी 
तरह में देखता हूँ कि श्रेष्ठ घ्म॑ चिरस्थायी होगा उसी तरह उसके 
'फ़ैलानेकी कोशिश करता हूँ | है भदन्तो | विनयकी वृद्धि, आरयवंश, 
-अनागत ( नहीं आया हुआ ) भय, मुनियोंकी गाथाएँ ( गीत या 
श्र 


मौये-बंश । 
किस्से ), मुनियोंके सूत्र ( नियम ), उपतिष्यका सवार और झूठ 
बोछनेको ढेकर भगवान बुद्धसे कहा गया राहुल्वाद, ये सब धमके ही 
पर्याय ( दूसरे रूप ) हैं। है भदन्तो ! में चाहता हूँ कि इन धर्म- 
सूत्रोंको बहुतसे भिक्षुक ओर भिक्षुकियोँं सुनें और समझें । इसी तरह 
उपासक ( यृहस्थ ) और उपासिकाएँ भी ( सुनें और समझें ) | हे 
भदन्तो ! इसी लिये यह छिखवाता हूँ कि ( वे छोग ) मेरा मतरूब 
समझें । 
लुम्बिनी-काननका स्तम्भमलेख । 

देवताओंके प्यारे बीस वर्षसे अभिषिक्त प्रियदर्शी राजाने स्वयं इस 
स्थानपर आकर आदर किया, क्योंकि यहाँ शाक्‍्य मुनि बुद्ध हुआ था। 
यहँपर भगवान ( बुद्ध ) उत्पन्न हुए थे। इसीसे एक पत्थरका स्तंम्म 
और एक पत्थरकी बारहदरी बनवाई। रुक्मिणी प्रामका कर माफ किया 
और ( आमदनीका ) आठवाँ भाग उसके निमित्त कर दिया। 

निगलीवका स्तंभलेख । 

देवताओंके प्यारे चौदह वर्षसे अभिषिक्त प्रियदर्शो राजाने कनक 
मुनि बुद्धके स्तूपको दूसरी वार बढ़ाया। और बीस वर्षसे अभिषिक्त 
( राजाने ) खुद यहाँ आकर आदर प्रदान किया और स्तम्भ खड़ा 
किया | 

शुफाओंमेके लेख । 

(१) बारह वैसे अभिषिक्त राजा प्रियदर्शनि यह न्यग्रोध गुफा 
आजीविकोंको दी | 

(२ ) बारह वर्षसे अभिषिक्त राजा प्रियदर्शीनी खछतिक पर्वत 
परकी यह गुफा आजीविकोंको दी ! 

१२७ 


भारतके प्राचीन राजयंश--- 


(३ ) उन्नीस वर्षसे अभिषिक्त राजा प्रियदर्शनी खतिक पर्वत 

परकी सुप्रिय गुफा आजीविकोंको दी । 
अश्ोककी रानीका लेख । 

देबताओंके प्यारेके बचनसे सब्र जगह महामात्योंकों कहना चाहिये । 
यहाँ पर दूसरी रानीकी दानरूप जो आम्रवाटिका, बगीचा या दानगृह 
या और कोई दूसरी चीज गिनी जाती है वह उसी रानी---अर्थीत्‌ 
दूसरी रानी-तीवरकी मा कारुवाक्या-की ही समझनी चाहिये । 

इन लेखोकी “भाषा पालीस मिलती हुई है । परन्तु प्रान्तमेदसे 
इसमें थोड़ा बहुत भेद है | इससे प्रतीत होता है कि उस समय इस 
प्रकारकी भाषा बोली जाती थी और सर्व साधारणके समझनेके लिये. 
ही; भिन्न भिन प्रान्तोके लेख वहँँकी प्रचालित भाषामें खोदे गये थे | 
इस भाषाका नमूना हम पहले दे चुके हैं । 

इन लेखोंमेंस शाहबाज ओर मानसहराके छेख तो खरोष्टीमें और 
बाकीके उस समयकी प्रचलित ब्राह्मीलिपिमें ख़ुदे हैं। केवल सिद्धपुरका 
लेख ही एक ऐसा है कि उसकी लिपि आाह्मी होने पर भी अन्तके 
कुछ अक्षर खरोष्टीमें लिखे गये हैं। हमने ऊपर अशोकके छेखोंका 
अनुवाद इस लिये दिया है कि भारतवर्षके अब तकके मिले उपयोगी 
लेखोंमें ये ही लेख सबसे पुराने हैं और इनसे उस समयकी भारतकी 
दशाका सच्चा सच्चा हाछ, राजा व प्रजाका सम्बन्ध, शासननीति 





(१ ) यद्यपि लेखोंका माषानुवाद छिष्ट हो गया हैं तथापि हमने उस सम- 
यकी प्रचलित इबारतकी प्रथा प्रकट करनेके लिये ही उनका यथावत्‌ अनुवाद 
कर देना उचित समझा है । 


१२८ 


; ने कई 
अशोक के सभय के ब्राह्मी अक्षरों का नक॒ज्ा ! 


> नल 
पा जाए 









अहझती अक्षरों कानकशां। 


ब्‌ 
श्र 


अ्रशोक के समय के 












| 45 
के 
ह् है 


विमिति तन लितन न 


४ त्जीए 
४ हि 
६ रे 
ट कली कर न "3 
ब्ज्ज) बज | व्या न्ज्ो ८०३ कल 


जब ज जन जिले लत 


॥ 


9]/ 
४-४४+/ 


४४०५४ 











(3 2 प 


€< [८ 


हरि गिरिट विद 


१२० केआगे( ग) 


ब्राझी अधछरेका नकूशा | 


न्राजझीकअजसझर 


3 





अशोक के समयके 


छे 


अशोक के सममके ज़ाहअसखरोंका नकृशा ! 








| || 
के ७ ६ द ७०० 5२ ०२-७२ 


(है; कह [0 [£ कह 6 |# ९०% 


॥.7॥ ॥ ॥.॥.4/॥/: 





५ 
अशोक के समयके रवरोज अच्ठरेकका नक शा । 
[के | 














बट हि 
जि 
|] 
आ|८2 | | ५ ५ 
क [ढ 
2677 28 है. 30 
किला हि 2 25 
[7 (फ # 


4 


फए १ 


है] 
५ 
भू 
है 
[48 
०. + 
8.8 
रश 
_्चदु 





रे" 


टन ; 


धा श्ष 
रे पक 7 आह के 
*- +- 





+7/9 





(0 (.अ् 


५ 


/ 


अशोकके सम-यके स्तरों फ़ीआझरेंकानकृशा। 


मटर स्वरोद्धीअ्रज्ञा र 


। ७ 
अशेष्क के समयके त्नरोक्की भक्षरा का नक्शा । 





4 


भप्शोकके समसके ररोणीआअपफ्तेरेीका नकृशा। 








५ 


क ६ कक हक ७० ४ 


हज 
४ 0, | अं कि 6 |? 


(6 [६ हि | [0 # | [० रण [क 









यम रगरोक्षीआक्षर 











मौये-बंदा । 
थादि प्रकट होते हैं और साथ ही यह भी प्रकट होता है कि उंस समय 
पाश्चांत्य लोग भी हमारे ही प्रवेजोंसे धर्मका उपदेश सुना करते थे | 
उपयुक्त लेखोंसे यह भी प्रकट होता है कि अशोक बास्तवर्मे एक 
राजधि था और शासनकार्यके साथ ही साथ पर्मेप्रचारका और प्राणी 
मात्रकी भछाईका भी प्रू्ण उद्योग किया करता था। इसके सिद्धपुरके 
लेखसे विदित होता है कि राज्यप्रबन्ध करके कुछ समयके छिये यह 
मिक्षुसंघमें भी जा रहता था। इस बातकी पुष्टिमें चीनी यात्री इत्सिंगका 
छेख भी उद्धुत किया जा सकता है | उसके लेखसे प्रकट होता है 
कि उसने यहों पर जो अशोककी मूर्ति देखी थी उसके कपड़े बौद्ध 
भिक्षुओंके कपड़ोंके सद्श थे | 
इसके बनवाये हुए स्तूपोंमेंसे कुछ अभी तक सँचीके आसपास 
विद्यमान हैं। हिदुस्तानमें पहले पहल अशोकके समयके ही पत्थरके 
स्तूपों और स्तम्भों आदिके मिलनेसे पाश्चात्योंका अनुमान है कि इसके 
पहले भारतमें अधिकतर छकड़ी और कच्ची ईटें ही घर आदि बनानेके 
काममें छाई जाती थीं। अशोकके स्तम्मोंमेंसे कुछ स्तम्म 8० या ७५० 
फीठके करीब रंंबे और १००० मनसे भी ऊपर बजनमें हैं। इनसे उस 
समयकी चित्रणकलाका महतल्व प्रकठ होता है । 
कथाओंमें ऐसी प्रतिद्धि हे कि इसने ८४ हजार स्तूप बनवाये थे । 
इसके बनवाये हुए स्थान ऐसे बिशार ओर सुन्दर थे कि पिछछे छोग 
उन्हें असुरोंका बनाया हुआ समझते थे। फाहियोनके छेखसे भी उप- 
युक्त बातकी पुष्टि होती है। 
( १ ) तकाकुसूका इत्सिंगका भनुबाद, पए० ७३ । 
( २ ) फाहियान, ( देवीप्रसाद-पुस्तकमाला ) ४० ५९, ६१ । 
१२० 





९ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 

इसके समय वास्तुविद्या और चित्रण-कछाकी खूब उन्नति हुई थी 
और खास कर इसका समय पत्थर परकी पालिशके लिये तो और भी 
प्रसिद्ध था। ऐसी पाकिश उसके बादसे आज तकके किसी अन्य 
पत्थर पर देखनेमें नहीं आई है। इसके समयकी बनी बराबरकी गुफा- 
का भीतरी भाग काचके समान चमकदार बनाया गया था और इसके 
तोपराके स्तम्भको, जो कि आजकल देहल्अमें फीरोजशाहकी छाठके 
नामसे प्रसिद्ध है, देखकर बहुतसे पाश्चात्येनि भी धोखा खाया था | 
बहुत समय तक लोग उसकी पालिशसे भ्रान्त होकर उसे घातुनि- 
मिंत समझते रहे थे । 


ग्रीक रेखकोने इसके दादा मौर्य चन्द्रगुप्तेके महरोंकों पर्शिया- 
वालढॉके महरलोंसे भी उत्तम लिखा है। 

हम इसके दादा चन्द्रगृुप्तके इतिहासमें सुदर्शन झील और रुद्रदा- 
माके लछेखका वर्णन कर चुके हैं। उक्त छेखसे पता चलता है कि 
इसने अपने सूबेदार परियन्‌ राजा तुषास्फ द्वारा उस झीलसे नहर 
निकलवाई थी । 

इसने अपने गुरु उपगुप्त ( बनारसके गुप्तके पुत्र ) के आदेशानु- 
सार निम्नलिखित उपदेशकोंको धर्मप्रचाराथ भिन्न भिन्न स्थानॉमें 
भेजा थो;-- 

मध्यान्तिकको काइ्मीर और गान्धारमें, महादेवको महिषमण्डरक 
( माइसोर ) में, रक्षितको वनवासीमें, यवन धर्मरक्षितकों अपरान्त ( गुज- 
रात ) में, महाधर्मरक्षितको महाराष्ट्रमें, महारक्षितको यूनानमें, मध्यम 


(१ ) प्रियदर्शिप्रशत्तवः, 2० ४। 
(३० 


मौये-चेश ! 
कश्यप॑ आदिको हैमबत प्रदेश ( नेपाछ ) में, शोण और उत्तरकों 
सुवर्णभूमि ( बर्मा ) में, तथा अपने छोटे भाई महेन्द्रगुतकों सिंहल 
( सीलछोन ) में । 
इनमेंसे बहुतोंके नाम सौंचीके स्तूर्पो पर खुदे हुए मिके हैं। सीछोनमें 
यह मिशन तिस्सके राज्यारोहण करने पर ई० स० पूर्व २०१ या २७५० 
( वि० स० पूर्व १९४ या १९३ ) में गया था। कथाओंसे विदित 
होता है कि इस मण्डलीका मुखिया महेन्द्र वहीं पर ( सीछोनमें ) ई० 
स७ पूर्व २०४ ( वि० सं० पूर्व १४७ ) में मर गया था। इसकी 
मृत्युके स्मारक अब तक सीलोनमें प्रसिद्ध हैं। इस यात्रामें इसकी 
बहन संघमित्रा भी इसके साथ थी | 


यह ( अशोक ) अपने अभिषेकके वार्षिकोत्सव पर एक एक केदी 
छोड़ा करता था | इससे प्रकट होता है कि उस समय अपराध बहुत 
कम होते थे और आज कलकी तरह जेलखानोंमें कैदियोंका जमघठ न 
रहता था । 


इसकी धर्मयात्राँके विषयमें जैन-लेखकोंने इस प्रकार लिखा है;--- 


(१ ) कनिंगह्ाम साहबको भिलत्ाके एक स्वृपमेंसे भत्म रखनेका एक पात्र 
मिला था। उस पर 'कासपगोत” लिखा हुआ था । शायद उसमें इसी मध्यम 
कश्यपका भस्मावशेष रकखा गया होगा ।-मिलसा टोप्स, ण० २८७, ३१७। 

(२) यह यात्रा शायद ई० स० पूर्व २४९ ( वि० सं० पूर्व १९३ ) में की 
गई थी । इसका प्रारम्भ छम्बिनीकऋानन ( रुमण्डेई, नेपालकी तराईमें ) से हुआ 
था। वहाँपर अब तक उस समयका छेखत्तम्भ विद्यमान है । इस थात्रामें 
अशोकका गुरु मथुराका उपगुप्त भी इसके साथ था। यह बनारसके गुप्त नामक 
ाँघीका पुत्र था। इसीके आदेशानुसार यद्द यात्रा की गई होगी | 

( ३) भर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, ० १६३ । 


१३१ 


मारतके प्राचीन राजवंश-- 


४#इसकी एक धमयात्रामें इसकी कन्या चारुमती भी इसके साथ थी 
नेपालमें पहुँचनेपर उस ( चारुमति ) ने वहीं पर अपने पति देवपाल 
क्षत्रियकी यादगारमें देवपाटन नामक नगर बसाया। तथा पश्चपति- 
नाथके उत्तरमें एक मठ बनवा कर उसीमें वह धामिक जीवन ब्यतीतः 
करने लगी । ” 

परन्तु यह कथा कल्पित प्रतीत होती है । 

सीलोनके बौद्ध छेखकोंके छेखोंसे प्रकट होता है कि अशोकने 
अपने राज्यके १६ वें या 2१८ वें वर्ष घ्ममहासभा की थी। परन्तु. 
इसके सातवें स्तम्भलेखमें इस विषयका उल्लेख न होनेसे यह बात 
भी कह्पित ही प्रतीत होती है; क्‍योंकि यह लेख इसके राज्यामिषेकके 
सत्ताईस वर्ष बाद लिखवाया गया था और इसमें उस समय तकके 
इसके सम्पूर्ण घामिक कार्मोका सिंहाबडोकन है । अत: यदि यह 
सभा इसने को होगी तो उक्त समयके बाद की होगी । 

इसी प्रकार सीछोनकी बंशाबलियोंमें और दिव्यावदान जादि 
प्रन्थोंमे अशोक, उसकी रानी असन्धिमित्रा और तिष्यरक्षिता, उसके. 
पुत्र कुनालठ आदिके विषयमें नाना प्रकारकी कथाएँ लिखी हैं । परन्तु 
उनमेंसे सत्यको छानना बहुत ही कठिन है। श्रीयुत पं ० रामावतार शर्माने 
अपनी “ प्रियदर्शिप्रशस्तय:” नामक पुस्तकके उपोद्घातमें छिखा है. 
कि बॉकीपुर ( पठना ) में भीकन पहाड़ीकी तरफ नीच जातिके छोग 
अब तक प्रतिवर्ष अशोकके छोटे शआता महेन्द्रकुमारकी मिट्टीकी मूर्ति 
बनाकर पूजते हैं । 

राजर्षि अशोकने इस प्रकार करोब ४० वर्ष तक अपने भारतीय 
साम्राज्यकी पालना की और अन्तमें विक्रम संचत्से १७५ (ई० स०- 

१३२ 


मौये-वंदा । 
सै० २३२ ) वर्ष पूर्व इस असार संसारको छोड़ दिया। तिब्बतकी 
-कथाओंमें इसका तक्षशिलामें मरना लिखा है। 

( यद्यपि कात्यायनेके ( देवानां प्रिय इति च मूर्खे! (बा०-३९००) 
इस वार्तिकके अनुसार संस्क्तमें केवल मूखके अर्थमें ही षष्ठि विभक्तिके 
लोपका निषेध होता है, तथापि अशोकके लेखेंके संस्क्त रूपान्तरमें 
जो “देवानां प्रिय” लिखा गया है वह उसके पाली भाषाके छेखोंकी 
केवल ठीक ठीक नकल करनेके लिये ही है ) 

कुनाल । 

बौद्ध लेखकोंने लिखा है कि जब अशोककी पहली रानी असन्धि- 
मित्रा मर गई तब बइद्धावस्थामें उसने तिष्यरक्षितासे विवाह कर 
लिया। यह रानी अपने सौतेले पुत्र कुनार ( धर्मविवर्धन ) की 
आँखोंकी सुन्दरता पर मोहित हो गईं | परन्तु जब घर्मात्मा कुनाछ 
( धर्मविवर्धन ) ने उसके अनुचित प्रस्तावॉंका तिरस्कार किया तब 
वह उससे नाराज हो गई। एक दिन मौका देख तिष्यरक्षिताने 
उसकी आँखें निकलवानेकी आज्ञा लिखबा कर गुप्त रीतिसे उस पर 
राजाकी मुहर लगा दी । जब यह आज्ञा कुनालके पास पहुँची---जो 
कि उस समय तक्षशिलाम शासन कार्ये करता था--तब उसने राजाज्ञा- 
को शिरोधार्य कर स्वयं अपनी आँखें निकछ॒वा डालीं | अन्तमें घोष 
नामक एक बौद्ध साधुकी कृपासे उसके नेत्र फिर प्रूवेबत्‌ हो गये। 
परन्तु यह कथा कल्पित ही प्रतीत होती है। काइमीरकी कथाओंमें अशो- 





(१ ) इसका समय ईसवी सनसे पूर्वकी चौथी शताब्दीके करीब माना 
जाता हैं । ( अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, जु० ४५१ । ) 
(२ ) राजतरक्ञिणी । 





१४६ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


कके पुत्रका नाम * जलछुक ! ( जछोक ) मिलता है। उनसे यह भा 
प्रकट होता है कि यह काइ्मीरका राजा था और इसने बाहरसे आने- 
वाले वैदेशिक म्लेच्छोंको परास्त कर निकाल दिया था । इसका राज्य 
कन्नौज तक फैला हुआ था । यह शिव और शक्तिका उपासक था | 
इसने और इसकी रानी ईशानदेबीने काइमीरमें बहुतसे मन्दिर बनवाये थे। 

अशोककी दूसरी रानी कारुवाक्याके छेखमें अशोकके एक पुत्रका 
नाम तीवर लिखा है | 

अशोकके पुनत्रोंका विशेष ब्त्तान्त न मिलनेके कारण इनके 
विषयमें निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 

जलौक शायद पहले अशोककी तरफसे काइ्मौरका हाकिम रहा 
होगा और पिताकी मृत्युके बाद वहाँका स्वाधीन शासक बन गया होगा। 

दशरथ । 

यह अशोकका पौत्र था। 

नागाझुनी पहाड़ी ( गयाके पास ) की गुफासे इसके समयका 
एक लेख मिला है। इसमें उक्त गुफाका आजीविकोंको देनेका उल्लेख है। 

उपयुक्त लेखकी लिपिके आधारपर विन्सैण्ट स्मियका अनुमान 
है कि अश्ोकके मरनेपर कमसे कम उसके पूर्वीय राज्य (मगधघ ) का 
तो यही उत्तराधिकारी हुआ था। उनके मतानुसार इसका राज्या- 
रोहणकाल ईसवी सनसे २३२ (वि० सं० से १७५ ) वर्ष पूर्व 
आता है | अशोकके पुत्रका प्रामाणिक इत्तान्त न मिलनेसे दक्त 
महाशयका अनुमान करीब करीब ठीक ही प्रतीत होता है। इसने भी 
थोड़े समयतक ही राज्य किया होगा | 

( १ ) अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, ६० १९२। 

१३७ 


मौये-चंश | 
पश्चिमी भारतके जैन लेखकोंने अशोकके पौत्रका नाम संप्रति 
लिखा है'। जिस प्रकार अशोक बौद्धमतका संरक्षक था उसी प्रकार 
यह (सम्प्रति ) जैनधर्मका प्रवतेक था। इसके बनवाये हुए अनेक जैन- 
मन्दिर आदि बतदाये जाते हैं। इसकी राजधानी उज्जैन थी। सम्भव 
है कि अशोकके दो पौत्र हों जिनमेंसे दशरथ उसके परूर्वीय राज्यका 
और सम्प्रति पश्चिमी राज्यका स्वामी हुआ हो । दन्तकथाओंके अनु- 
सार इसने शन्रुंजय ( काठियाबाड़ ) आदियमें अनेक जैनमन्दिर बनवाये 
थे। इन्हींमें जोधपुर राज्यके नाडछाई गॉवका एक मन्दिर भी था। 
इसी प्रकार जहाजपुरका किला भी इसीका बनाया हुआ बतलाया 
जाता है। परन्तु अभीतक संप्रतिके विषयमें निश्चयपूर्वक कुछ नहीं 
कहा जा सकता । 


- समाप्ति । 

पुराणोंमे मोर्य-बंशका १३७ वर्ष राज्य करना लिखा है।इस 
बंशके संस्थापक राजा चन्द्रमुप्तका राज्यारोहणकाल पूर्वलेखानुसार 
ईंसबी सन्से ३२२ ( वि० सं० से २६७ ) वर्ष पूवे मानें तो ईसवी 
सनूसे १८५ (वि० सं० से १२८ ) वर्ष पूर्व मौर्यराज्यकी समा- 
पतिका समय आता है | यह करीब करीब ठीक ही प्रतीत होता है। 
सम्भवत: इन पुराणोक्त पिछले राजाओंका राज्य मगध और उसके 
आसपास ही रहा होगा | 

कर्िंगके जैन राजा खारवेलके छेखसे भी प्रकठ होता है कि ई० 
स० से १७० (वि० सं० से ११३ ) वर्ष पूर्वक्चे कुछ ही समय 

(१ ) परिशिष्ट पर्व । (३ ) जर्नरू बंगाल एश्चियाटिक सोसायटी, जिल्द 
६, ए० १०७४। 

श्रे५ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


बाद उक्त राजाने मगधके राजाको हराया था। यह राजा शायद पुष्यमित्र 
था। अत: इस समयके प्रूवं ही मौर्य राज्यकी समाति हुई होगी। 
इसी समय कृष्णा और गोदावरीके बीच रहनेवाले आन्ध्रव॑ंशियोंने भी 
अपने राज्यका विस्तार करना आरम्म कर दिया थू | पुराणोंके अनु- 
सार इनके अन्तिम राजा (ब्ृहद्॒थ) को उसके सेनापति शुद्भबंशी पुष्य- 
मित्रने छलसे मार डाला और इस प्रकार इस बंशकी समाति हो गेंद | 

ईसाकी सातवीं शताब्दीमें एक मौर्यबंशी राजा पुराणवे्मौका 
उल्लेख मिलता है । यह शायद चीनी यात्री हुएन्तस्संगका समकालीन 
था। इससे प्रतीत होता है कि मौ्य॑बंशकी प्रधान शाखाके अस्त हो 
जानेपर भी उक्त शाखाके वंशज सामन्तोंकी तरह मगध और उसके 
आसपासके प्रदेशोंमें सातबीं शताब्दी तक भी विद्यमान थे। 

इसी प्रकार अन्य लेखोंसे ईसाकी छठी, सातबीं और आठवीं 
शताब्दी तक भी कोंकन और पश्चिमी भारतमें मोर्यबंशियोंके राज्यका 
होना प्रकट होता है । 

बवि० सं० ७९० (ई० स० ७३८ ) का एक शिलालेख कोटा 
( राजपूतानामें ) से तीन मीक परके कंसवाके शिवमन्दिरमें छगा 
है। इसमें मौर्यवंशी राजा धवकका नाम .लिखा है । इससे ईसाकी 
आठवीं शताब्दीमें राजपूतानेमें भी इस वंशके सामनन्‍्त राजाओंका राज्य 
होना पाया जाता है। 


(१ ) इस घटनाका समय ईं० स० से १८५ ( वि० सं० से १२८ ) वर्ष. 
पूर्व माना जाता है। (३) अर्ली दिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ए० १९५ | 
(३ ) बंबई गज़टियर, जिल्द ३, भाग २, पएू० २८२०० ८४ । 


१६६ 








ः औंकेए४ | ७ 29: 

)००७४/२४ 7 ' £88)श8॥ 7 अंश... ॥०७।९३५ 

«| (कई) 
[प्र 8 |. ए४४३ ५ [8222|..._ [04७७० 
फट 0४ ६५।... ४॥४४७॥४| ६४०॥॥३|७ 
१६७ 20९| ७ ३॥४9| ०७।_ /8॥ शा 3 

9। ह3' 

। <&2|व2 अ> बडे 9? । #े॥0822. ? | 200॥082७ कडदिडेधि 

|. /ल्‍्।४%क ) 





| ॥0४च् > 2]2% 2 2॥4%(/३॥06)॥9/5४ 




















३02०३. 30६७|०४३।. ४0७४६ $३१|. ७(७॥६| |४५५७।४ 3६ $0७॥४ 9 ४|... ५७४७४ ७8४५७॥४॥४६ 
29*-|] ४0528) 2४| 2७४8; 20१॥४७ भर... 20३2४ ने 0200. 2992७ 
| |. करो । 
| । | ॥४०७/2॥४ ॥ 
४॥82७ कं ०४० है| 8932७... ऑकिट० हू. ऑकि७ ३. ८७... ४63०४ 
|] || । 
लू [, | (8४॥४)) (नी | (#ह० ।.. 
लिपिक ७४७ छशडे॥ लि ७७0$४क४ 95289: से 3 ६) कक 00%0) 8४/६॥) ) 















































। ०५३ १३४० 2 (०५४४ 0०४४॥४४ (फमपूल सिकेे ७0] 08] 






॥%७8 ६&॥2॥6 ) ॥०॥209 ।%[७५३ ६%इुशह 











(६800॥थ४ ४828% । ॥५२५ |99 ५|छ:३ 22(8| ४६४ हक 3 
| ॥0४3७ि 
09482 ३३०४ 208 ॥/ ३ ७३७०६॥॥०॥३ 2५॥७ 
का ४ [४३४७७ (४७॥७ ५8॥०) ॥०॥४७ 
9३५ ४ 2282॥३॥४४ 28 “% है ७.2६ ४६५ न्ग्दे श्ण्टे 
# »20/५४2३ ||... ॥४७९ 258 28३४ (७४।५४३४७९ 2६४ 2» 
4 ७९।॥2॥६|७९१ -% 22088 998॥७७ ५४) ४॥४॥२2/३९॥| 
६४०४ ७४४६] ६ , ॥00% ७४% (89४ ५50५७ ७४ डे्ध हर] 
६ 22829|0£ ६४ 2282४ 8 7 या] श्ग्डे ६१४ 
ह 4:8४७॥॥४४४।४ ॥६५४९४| ४ ७४४ ५३४७ 
4३8/॥) ४५१६७ 3६४ ६०४ 
॥४४४ ४४ ॥४४४७ ७४७, ६४% 7४७ 
५४8६॥॥०0)2 %209%<8 ध्शटे 2» 
' ॥208 
82208 %०]४७388 2६8 ॥७७॥४ ॥५8%०२छऐ| श्शढे हे 
।. 4228 3७ [9॥8)2 (%.3008 ॥५४5%2४ (५8 रे थेटेडे 
ड्ः कि 
28 | ३०४०० ७५४ ५५७ 8: ४0] 












ओ॥७७ 9॥८६७४०७ »॥४ | 

2॥8 ।08 8%232 0७ 08 ४२०४१ |98:24 4. 

208 ॥४।५६ ॥४५॥७॥॥ ॥७३ (७४७६४ ७॥%६ [७५१७ %॥)४४ 
9:॥।/ ॥ 

98४29 208 &)६2 ॥82 ७ 92%॥९॥६' 


ल्‍्है 


2४>७ ॥0४2-॥0७/02७2 0७ ६-० ६ 
०हव 


39520 ५६४६४२| 28:8|०९|| ($)420% ७४ [४७४४५७ (६४४0९2 
422४ ।308 ५७४७३ 29. 
॥०४>क ५9:ै/७४ शूर 


॥2॥वुबरे (७१७४ 2४७०४स४. 

2॥४>७ ।%9४ ५६|४४ 208 ॥७३ ्यूकश |] 
-॥9॥8 ।६)५६ [४७९ [४४७।०४ १५७७७ ५६/०॥| 
42॥82% 2]8 3६६ 2300 ।008£ [४४2३ | 
-_.._ -38/98३ 2208 8४ ४५७५ “0४४४ 9]9 ९६/७२४४ ४2% 


' 4249४ (#ढ8] 


2७७७२ 
&४५20७७॥ 208 है६०४२|४ 








756 2 
न» ध्हड 
७०-६7 ४६४-०५७ 
६५०६ ण्श्र्टे 
न? बट 
8०7६ ६२७ 
४५४६ भ्शट 
६५६ ण्णड 





शुड्वंशर* । 
ई० स० पूर्व १८५ (वि० सं०» पूर्व १२८ ) से ई० पूर्व ७३ 
(वि० सं० पूँवे १६ ) तक । 
विष्णुपुराणमें लिखा हैः--- 
तेषामन्त प्रथिवां दरश झुंगा भोक्ष्यन्ति ॥ ३३ ॥ 
पुष्यमित्रस्सेनापतिस्स्वामिनं हत्वा राज्यं करिष्यति | 
अथातू---उन ( मौर्यों ) के बाद दस शुंग राजा होंगे । पुष्यमित्र 
नामका ( उनका ) सेनापति अपने स्वामी ( मौयवशके अन्तिम राजा 
ब्वहद्रथ ) को मारकर राज्य करेगा । 
मत्स्यपुराणमें लिखों है;--- 
«तेभ्यः शुद्भगन्गमिष्याति ॥ २५ ॥ 
पुष्यमित्रस्तु सेनानीरुद्ध्ृत्य स बृदद्॒थान्‌ | 
कारयिष्यति वै राज्यं षट्चिंशतिसमा उृपश॥ २६॥ 
अर्थात्‌-- राज्याधिकार उन ( मौर्यों ) से झुन्लोम जायगा । सेना- 
पति पुष्यमित्र बहद्रथोंकी हटाकर ३६ वर्ष राज्य करांवेगा | 

इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि मौर्यबंशके अन्तिम राजा बुहद्रथको 
मारकर उसके सेनापति पुष्यमित्रने अपना राज्य कायम किया | 

बाणने अपने ह्षचरितमें लिखा है:--- 

# छाटायन श्रौतसूत्रमें श॒ज्ञाचायंकों भारद्वाज गोत्रकी जीमें विश्वामित्र गोत्रके 
पुरुषका नियोगपुत्र छिखा ह्दै। 

( १ ) विष्णुपुराण, अध्याय २४, ४० १९५ १( २ ) मत्त्यपुराण, अध्याय 
२७२, प० २४९ | ( ३ ) दृषेचरितका बुलरका अनुबाद, ए० १९३। दर्ष- 
चरित कलकत्ता-षष्ठ उच्छास ए० ४७७ । 

१७० 


शुद्धः-घंदा । 


“ प्रतिशाडुबेरं च बछदशेनव्यपदेशददिताशेषसैन्यः खेनानी- 
रनायों मोरय॑ बृहद्र॒थं पिपेष पुष्यमित्रः स्वामिनं। 

अर्थातू--सेनाके दिखानेके बहानेसे दिखाई है तमाम फौज जिसने 
ऐसे नीच सेनापति पुष्यमिन्रने प्रतिज्ञामें दुबंठ अपने स्वामी बृहद्ग- 
थको मार डाछा । 

पुष्यमित्रद्वारा इस इतने बड़े मौर्य-राज्यके नाशका एक कारण यह 
भी प्रतीत होता है कि यद्यपि अशोक सब धर्मावठम्बियोंका समान 
आदर करता था तथापि उसी समयसे राज्यधमंके पदसे गिरनेके कारण 
ब्राह्मण घर्मकों बहुत हानि पहुँचने लगी थी और इसीसे ब्राह्मण छोग 
इस बंशके राजाओंसे बहुत कुछ उदासीन रहने लगे थे | इस बातकी 
पुष्टि इसीसे होती है कि शुद्नवंशी बृहद्रथने राज्यपर बैठते ही आह्म- 
णोंको प्रसन्न करने और उनके धर्मको फिर राजधर्मके पदपर प्रति- 
छित करनेके लिये चिरविस्मृत अश्वमेघ यज्ञ किया था। 

इस बंशकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी और इसका अधिकार 
दक्षिणमें नमंदा तक था । बहुतसे विद्वानोंकाँ अनुमान है कि बिहार, 
तिरहुत और संयुक्त प्रान्त तक भी शायद इस वंशका प्रभाव फैल गया 
था। परन्तु विक्सन साहबने जो सिन्धु तक इनका अधिकार होना. 
अनुमान किया है वह ठीक प्रतीत नहीं होता | 

१ पृष्यमित्र । 

यह शझुझ्भवंशका संस्थापक था और पहले लिखे अनुसार अपने 
स्वामीको मारकर मगधके राज्यका अधिकारी हुआ । 

इसकी उपाधि सेनापति ही मिल्ती है । 

(१ ) अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया ७० १९८-९९ । 

श्छ्‌ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


जैन राजा खाखेलके छेखसे पता चलता है कि ई० स॒० पूर्व 
१७० (वि० सं० पूर्व ११३ ) के कुछ ही समय बाद उस ( खार- 
वेछ ) ने इसे ( पुष्यमित्रकों ) हराकर मथुराकी तरफ भगा दिया था | 
ईस॒वी सन्से १५५ (वि० सं० से ९८ ) वर्ष पूर्व इसके राज्य- 
समय मिनेण्डरने---जो कि बैक्ट्रिया ( बछख ) के राजा यूक्रेटिड्सका 
वंशज और काबुरुका राजा था--पंजाबसे आगे बढ़ भारतपर आक्रमण 
'किया । इससे सिन्धुके मुहानेका देश, सुराष्ट्र ( काठियाबाड़ ), मथुरा, 
मध्यमिका ( चित्तौरके निकट ), साकेत ( दक्षिणी अबध ) और 
इसी प्रकार पश्चिमी किनारेके पासके कुछ प्रदेश इसके अधिकारंमें 
'आगये, तथा शुज्ञ राजाकी राजधानी ( पाठलिपुत्र ) मी हिल गई । 
: परन्तु अन्तमें मिनैण्डकको हारकर छौटना पड़ा | स्ट्रैबोने लिखा है 
. कि मिनैण्डरने उस व्यास नदीकों भी पार कर लिया था जहाँपर स्वयं 
ऐलैक्जैण्डकको रुक जाना पड़ा था। इसने सिन्धुके मुहानेके देशपर, 
'सुराष्ट्र और पश्चिमी किनारेके एक प्रदेशपर अधिकार कर लिया था। 
पैरिएस ( ए८म००७ ) के छेखकने ईसवी सनकी पहली शता- 
'ब्दीके अन्तिम भागमें भी भड़ोचर्में अपोछोडोटस और मिनैण्डरके 
सिक्कोंका प्रचार होना लिखा है। इससे अनुमान होता है कि यद्यपि 
मिनेण्डरको गंगाके आसपासके प्रदेशोंसे हट जाना पड़ा था तथापि 
पश्चिमी किनारेके आसपास शायद उसका अधिकार अधिक समय 
तक रहा होगा। 
पतञ्जलिके महाभाष्यमें भी यवनों द्वारा साकेत और मध्यमिकाके घेरेका 


(१ ) सि० स्मिथ इस घटनाका समय ई० स० से० इस घटनाका समय ई० स० से० १७५ ( बि० सं० से 
११८ ) वर्षे पूरे मानते हैं । 





श्छर 


शुड्षयदा । 
उल्लेख है'। इससे अनुमान होता है कि सम्भबतः उसका तात्पर्य मिनै- 
ण्डरकी चढाईसे ही होगा जो कि पतञ्ञलिके समयमें ही हुई थी। क्योंकि 
उसी प्रन्थमें लिखे हुए “ इह पुष्यमित्रं याजयाम:! इस वाक्यसे पतश्ञ- 
लिका पुष्यमित्रके समय ( ईंसवी सनसे पूषे १७ण-१४० (बि० 
सं० से ९८-८३ वर्ष पूर्व ) विद्यमान होना प्रकट होता है और 
यह भी अनुमान होता है कि शायद यह ( पतञ्जलि ) स्त्रयं उक्त 
यक्षमें विमान रहा होगा | 
मेक्‍्समूलर साहब गार्गीसंहिताका रचनाकार ईसवी सनकी 
दूसरी या तीसरी शताब्दी अनुमान करते हैं | उसमें अशोककी चौथी 
पीढ़ीम शालिशूकका राजा होना छिखा है और आगे चलकर उसीमें 
लिखा है कि जब दुष्ट विक्रान्त ( बी ) यबन साकेत, पांचाल (गंगा 
और यमुनाके बाचका प्रदेश ), और मथुरा पर कब्जा करके कुसुम- 
ध्वज ( कुसुमपुर-पाटलिपुत्र ) पर पहुँचेंगे तब सब प्रदेशोंमें गड़बड़ 
मच जायगी। 
इससे भी मिनेण्डरके हमलेका ही बोध होता है । 
मिनैण्डरके सिक्के पंजाब और उसके जीते हुए अन्य प्रदेशोंसे 
मिलते हैं। उनके आधार पर विद्वानोंने इसके भारतपरके आक्रमणका 
समय ईसवी सनसे १५६-१७५३ (वि० सं० से ९९--०६ ) वर्ष 
पूबे अनुमान किया है। 
स्थलमार्गसे भारतके मध्यतक आक्रमण करनेवाले पाश्चात्य देश- 
वालों ( यूरोपवाछों ) का यह दूसरा और अन्तिम हमछा था। उस 
समयसे ईं० स० १५०२ (वि० सं० १५०९ ) तक भारत यूरोप 
(१ )  अरुणयवनः साकेतं ” * अरुणयवनो मध्यामिकां ! । (२) गोल्ड स्टक- 
रका पाणिनी, द्विज़ डेस इन संस्क्तत लिटरेचर, ४० २२८-३४८ । 
१७३ 


सारतके प्राचीन राजवंश--- 


देशवालके इस प्रकारके हमलोंसे बचा रहा था और इसी वर्ष पहले 
पहल जल्मार्गसे वास्कोडीगामा कालीकट पहुँचा था। 

जिस समय मिनैण्डरने भारतपर आक्रमण किया था उस समय 
बृहद्रथका पुत्र अभ्रिमित्र नर्मदाके पासके दक्षिणी प्रदेशोंका सूबेदार 
था और उसकी राजधानी विदिशा ( मिलसा ) थी । 

कालिदासरचित मालविकाम्मिमित्रसे पता चढछता है कि अश्नि- 
मित्रकी रानीके भाईका नाम वीरसेन था। यद्द शायद दासीपुत्र होगा। 
इसको अम्निमित्नने नर्मदाके तीरपरके सरहदके किले पर नियुक्त कर 
दिया थाँ। इसने अप्निमित्रकी आज्ञासे विदर्भ (बरार ) के राजा 
यज्ञसेनको हराकर उसका आधा राज्य उसके चचेरेभाई माधवसेनको 
दिलछिवा दिया था और इनके राज्यके बीचकी सीमा वर॒दा (वर्धा) नदी 
. नियत कर दी थी। 

इसके बाद पुष्यमित्रने--जो कि इस समय तक दृद्धावस्थाको पहुँच 
गया था---उत्तरी भारतके सर्वेश्रेष्ठ राजपदकी प्राघिकी इच्छासे अश्व- 
मेघ यज्ञ करनेका विचार किया और छोड़े हुए अश्वकी रक्षाके लिये 
अपने पौत्र ( अम्मिमित्रके पुत्र ) नकयुबवक बसुमित्रकों नियुक्त किया। 

अमश्वमेधका इ्यामकर्ण घोड़ा जब सिन्धु ( बुंदेलखण्ड और राज- 
प्रतानेके बीचकी ) नदीके दक्षिण किनारे पर पहुँचा तब यवनोंकी 
सेनाने उसे पकड़ छिया | इससे यवरनोंकी और वसुमित्रकी सेनाओंके 
बीच तुमुल संग्राम हुआ | 

अन्त्मे इस युद्धमें यवनोंको हारना पड़ा । 

(१ ) मालविकामिमित्र, अक् प्रथम, ए० ९। 


(२ ) मालविकाभिमित्र, अक्ू पश्चम, ४० १०१।( ३) मालविकामिमित्र, 
अह्ू पश्चम, ५० १०३॥ 





१४७ 


छुड्-बंश। 

सम्भवतः यह युद्ध मिनेण्डकके उन यवन सैनिकोंके साथ हुआ 
होगा जो कि मध्यमिकाको घेरनेके लिये भेजे गये थे | यह नगरी 
राजपूतानेमें चित्तोड़से करीब ६ मील उत्तरमें हैं। इसको तांबावती 
नगरी भी कहते थे। यह नगरी भारतकी प्राचीनतम नगरियोंमेंसे 
एक है। वहों परसे कुछ सिक्के मिले हैं। इन पर ' मपझिमिकाय शिवि- 
जञानपद्स” लिखा होता है। इसी प्रकार बडलीसे एक छेख-खण्ड मिल है; 
उस पर “बीराय भगवते...चतुरशौाति...मिश्नमिका...! लिखा है | 

इस प्रकार शज्ुओंसे छुट्टी पाकर घृूमता घामता उक्त घोड़ा:साडभर 
तक चक्कर काटकर जब सकुशलरू बापिस छौट आया तब पुष्यमित्रने 
बिदिशाके सूबेदार अपने पुत्र अप्निमित्रको यज्ञकार्यमें सहायता देनेके 
लिये बुलवायाँ | 

तारानाथने पुष्यमित्रको राजपुरोहित लिखा है और यह भी लिखा 
है के पुष्यमित्र बौद्धोंका कट्टर शन्नु था | उसने विहारोंको जल्वाकर 
भिक्षुओंकी कत्छ करवाया था। 

दिव्यावदानसे भी उपर्युक्त बातकी पुष्टि होती है। 

मिनैण्डरको हराकर छौटानेके बाद पुष्यमित्र करीब ५ वर्ष तक 
जीवित रहा था और पुराणोंके छेखानुसार इसका राज्यकाक ३६ 
वषेका था | 

हम पहले लिख चुके हैं कि मिनैण्डर ई० स० से १५३ (वि० 
स० से ९६ ) वर्ष पृवें छौटा था | अतः पुष्यमित्रकी मृत्यु ई० स० 
से १४९ (वि० सं० से ९२ ) वर्ष पूर्व हुई होगी। 

(१ ) इसका उछेख हम पहले मद्दावीरके इतिहासमें कर चुके हैं। 

( २ ) मालबिकाभिमित्र, अक्क पठचम, ए० १०३। 


१७५ 
१७ 


भारतके प्राचीन राजयंश-- 
२ अभ्रिमित्र । 


यह पुष्यमित्रका पुत्र था और उसके मरनेपर राज्यका स्वामी हुआ | 

यह अपने पिताके समय ही उसके राज्यके दक्षिणी प्रदेशका शासक 
था। इसका बहुत कुछ इतिहास इसके पिताके वर्णनमें रिखा जा 
चुका है। 

कालिदासरचित मालविकाम्रिमित्र नामक नाठकका नायक यही 
राजा है। 

ब्रह्माण्डपुराणमें इसका ८ वर्ष राज्य करना लिखा है । 

३ वसुज्येष्ठ । 

सम्भवत:ः यह अम्निमित्रका छोटा भाई और उत्तराधिकारी होगा। 

पुराणोंमे इसका ७ वे राज्य करना लिखा है। 
७ बसुमित्र । 

यह अभ्िमित्रका पुत्र था । 

हम पुष्यमित्रके इंतिहासमें लिख चुके हैं कि उसने अपने अश्व- 
मेधके घोड़ेकी रक्षाका भार इसीको सौंपा था| यद्यपि यह उस समय 
नवयुवक ही था तथापि इसने पितामहके कार्यों बड़ी खूबीके साथ 
पूरा किया | इसीने राजपूतानेके पास सिन्धु नदीके दक्षिणी तीर पर 
मिनेण्डरकी सेनाको हराया था। 

मत्स्य और ब्रह्माण्ड पुराणोंमें इसका १० वर्ष तथा वायुमें ८ वर्ष 
राज्य करना लिखा है । 

बाणरचित हर्षचरितमें लिखों है।--- 

“ अतिद्यितछास्यस्य च शैत्दूधमध्यमध्यास्य सूद्धोलम अखिल- 
तया रूणाकहमिव अछुनात्‌ अप्निमित्रात्मजस्य खुमित्रस्य मित्रदेखः ।! 

(१ ) द्षेचरित, पष्ठ उच्छास, पू० ४७६। 

१७६ 


शुद्ध-चंश। 
अर्थात्‌--मिन्रदेवने नटोंके बीच छिपकर दृत्यप्रिय अग्निमित्रके पुत्र 
सुमित्रका सिर काट लिया | 


इससे अनुमान होता है कि शायद यह सुमित्र इसी बसुमित्रका 
दूसरा भाई होगा । 
५ आद्रेक । 
वायुपुराणमें इसका नाम अन्द्रक, मत्स्पमें अन्तक, बह्माण्डमें भद्र 
और भागवतमें भद्रक लिखा है। इसने दो वर्ष तक राज्य किया । 
६ पुलिन्दक । 
इसने भी केत्रक तीन वर्ष ही राज्य किया । 
७ घोषवसु । 
पुराणोंके अनुसार इसका राज्यकाल भी तीन ही बषेका है। 
< वजमित्र । 
अह्माण्ड और वायुपुराणोंकि अनुसार इसने १४ वे राज्य किया । 
९, भागवत । 
पुराणोंमें इसका राज्यकार ३२ वर्षका लिखा मिलता है। 
१० देवभूति । 
यह इस वंशका अन्तिम राजा था । इसका राज्य काल १० वर्षका 
लिखा है । विष्णुपुराणमें लिख है।--- 


“देवभूति तु झुंगराजानं व्यसनिनं तस्यैवामात्यः कण्वो बखु- 
देवनामा त॑ निहत्य स्वयमवरनी भोक्ष्यति ॥ ३९ ॥”” 


अर्थातू---शुद्भबंशी ठम्पट राजा देवभूतिको उसका मन्त्री कप्व- 
बंशी बसुदेव मार डालेगा और उसके राज्यपर अधिकार कर छेगा। 
हृषेचरितमें लिखों है:-- 
(3) हिष्णुपुराण, अध्याय २४ ४० १९९ (२) द्षेचरित, पष उच्छास, 2० ४७७। 
१४७ 


मारतके प्राचीन राजवंश-- 
“अतिस्रीसड्स्‍गर्तम्‌ अनड्डपरचश शुद्धम अभात्यों वखुदेवोदे- 
बभूतिदालीदुद्दित्रा देवीव्यक्षनया बीतजीवितम्‌ अकारयत्‌ ।” 
अथौत्‌--कामी शुद्भब॑ंशी ( देवभूति ) को उसके मन्त्री वसुदेवने 
रानीका वेष की हुई देवभूत्तिकी दासीकी कन्या द्वारा मरा डाछा । 
इस प्रकार पुराणोंक अनुसार ११२ वर्ष तक शुद्भवंशका राज्य 
रहा और जिस प्रकार पधुष्यमित्रने अपने र्वामीकों मार कर मौर्य-राज्य 
पर अधिकार कर लिया था उसी प्रकार उसके वंशज देवभूतिको कण्ववंशी 
मंत्री वसुदेवने समाप्त कर उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। 
शुल्लोके समयके दो लेख मिले हैं जिनसे इनके समय अश्वमेष 
और वाजपेय यज्ञका होना सिद्ध होता है। 
भिन्न भिन्न पुराणोसे शुड्रवंशके राजाओंकी वेशायली और राज्यवर्ष! 


वायुपुराण 
११२ वर्ष 











राज्य 
वर्ष 


मत्यपुराण 
११२ 























पुष्यमित्र 
अभ्मिमित्र 


पुत्र 
सुज्येत्. सुज्येक्ठ 
यसुमित्र वसुमित्र 
आदद्क अन्द्रक ) 


पुष्यमित्र 
पुष्यमित्रका 









शेमेघ ( ९ ) १धघोषवसु 
बञ्मित्र | ९विजमित्र 


कण्व-वंद्त । 
कण्व-वंश । 
अ्क्26६< 

ईं० स०» पूर्व ७३ ( वि० सं० पूर्व १६ ) से ३० स॒० पूर्व २८ 
€ वि० सं० २९ ) तक । 

विष्णुपुराणमें छिखां हैः--- 

“'ततः कण्वानेषा भूमिर्यास्यति' 

आअर्थात्‌--शुब्लोंके बाद प्रथ्वी कप्ववंशियोंके अधिकारमें जायगी | 

पहले झुड्डबंशी देवभूतिके वर्णनमें लिखा जा चुका है कि उसे 
मार कर उसका मन्त्री वसुदेव राज्यका स्वामी बन बैठा । यह वसुदेव 
जातिका कण्ववंशी ब्राह्मण था और सम्भवत: देवभूतिके कामासक्त 
रहनेके कारण राज्यके सब सूत्र इसीके हाथ थे। इनके वंशका दूसरा 
नाम कण्वायन भी मिलता है। 

मि० विन्सैण्ट स्मिथका अनुमान है कि राजा सुमित्रको मारनेबाछा 
मित्रदेव भी शायद इसी कण्बवंशका होगा। इस घटनाका उल्लेख 
झुब्यबंशके चौथे राजा वसुमित्रके इतिहासमें किया जा चुका है। पुराणोंमें 
कण्बवंशियोंका ४५ वर्ष राज्य करना लिखा है। सम्मवतः इनके राज्यका 
प्रारम्भ ईसबी सनसे ७३ (वि० सं० से १६ ) वर्ष पूर्व हुआ होगा । 

१ बसुदेव । 

यह अपने स्वामी शुद्गवंशके दसवें राजा देवभूतिको मार कर उ- 

सके राज्यका स्वामी बन बेठा | इसने ९ वर्ष राज्य किया | 








( १ ) विष्णुपुराण, अध्याय २४, प्ृ० १९९। ( २ ) इहत्येते शुब्ररत्यास्तु 
स्थृता। कण्वायना ठुपा; ( ३४ )-मत्स्यपुराण छझ० २७३, ४० २७५० । 
श्छ५ 


मभारतके प्राचीन राजवंश--- 


२ भूमित्र । 
यह बहछुदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था। 
पुराणोंमें इसका राज्यकार १४ वर्ष छिखा है । 
रे नारायण । 
यह भूमित्रका पुत्र था और उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ | 
पुराणोंके अनुसार इसने १२ व राज्य किया था। 
४ सुशर्मा । 
यह नारायणका पुत्र था और उसके पीछे उसका उत्तराधिकारी 
हुआ | इसका राज्यकारू १० वर्षका लिखा है | 
पुराणोंसि पता चछता है कि आन्ध्रवेशी सिमुक ( शिक्ञुक ) ने 
इस सुशमीको मार कर इनके राज्यकी समाप्ति कर दी | 
३० स० ७३ में से ४५ घटानेसे इस घटनाका समय ई० स० 
से २८ वे पूर्व ( विक्रम संवत्‌ २९ ) के आसपास होना अनुमान 
किया जा सकता है । 
मि० विन्सैण्ट स्मिंथका अनुमान है कि आन्भ्रवंशके ग्यारहवें, बारहवें 
और तेरहवें राजाओंमेंसे किसी एकने कण्वतंशकी समाप्ति की होगी। 


पुराणोंके आधारपर कण्ववंशी राजाओंकी वंशावली ओर 














उनके राज्य-वर्ष । 
विष्णुपुराण। वायुपुराण || मत्स्यपुराण त्रह्माण्डपुराण। भागवत 
४५७ वे | ४५७ व्षे डे बर्षे ४५ वर्ष ३४५ वर्ष 
बासुदेव बाछुदेव | ९| वाहुदेव | ९| वासुदेव चाछुदेव 
भूमिमित्र | भ्रूमिमित्र १४ भूमिमित्र १४ भूमिमित्र भूभिमित्र 
नारायण नारायण १९ नारायण |३९२| नारायण नारायण 
सुशमों सुशमों |१०। खुशर्मा |१० छुघमो सुशर्मो 


























(३ ) भर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, ० २०६ | 
१५० 


आन्श्र-चद्य । 


आमन्त्रे-वेश । 
+-#एब>िई की ९एकिल्‍का* ७ 

ईं० स० पूर्व २३२ ( वि० सं० पूषे १७५ ) के निकटसे ई० 
स० २२७० (बि० सं० २८२ ) तक। 

इस बंशका उल्लेख पहले पहल ऐसतर्रेय ब्राह्मणमें मिलता है। उसमें 
लिखा है:--- 

/ सस्यह विश्वामित्रस्येकशतं पुजा आसुः पशञ्चाशदेव ज्यायांसो 
मधुच्छन्द्सः पश्चाशत्‌ कनीयांस स्तथ्े ज्यायांसों न ते कुशल 
मेनिरे तानलुव्याजदारान्‌ तान्‍्वः प्रजाभक्षीछ्ेति त एतेड्न्च्राः पुण्ड्राः 
शबराः पुछिन्दामूतिया इत्युदन्त्या बदवों भवन्ति वैश्वामित्रां द्‌- 
स्यूनां भूयिष्ठाः ( सप्तपश्चमिका, अध्याय ३, खण्ड ६, मंत्र १८ ) 

अर्थातू--विश्वामित्रके १०६ पुत्र थे । उनमेंसे ५० तो मधु- 
च्छन्दसे बड़े और ५० छोटे। बड़े ५० पुत्रोंने (शुनःशेफको अपना 
भाई ) मानना ठीक नहीं समझा | इस पर विद्वामित्रने उनको शाप 
दिया कि तुम्हारी सन्‍्तान झूद्ध हो जायगी। वे ही आन्ध्र, पुण्ड, शबर, 
पुलिन्द, आदि अनेक नीच कौमके दस्थु (चोर या आयोंके शत्रु) हैं। 

ऊपरके दस्यु शब्दके प्रयोगसे विदित होता है कि ये लोग दक्षिण- 


(१) रघुवंशमें शातकर्णिको--जो कि आन्ध्रवंशियोंद्री खास उपाधि या 
नाम था--जआ्षण लिखा है । देखो रघुंश, सगे १३, छोक ३८--“एतन्मुने- 
मानिनि शातकर्णे: पद्चाप्सरों नाम विद्वारवारि। ?? 
मनुस्मतिके १० वें अध्यायमें आन्ध्रोंकी आजीविकाका जरिया क्षिकार लिखा 
मेदान्त्नरचुह्चुमद्यूनामारण्यपशुदधिसनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्णश्‌ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


की जातियोंमेंसे थे और इनका निवासत्थान कृष्णा और गोदावरीके 
बीचका ( तेलगू ) देश था। 

( मैकडानले साहब ऐतररेय ब्राह्मणका रचनाकार ईसवी सनसे 
७५०० वर्ष पूर्व मानते हैं । ) 

ईंसवी सन्‌ पूर्व २६९ से २३२ तक भारतमें प्रसिद्ध मौर्य सम्राद्‌ 
अशोकका राज्य था । उसकी खुदबाई हुई १४ आज्ञाओमेंसे १३ वीं 
आज्ञामें लिखा है।--- 

“ विशवाजे योनकंबोजेघु नाभंके नामपंतिथु भोजपतिनिफ्येश्ु 
अंधपलदेषु षवता देवानां पियषा धंमाठुषथि अन्लुबतंति '” 

अर्थात्‌--बविषवज्ञ, यवन, कम्बोज, नाभक, नाभप्रान्त, भोजपति- 
निक्य, अन्ध्र और पुलिन्दके सब लोग देवानां प्रिय ( अशोक ) की 
धर्माज्ञाओंका पालन करते हैं। 

उपर्युक्त लेखमें भी आन्ध्रोंका नाम आया है। ये छोग उस समय 
नाम मात्रके लिये अशोकके अधीन थे | 

विन्सैण्ट स्मिथने मैंगेस्थनीजके आधार पर लिखा है. कि मौर्यबंशी 
राजा चन्द्रगुत्तके समय आन्ध्रवंशी लोग कृष्णा और गोदावरीके मध्यके 
देशमें रहते थे और उस समय इनकी सेना प्रासी ( पाटलिपुत्र ) के 
राजा चन्द्रगुतके सिवाय सबसे बड़ी गिनी जाती थी। उसमें १ छाख 
पैदछ, २ हजार सवार और १ हजार हाथी थे । इनके राज्यमें अनेक 
गाँवोंके अछाबा शहरपनाहसे रक्षित ३० नगर भी थे। इनकी राज- 
घानीका नाम “श्रीकाकुलं? था। 

श्रीयुत हरप्रसाद शाल्लीका अनुमान है कि इन्हींके राज्य ( पूर्वी- 

(१ ) मैकडानलकी दिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पू० २०५ ॥ 

(१ ) भर्ली हिस्दी ऑफु इण्डिया, छ० २०६ ।३ ( ३) अर्ली हिस्दी ऑफ 
इण्डिया, 9० २६ | 

श्ष२ 


आन्ध्र-वेश । 

महाराष्ट्र ) में ईसासे पूर्वकी पाँचवीं शताब्दीमें सूत्रकार महषि आप- 
स्तम्बका जन्म हुआ था। 

ये लोग वैदिक धमेकों भी मानते थे। परन्तु इनका अनुराग 
विशेषतर बौद्ध धरम पर ही था । इसीसे पुराणोंमें इनको झूद्र लिखा 
है।--- 

हत्वा कण्वं सुशमोणं तद्धत्यो इषलछो बली | 
गां भोध््यत्यंघजातीयः कर््ित्काछमसत्तमः ॥ २० ॥ 
( भागवत, स्कन्ध ११, अध्याय १। ) 

भर्थातू---कप्ववँशी सुशर्माको मार कर उसका आन्प्र जातिका 
नीच शृद्ध सेवक बली कुछ कार तक प्रथ्वीको भोगेगा । 

ये आन्प्र छोग पूर्णतया मौ्योंके अधीन हुए थे या नहीं और 
हुए थे तो किस समय, इसका पूरा पता नहीं ढगता। परन्तु अनु- 
मांनसे सिद्ध होता है कि जिस समय कर्लिग-बिजयसे उत्पन्न हुई 
घृुणासे अशोकने विजययात्रा करनी छोड़ दी थी उस समयसे ही 
ऑरोंके साथ साथ शायद आमन्धरोंने भी अपने राज्यका विस्तार करना 
प्रारम्भ कर दिया होगा और अशोंककी मृत्यु (ई० स० से प्र २३२ ) 
के बाद ही अपना प्रभाव प्रूणेतया कायम कर लिया होगा | 

कटक ( उड़ीसा ) के पास उदयगिरि पर्वतमें हाथीगुम्फा नाभ- 
की एक गुफा है। उसमें मौर्य संवत्‌ १६५ का एक लेखें लगा है । 
यह किंग देशके जेन राजा खारबेलके समयका है | मौर्य संबत्‌ 
१६५ में खारवेल महामेधवाहनके राज्यका १३ वॉ बर्ष था। उक्त लेखमें 
खारंबेल्के पिताका नाम बृद्धराज और दादाका नाम क्षेमराज लिखा है। 
(१) जन॑ल बिद्दार एण्ड ओडिसा रीसर्च सोसाइटी, जिल्द ३, छएू० ४२५-५०७। 

श्५झ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


खाखेलने अपने राज्यके दूसरे वर्ष शात्तकणिके राज्यकी तरफ 
अपनी सेना भेजी थी | वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु और भागवतमें शातक- 
णिको आन्ध्रवेशका तीसरा राजा लिखा है । अतः सम्भव है कि. 
अशोकके मरनेपर ये दोनों बंदा साथ ही साथ बढ़े होंगे | 

मौर्यवंशी चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) का राज्याभिषेक ईंसवी सनूसे ३२१ 
ब्षपूत्ते माना जाता है। इस हिसाबसे उपर्युक्त छेख ईसासे १५७ 
वर्ष पूवंका होगा । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अशोककी मृत्युके 
कुछ ही काल बाद कर्लिंग देशके राजा ( महामेघवाहनके दादा ) 
धक्षेमराज और आन्ध्रबंशी शातकर्णाके दादा ( सिमुक ) ने अपनी पूर्ण 
स्वाधीनता घोषित कर दी होगी। 

आन्ध्र लोग अपनेको दक्षिणके प्रसिद्ध राजा शातबराहन ( शादि- 
वाहन ) के वंशज मानते थे। 

१ सिस्युक । 

पुराणोंमें इस बंशका सबसे पहला नाम यही मिलता है। इसीने 
करीब ईसवी सनसे २३२ वर्ष पूर्व फिर आन्प्रराज्यको उन्नतिपर पहुँ 
चाया था । 

नानाधाट ( सद्याद्वि---प_ूना और नासिकके बीच ) की गुफामें 
एक छेखे छगा है। जुछर साहबके मतानुसार उसका सारांश नीचे 
उद्धुत किया जाता है:--- 

“& शातवाहनवंशी सिमुकके पुत्र शातकर्णिकी ज्लीका नाम नाय- 
निका ( नागनिका ) था। यह महारथी त्रनकयिरोकी पुत्री थी। नाग- 
निकाके दो पुत्र थे। शक्तिश्री (सति श्रीमत्‌ ) और वेदश्री | जिस 

(१) जनेल बाम्ब्ेब्रांच रॉयछ एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द १३, ५० ३११ | 
श्षछ 


आन्ध्र-वंश | 

समय यह लेख लिखा गया था उस समय पति शात॒कर्णिके मर जाने 
और पुत्र वेदश्रीके बालक होनेके कारण राज्यका प्रत्नन्ध स्वयं नागनिकाके 
हाथमें था । यह छेख एक यज्ञके अवसर पर ख़ुदवाया गया था ।” 

इस लेखमें भी सिमुक और शातकर्णिके नाम होनेसे पुराणोक्त 
क्रमकी ही पुष्टि होती है । 

नानाघाटकी ग्रुफामें इस राजाको एक मूर्ति खुदी है। उस पर 
८ शया सिमुक सातबाहनों ” खुदा है। 


२ कृष्ण ( कनह ) | 
यह सीमुकका छोठा भाई और उत्तराधिकारी था। नासिकसे 
इसके समयका एक लेखे मिला है। इसमें शातबाहनवैशी राजा कन्ह 
( कृष्ण ) के समयमें एक गुफाके बनाये जानेका उल्लेख है। इससे 
प्रकट होता है कि उस समय नासिक पर भी इसीका अधिकार था। 
इसके पुत्रका नाम शातकर्णि था । 
यद्यपि नानाघाटसे मिले शात्तकर्णिकी ख्रीके छेखमें शातकर्णिके 
पिताका नाम सिमुक ही लिखा है और कन्हका नाम नहीं है, तथापि 
नासिकसे मिले इसके उपर्युक्त लेखसे और पुराणोंसे कन्हका राज्य 
करना सिद्ध होता है ! 
विष्णुपुराणके चतुर्थ अंशके अध्याय २४ में छिखा हैः--- 
खशमाणं तु काण्ब॑ तदूभृत्यो बलिपुचछक नामा। 
हत्वान्ध्जातीयो वखुधां भोध््यति ॥ ४३॥ 
ततश्व कृष्णनामा तहाता पृथिवीपतिभेव्रिष्यति ॥ ४४॥ 
तस्यापि पुत्र: शातकर्णि. ...-----॥ ४५ ॥ 
(१) एपिप्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, ४० ९३ | 
श्ष५ 


भारतके भाचान राजवंश--- 
अथोत्‌---कण्ववंशी सुशर्माकों मारकर उसका आन्ध्रवंशी सेवक 
बलिपुच्छक राजा होगा । उसके पीछे उसका भाई कृष्ण और तदन- 
न्तर उस ( कृष्ण ) का पुत्र शातकर्णि राजा होगा । 
भागवत, स्कन्‍्ध १२ के अध्याय १ में लिखा है;--- 
हत्वा कण्वं सुशमांण तदूभृत्यो वृषलछों बल्ी। 
गां भोधक्ष्यत्यंघजातीयः कश्िित॒काछलमसत्तमः ॥ २० ॥ 
कृष्ण नामाथ तहाता भविता प्रथिवीपतिः । 
श्रीशातकर्णिस्तत्पुत्र: ... ... --. ००० ॥ २१ ॥ 
इससे भी उपयुक्त बातकी ही पुष्टि होती है । अतः नानाघाठके 
छेखमें सीमुकका छोटा भाई होनेके कारण ही ऋकृष्णका नाम छोड़ 
दिया गया है और सिमुकके बाद ही शातकर्णाका नाम लिख दिया 
है । अक्सर देखनेमें आता है कि राजा छोग इसी प्रकार छोटे भाइ- 
योंका नाम छोड़कर शाखाके प्रधान पुरुषके बाद ही अपना नाम लिख 
देते हैं । 
३ शातकर्णि । 
यह कृष्णका पुत्र था ओर उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ। 
सिमुकके इतिहासमें इसकी रानी नागनिकाके छेखका उल्लेख किया जा 
चुका है। उसमें लिखा है कि इसके मर जाने और इसके पुत्रोंके छोटे 
होनेके कारण राज्यका काये इसकी ज्ल्ी नागनिका (नायनिका ) किया 
करती थी। उसीमें इसके पुत्रोंका नाम शक्तिश्री और वेदश्री लिखा है । 
इसी शातकार्णिके समय ईसवी सनसे १६८ वर्ष पूर्व ( विक्रम 
संबत्‌ से १११ वर्ष पूर्व ) कलिंगदेशके राजा खारबेलने इसपर सेना 
भेजी थी । 


१५६ 


आन्ध्र-चंश + 
भिलसासे एक छेख शातकर्णिका मिल! है। बूलरसाहब इस लेखको 
इसी शातकार्णिका अनुमान करते हैं | यदि यह अनुमान ठीक हो तो 
ईसवी सनसे १६८ बर्ष पर्व आकर ( पूर्वा माल्ये ) परे आन्ध्रोंका 
अधिकार होना सिद्ध होगा | परन्तु उस समय बहाँपर शुंगवंशियोंका 
अधिकार था | अतः उक्त लेख बादके किसी वासिप्ठिपुत्र श्रीशातक- 
णिंका होगा । 
सिक्के । 
दक्षिणी भारतसे इसके समयके सौसेके सिक्के मिले हैं। उनपर 
एक तरफ खड़ा हुआ हाथी बना .होता है और नीचेकी तरफ नदीमें 
तैरती हुई तीन मछलियों बनी होती हैं। तथा बआाह्मी अक्षरोंमें * रजो सिरि- 
सातस ? लिखा रहता है । दूसरी तरफ कुछ अस्पष्ट निशानसे दिखाई 
देते हैं। इसके मिश्र घातुके सिक्के भी मिलते हैं। इस प्रकारके सिक्कों- 
पर एक तरफ खड़ा हुआ हाथी, कठहरेमें खड़ा वृक्ष, तीन चश्मोंका 
चैत्य और नीचेकी तरफ नदीमें तैरती हुई मछली बनी होती है। 
दूसरी तरफ खड़ा हुआ आदमी, उज्जैनका चिह्न और ब्राह्मामें 
“जो सिरि सातस ” लेख खुदा रहता है। 
इसके मिश्रधातुके चौकोर सिक्के भी मिले हैं। 
इनपर एक तरफ उछलता हुआ सिंह बना होता है और उसके 
ऊपर स्वस्तिक, चारों तरफ बिन्दुओंका घेरा और ब्राह्मी अक्षरोंमि 
(१ ) रापसनका आन्ध्र ओर क्षत्रप आदि राजाओंके सिकोंका कैटलॉग 
( इण्टोडकशन ) ए० २३। 
(२ ) भर्ली हिस्द्री ऑफ इण्डिया, पएू० १७७-१९३ । 
( ३.) रापसनका आन्भध्म और क्षन्नप आदि राजाओंके सिक्कोंका कैटलॉग, 
घु० १-४ 





श्५षऊ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


“जो सातकंणिस ” खुदा होता है। परन्तु लेखके अक्षर उलटे और 
गड़बड़ होते हैं। दूसरी तरफ उम्जैनका चिह्न, ऊपरको नन्दिपद, कठ- 
हरेमें खड़ा ब्ृक्ष और चारों तरफ बिन्दुओंकी चौकोर रेखा बनी होती है। 

और भी दो तीन तरहके सिक्के मिले हैं | इनमेसे किसी पर “अज? 
किसीपर “ रजो. ,.बरस ” और किसीपर “२....णिस ! पढ़ा जाता 


है। 


इनको भी रापसन साहबने इसौके सिक्ककि समान होनेसे इसीके 
अनुमान किये हैं | परन्तु उनके लेख स्पष्ट न होनेसे हमने यहाँपर 
उनका उछलेख नहीं किया है । 


४ शक्तिश्री । 

हम पहले लिख चुके हैं कि यह शातकण्णिका पुत्र था। नासिकसे 
बिना संवत्‌का एक लेखे मिला है। यह “ महाहकुर्सिरि ” के समयका 
है। ऐतिहासिकोंका अनुमान है कि उक्त छेखका * महाहकुर्सिरि ? 
वास्तवर्म “महाशक्तिश्री ! का ही प्राकृत रूप है। एम० सेनाटटंके 
मतानुसार यह लेख “ महाहकुसिरी ? की नवासी भठपालिकाका है। 
यह मन्‍्त्री अरहल्यकी पुत्री और मन्त्री अगियटणककी स्त्री थी। 

बूलर साहबका अनुमान है कि यही शक्तिश्री जैन कथाओंमेंका 
शक्तिकुमार है । 

आन्ध्रोंके इतिहासमें इसके बादका कुछ समय ऐसा है कि न तो 
अबतक उस समयके किसी आन्प्रवेशी राजाका कोई लेख ही मिला 


( १ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, ए० ५१। 5 
(९) आर्कियालॉजिकल सर्वे ऑफ्‌ वैस्टने इण्डिया, जिल्द्‌ ५, ए० ६२, नोट १ । 
श्ण८ 


| आन्त्र-यंद्ा । 
है और न सिक्का ही। अत: इस बीचके समयके राजाओंके नार्मों 
आदिका अनुमान केवल पुराणोंके आधारपर ही किया जा सकता है। 
मि० विन्सैण्ट स्मिथने मत्स्यपुराणकी वंशावडढीकों विशेष महत्त्वका माना 
है | उसमें इस वंशके २९ राजाओंके नाम दिये हैं और उनका राज्य 
काल 9६० वर्ष लिखा है | परन्तु विष्णु, वायु, और भागवतमें ३० 
राजाओंके नाम हैं और उनका राज्य समय 9५६ वे दिया है | यह 
समय अनुमानसे भी ठीक ही मिलता है। क्योंकि अशोकको मृत्यु (३० 
स० पू्ष २३२ ) के कुछ समय बादसे इनका स्वाधीन राज्य कायम 
हुआ था और शायद तीसरी शताब्दीमें इसकी समाप्ति हुई थी। 
पाठकोंके अवकोकनाथे यहाँपर हम भिन्न भिन्न पुराणोंसे आन्ध्र 
राजाओंकी वंशावडी और उनका राज्यकाछ उद्धृत करते हैं:-- 


५०९ 


+92॥6 2७2॥| »४ ॥॥७४४४ ॥॒ :६ै। (७७४ ६, 


4%)28 २०है॥| ६ १928/४3 2208६ ७ 

९ शैल # श0७ 22४२४ ७ 

४० | (8) ७8॥॥ १५ | ( छाए ) 8००४ 
लि23%2 8॥93/8 8 2७ शथह| 2५ | ( ४8 ) 8॥०३७ ४ 
<28%8 $2]8४| ०४ &2]0% ४४ ५७७॥॥४| ४७ ५४४2॥७४०२ 
22]8५४ 228५४ २६ >2[७:४| 2६ )38:७26 
49%/2॥8| ३४५ ३३४२४ ३3४ ६४४२॥४| १४ 30008 ४ 

26 

2008[ 20% 2५ पप्ेशार। 2४ परत | 
45५।2०)॥५||६ 48)%2)।5][& 9%2॥४/ 2६ ॥%2॥४[४| ०६ |%४४| ७ 
0४ कक 26 पक 2६ 26 ( ७३५ ) 
३७७ (५७०४०) »४७| ६४ >छे। हे८ कफ है #डिए ५ 





82 











| 
। |४४४४॥ ९७४ 288 ॥28॥९॥ ॥९:0॥02७ ३४ ४ |४॥॥०॥४५ ॥७७] ॥७४॥] 





आन्न्र-धंश । 





28008 
328 
॥॥58| 


22328] 
2828 
8७२ 

४&5(2# 

8॥४३४७ 

2३8९४ 
&2<2/7 
40४95 
६४२ 
408॥3 
|४%30॥॥६ 











घ्ण्छ्ाः झण्छ्ाड फ़्क्काड़ 
[ुछड:&| है. कश/डे[& आओ है क|%/॥40&802 ०६ | (७२ ॥4[ 202४७ 
#&छ 3 /758] *। #७९|२४ 
फडेए 3 २ | ए५०छ[छड| ५० |. [छकाशाओ [620 ४४ |. फशकाशाण डील 
#2%3 2] 2... 95४28 2९3४७ ०. | 9|%०॥१ 22५28] ७ 
३8४७ १५४४७: न्‍ (६) हु ० (७४ चिट 
2»॥(श!| ४६ 0%9॥9| ४ ॥४(४४१९४ 
&509/४/ ७४ ६6७०७ * |. (3) 8७४०७ ४४ ४520६ ५ 
8॥४३४७॥| 7४ ७/४२४४| दे ३४३४९ ५६ 
शकाया4 288 ५. [४५४४॥४ 2७४ हैं. | 08४2॥४ ७७| हैं ॥0%३॥४३ 28:६४ 
]0%0॥ 22:68 8 [50॥8 ७ | कषशादे 32८9] ७... ]0%४22॥॥8 3८9०४ 
2हथ्श४ ६४ 78 ४७ अहश्थुड| ५ | 9 
के ग (%४र्क ) $%७७| ५ ३४७/४|० ७ 
%॥8| (५) 909 3 2|96 & 


॥0%2३॥8 गे 2४४७४ | भी ।( ७४डेश ) (४५४५५ 


बिनजजनजनर 





१६१ 


११ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


दन्‍तकथाओंके अनुसार छोग आशन्श्रवंशके १७ वें राजा हालको 
प्राचीन मराठीमें लिखी “ गाथासप्तशती ” नामक पुस्तकका लेखक अनु- 
मान करते हैं। इसी आधारपर डा० भाण्डारकरका अनुमान है कि यो तो 
इसीने सखय॑ यह पुस्तक बनाई होगी अथवा किसीने इसके नामपर 
समपण कर दी होगी । 

इसी प्रकार और भी कई प्राकृतके ग्रन्थ आन््रब॑शियोंके बनाये हुए 
माने जाते हैं । इनके राज्यसमय संस्कृतका प्रचार होना प्रकट नहीं होता। 


वासिष्टीपुत्रवि-लिवायकुर । 

कोल्हापुरसे कुछ सीसेके सिक्के मिले हैं | ईनपर एक ओर 
चार खनका चैत्य ( जिनके बीचमें बिन्दु लगे रहते हैं ), कटहरेमें खड़ा 
दक्ष, स्वस्तिकका चिह्न और चन्द्रमा बना होता है। दूसरी ओर ऊपरकी 
तरफ मुँहचाले बाणसे सज्जित घनुष और चारों तरफ ब्राह्मी अक्षरोंमें 
4 रजो वासिठीपुतस बिलिवायकुरस ? खुदा होता है । 

इसी राजाके मिश्रित धातुके सिक्के भी मिले हैं'। ये भी प्रूवोक्त 
सिक्केके समान ही होते हं। केवल चेत्यकी तरफ नन्दिपद और घधलु- 
घकी तरफ एक छोटासा दत्त विशेष बना होता है। 

रापसन साहबका अनुमान है कि शायद यह विलिवायकुर और 
मिछसाके लेखका वासिष्टीपुत्र श्रीशातकर्णी एक ही होगां। 

(१ ) भर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, छू० २०८ । 

( ३ ) भर्लो हिस्ट्री ऑफ दक्षिण, बाम्बे गजरियर, जिल्द १, पृ० १७१। 

(३ ) अली हिस्टी ऑफ इण्डिया, पू० २०९ | 


( ४-५-६ ) कैठलछोग ओफ्‌ क्षत्रप एण्ड आन्ध्र कोइन्स, ४० ५, ६, इण्टो- 
डकशन्‌ २७, नोट २। 


१६२ 


आन्भ्र-वंश । 
माठरिपुत्र--सिवलकुर । 


कोल्हापुरसे कुछ सीस और मिश्र धातुके ऐसे भी सिक्के मिले' हैं 
जो विलिवायकुरके सिक्कोंके समान ही होते हैं । परन्तु उन पर 
ब्राह्मी अक्षरोंमें “रजो माढरिपुतस सिवलकुरस ” लिखा होता है । 


जी आये 


बहींसे कुछ सीसेके सिक्के ऐसे भी मिले हैं. जिनसे बोध होता है 
कि उपर्युक्त विलिवायकुरके सिक्कोंपर ही सिवलककुरने अपनी मुहरें 
छगगवा दी थीं | ऐसे सिक्कोपर दोनों राजा्ओोके लेखांश पढ़े जाते हैं । 
भगवानलाल इन्द्रजी इसको कन्हेरीसि मिले दों लेखोंमिंका माढरिपुत्र 
स्वामी सकसेन अनुमान करते हैं | इन उपयुक्त छेखोंमेंसे एक लेखें 
सकसेनके ८ वें राज्य वर्षका है । अतः यह अनुमान ठीक हो तो 
माढरिपुत्रका कमसे कम ८ वर्ष राज्य करना सिद्ध होता है। डा० 
भाण्डारकरका अनुमानें है कि आन्ध्रदेशसे मिले ' सकसद ? या 'सक- 
सेन ” नामबाले सिक्के भी इसी राजाके हैं। इस अनुमानसे इसका 
आन्म्रदेश, दक्षिणी महाराष्ट्र और कन्हेरी ( कोंकन ) का स्वामी होना 
सिद्ध होता है । 

गौतमीपुत्र-विछिवायकुर । 
कोल्हापुरसे प्ूेवर्णित सीसेके सिक्कोके समान ही कुछ सीसेके 





( १-२ ) कैठलॉग ऑफ क्षत्रप एण्ड आन्ध्र कोइन्स ० ७ और ९ । 

( ३ ) जर्नल बास्‍्ने ब्रांच ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १२, 
परू० ४०८ । ( ४ ) कैटलॉय ऑफू दि कौइन्स, ऑफ क्षत्रप एण्ड भान्त्र डाइनेश्टी, 
इन्ट्रीडकशन छपू० २८ । 


१६३ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


सिक्के ऐसे मिले हैं', जिन पर ब्राह्मी लिपिमें “रजों गोंतमिपुतस बि- 
लिवायकुरस ” लिखा होता हैं | वे शायद इसीके होंगे। ' 


इसने वासिष्ठीपुत्र विलिवायकुर और माढरीपुत्र सिवलकुरके सीौसेके 
सिक्कोपर अपनी मुहर छगवाई थी । ऐसे सिक्कोपर दोनोंकि छेखांश 
पढ़े जाते हैं | इससे अनुमान होता है कि वासिष्ठीपुत्र बिलिवायकुरके 
बाद माढरीपुत्र सिबलकुर और उसके बाद गौतमीपुत्र बिलिवायकुर 
राजा हुआ था। इसके भी पहलेके राजाओंकी तरह मिश्रधातुके सिके 
मिले हैं। इन पर इसका नाम होता है । 


रापसन साहबका अनुमानें है कि यदि प्रूर्वोक्त प्रकारसे ही इस 
गैतमीपुत्र विलिवायकुरकों और गौतमीपुत्र शातकर्णीको एक ही समझ 
लिया जाय तो इसके सिक्कोसे इस ( शातकर्णी ) का माढरीपुत्र 
सिविलकुरका उत्तराधिकारी होना सिद्ध होगा; क्‍योंकि इसने उसके 
सिक्कों पर अपनी मुहर छगवाई थी | परन्तु जब तक विशेष प्रमाण 
न मिलें तत्र तक वासिष्टीपुत्र विल्वायकुर और वासिष्टापुत्र शातक- 
णीके, माढरीपुत्र सित्रककुर, माढ्रीपुत्र सकसेन और सकसद या 
सकसेनके तथा गौतमीपुत्र विलिवायकुर और गौतमीपुत्र शातकर्णीके 
एक ही होनेके विषयमें निश्चित मत नहीं दिया जा सकता | 


२३ गौतमीपुत्र शातकणि। 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि रापसन साहब इसे और गौतमीपुत्र 
( १-२-३-४ ) कैठलॉग ऑफ दि कौइन्स ऑफ क्षत्रप एण्ड आन्च्र डाइ- 


जेस्टो, इन्टरोडकशन पू० १३-१४, १४, १५-१६, इन्ट्रोडकशन एू० २८ । 
श्द्ड 


आन्ध्र-वंश । 
बिलिवायकुरको एक ही अनुमान करते हैं। परन्तु अभी तक इस 
विषयका विशेष प्रमाण न मिलनेके कारण हम गौतमीपुत्र शातकर्णिके 
नामवाले लेख और सिक्कोंका अलग ही उल्लेख करते हैं । 


नासिकसे इसके राज्यके १८ वें वर्षक एक लेख मिला है । यह 
चर्षीऋतुके द्वितीय पक्षकी प्रतिपदाका है। इसमें एक खेतके दानका 
वर्णन है। यह खेत पहले क्षत्रपवंशी नहपानके जामाता उषभदत्तके 
अधिकारमें था | यह आज्ञा वैजयन्ती ( बानवासी ) से गोवर्धन ( जि० 
नासिक ) के सूबेदारके नाम दी गई थी और यह लेख शातकर्णिकी 
आज्ञासे उसके मन्त्री शिवगुप्तने लिखवाया था। 


कार्लेसे भी इसके राज्य-समयका एक लेख मिला है । यह भी 
इसके राज्यके १८ वें वर्षका ही है | इसकी तिथि वर्षाऋतुकी चौथे 
पक्षकी प्रतिपदा है। इसमें मामालके भिक्षुओंको दिये हुए करजक 
गौवके दानका वर्णन है। इस आज्ञाकी तामी शिवरकन्दगुप्तने की 
थी | इस छेखमेंका करजक गाँव और ऋषभदत्तके इसी स्थानसे मिले 
लेखका करजिक गाँव एक ही होगा। यह गाँव पहले ही ऋषभद त्तने 
उक्त स्थानके साधुओंको दे रक़्खा था । 

उपयुक्त दोनों लेखोंकों देखनेसे प्रकट होता है कि नहपानके समय 
उसके जामाता ऋषभदत्त द्वारा दिये गये उन दोनों गॉँवोंकी नहपानके 
विजेता आन्ध्र गौतमीपुत्र शातकणिने भी अपनी तरफ्से अनुमति 
देकर कायम रख दिया था। 





( १-२-३ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिलल्‍द ८, ४० ७१, जिल्द ७, ० 
६४ और ५७ । 


श्दद्५ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


यद्यपि इस पिछले छेखमेंसे राजाका नाम गायत्र है और १८ का 
४८१ भी स्पष्ट नहीं है, तथापि ऋषभद॒त्तके दिये हुए दानके ही 
दोहरानेसे स्पष्ट प्रकट होता हैं कि ये दोनों लेख, नहपानको ज तकर 
लौटते समय, जब कि वर्षाके कारण ससैन्य शातकर्णि बानवासीमें 
ठहरा होगा, लिखवाये होंगे । 

पिछला लेख पहले लेखसे पूरे एक महीने बादका है और पहले 
लेखके शिवगुप्त और दूसरे लेखके शिवस्कन्द गुतका भी एक ही होना 
सम्भव है। 

इस इतिहासके प्रथम भागमें लिखा जा चुका है. कि “नहपानके 
समयके ढेख शक-संवत्‌ 9७१ से 9७६ (६० स० ११९ से १२४८ 
बि० सं० १७६ से १८१ ) तकके ही मिले हैं। अनुमानसे पता 
चलता है कि संवत्‌ ४६ के बाद उसका राज्य थोड़े समय तक ही 
रहा होगा; क्‍योंकि उस समयके करीत्र ही आन्ध्र-बंशी राजा गौतमी- 
पुत्र शातकर्णिने उसको हराकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया 
था और उसके सिक्कों पर अपनी मुहर्रे छगवा दी थीं । ” 

यदि उपर्युक्त अनुमान ठीक हो तो कहना पड़ेगा कि इसने ई० 
स० १२४ (वि० सं० १८१ ) के करीब नहपानकों जीत लौटते 
समय मार्गमें उक्त लेख लिखवाये थे; जिनते उस समय शातकर्णिके 
राज्यका १८ वॉ वर्ष होना सिद्ध होता है । अतः इसका राज्यारोहण- 
काल ई० स० १०६ ( बि० सं० १६३ ) के निकट होना चाहिये। 


इस गौतमीपुत्र शातकर्णिके ( नासिकसे मिछे ) पहले लेखके नीचे 


(१ ) भारतके प्राचीन राजवंश, प्रथम भाग, पृ० १२। 
श्द्द 


आन्क्र-वेशा । 
ही एक छेख॑ और भी ख़ुदा हुआ है| उसमें इस शातकर्णिकी माता 
गौतमी बालश्री द्वारा दिये गये दानका वर्णन है। यह दान शातक- 
णिके राज्यके २४ वें वर्षमें दिया गया था | इस दानकी तिथि पग्रीष्म 
ऋतुके द्वितीय पक्षकी दशमी है और उसी वर्षकी वर्षाऋतुके चौथे 
पक्षकी पँचमीकों इसकी तामील की गई थी । 
यद्यपि मत्स्य और वायुपुराणमें इस गौतमीपुत्र शात्तकर्णिका केवल 
२१ वर्ष राज्य करना ही लिखा है, तथापि इसकी माता गौतमी 
बालश्रीके उपर्युक्त ठेखसे इसका खण्डन हो जाता है। इस शातक- 
णिकी ल्लीका नाम वासिष्ठी और पुत्रका नाम पुलुमावी था | 
पुठुमाविके राज्यके १९ वें वर्षका उसकी दादी गौतमी बाढश्री- 
का एक लेखे और मिला है। उसमें शातकर्णिके नामके साथ निम्न- 
लिखित विशेषण ढगे हैं:---“ राज्ञ रझ्चो गोतमीपुतस द्विमवत- 
मेरुमद्रपवतसमसारस अखसिक असक मुलक खुरठ कुकुर 
आपरंत अज्ञुप विदभ आकरावति राजस विज्लछ्वत पारिचात सह्य 
कन्हर्गिरि मचलिरिटन मलय माहिद्‌ सेटगिरि चकोर पवत पतिस 
बंध रेट लव ४ व 70०४० 2४ लेटर ««»००सतिय दपमान मदनस सकयवन- 


पलल्‍्हवनिसूद्नस ... ...खखरातवसनिरवससेकरस सातवाहनकु- 
लछयसपतिथापनकरस। | '! 


इससे प्रकट होता है कि गौतमीपुत्र शातकर्णिके राज्यमें गुजरात, 
माल्वेका कुछ भाग, मध्यभारत, बरार, उत्तरी कोंकन और नासिकसे 
उत्तका देश ( बंबई हातेका कुछ भाग ) था। 

पहले करीब करीब ये देश नहपानके अधिकारमें थे और भन्‍्तमें 
रुद्रदामा प्रथमने शक संवत्‌ ७२ (६० स० १७५०-वि० स॑० २०७) 


(१-३ ) एपिग्राफिया इण्डिका जिल्‍्द ८4, ० ७३ और ६० 
९६७ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


के करोब एक बार फिर इन पर अधिकार कर लिया था। परन्तु ना- 
सिक और पूनाके आसपासका देश उस समय भी आन्ध्रोके:ही अ- 
घधिकारमें रहा था। 


उपर्युक्त लेखमेंके पर्वतोंके नार्मोसे इसका दक्षिणापथका स्वामी 
होना पाया जाता है। इसके समयमें आन्ध्रराज्य प्रूर्ण उनति पर-था | 


इसने क्षत्रियों ( राजपूताना, गुजरात और मध्यभारतके नरपतियों ) 
का मानमर्दन किया था, शक ( सीदियन ), यवन ( प्रीक ) और 
पलल्‍्हव ( परियन ) छोगोंको मारा था, खखरात ( क्षहरात ) वँशका 
नाश किया था ( नहपान भी इसी वंशका था ) और सातवाहन-- 
( शालिवाहन ) बंशकी यशःपताका फहराई थी। इससे शायद यही 
तात्पये होगा कि इसने गये हुए आन्ध्र ( शातबाहन ) वंशके राज्यको 
क्षत्रपोसे पीछा छीन लिया। 


इसने अपनी नहपान परकी विजयंके उपलक्षमें उसके सिक्कों पर 
ही अपनी मुहरें छगवा दी थीं । 


ऐसे सिक्कों पर एक तरफ राजाके मस्तक ओर ग्रीक अक्षरोंके छे- 
खके तथा दूसरी तरफ अधोमुख वाण, वज्ञ और ब्राह्मी व खरोष्टीके 
डेखोंके' सिवाय एक तरफ उज्जैनका चिह्न और दूसरी तरफ आश्ीमें 
“ राजो गोतमीपुतत सिरिसातकणिस ” लेख और चेत्य बना होता 
है । ये सिक्के नासिकके आसपाससे मिले हैं; जो चौंदौके हैं। इन पर 
तीर और वज्ञके चिह स्पष्ट तौरसे दिखाई नहीं देते । 

( १ ) भारतके प्राचीन राजवंश, भाग १, पृ० ९ | 

(२) कैटलॉंग ऑफ आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स, एु० ६८-७० | 

१६८ 


आल्श्र-वंश | 
इसके कुछ मिश्रधातुके सिक्के मी पश्चिमी भारतसे मिले! हैं। ये 
शायद नहपान परको विजयके प्रू्वके हैं। इन पर एक तरफ सँड़ 
उठाये हुए हाथी, उज्जैनका चिह्न और ब्राह्मी लिपिमें लेखांश खुदा 
होता है और दूसरी तरफ कटहरेमें खड़ा दृक्ष बना होता है जिसके 
पत्ते दूरदूर और कलियोंकेसे होते हैं। किसी किसीमें बीचमें बिन्दु भी 
लगे रहते हैं। इनमें अबतक केवल “ रञ्ञ सरखस ” ही पढ़ा गया है। 
२४ वासिष्ठीपृत्र श्रीपुलमावी । 
यह गौतमीपुत्र शातकर्णिका छड़का था और उसके बाद ई० स० 
१३० (वि० सं० १८७ ) के करीब उसका उत्तराधिकारी हुआ | 
महाक्षत्रप रुद्रदामा प्रथमके इतिहासमें जूनागढ़से मिले उसके छे- 
खेके आधार पर लिखा जा चुका है कि, “ रुद्रदामाने दक्षिणके राजा 
शातकर्णिको दो बार परास्त किया | परन्तु उसे निकटका सम्बन्धी 
समझकर जानसे नहीं मारा | शायद यह राजा ( वासिष्टीपुत्र ) पुलु- 
मावी द्वितीय होगा, जिसका विवाह इसी रुद्रदामाकी कन्यासे हुआ था ।” 
कन्हेरीसे एक लेखें मिक्ा है। यह कदम्बवंशी राजा वासिष्ठीपुत्र 
श्रीशातकर्णिकी रानीका है | यह महाक्षत्रप रुद्रकी कन्या थी । इससे 
भी उपर्युक्त बातकी ही पुष्टि होती है; क्‍यों कि सम्मवतः इसमेंका 
महाक्षत्रप रुद्र, रुद्रदामा प्रथम ही होगा और ( वासिष्ठीपुत्र) पुछुमाबी- 
की ही दूसरी उपाधि ( वासिष्ठिपुत्र ) शातकर्णि हो तो आश्चर्य नहीं। 
लेखोंमें इसके नाम “वासिटीपुत्र स्वामी पुलुमावी! 'पुलुमायी” और 
* पुलुमाई ? मिलते हैं । 
. (9 ) कैटलॉग ऑफ दि कोइन्स ऑफ क्षत्रप एण्ड आन्ध्र डाइनैस्टी,2०१७ । 
(९ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, प्ू० ३६ । 
( ३ ) भारतके प्राचीन राजवंश, प्रथम भाग, ए० १७ । 
( ४ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द १२, ए० २७३ । 
१६५९ 





भारतके प्राचीन राजवंश--- 


इसके समयके ८ लेख मिले हैं। इनमेंसे एक अमरावतीसे मिला है | 
चार नासिकसे मिले हैं । ये क्रमशः इसके राज्यके दूसरे, छठे, उन्नी- 
सर्वे और बाईसवें' वर्षके हैं। १८ वें वर्षषाला छेख इसकी दादी 
गौतमी बालश्रीका है। इसका वर्णन गौतमीपुत्र शातकर्णिके इति- 
हासमें आ चुका है | इसमें इसके नामके आगे शातकर्णिके समान 
उपाधियोँं न रगी होकर केवल राजाका ही विशेषण छगा होनेसे अनु- 
मान होता है कि इस समय ( ई० स० १४९-वि० सं० २०६ ). 
के पूर्र ही रुद्दामाने इसे हराकर फिरसे क्षत्रपवंशका प्रताप फैछा 
दिया था । करीब करीब्र यही समय रुद्रदामाके श० स० ७२ (ई० 
स० १५०--वि ० सं० २०७) के लेखसे भी मिलता है । 

२२ वें वर्षका छेख बालश्रीके उपरिलिखित लेखके सम्बन्धमें ही 
ख़ुदवाया गया था। इसमें उपयुक्त लेख द्वारा दिये गये 'पितताजिपदक! 
नामक गाँवके बदले 'सामलिपद? नामक गाँवके देनेकी आज्ञा है। 
इसमें “पिसाजिपदक!” नामके एवजमें “सुदसण” नाम छिखा है | 
इससे प्रतीत होता है कि ये दोनों नाम उसी गाँवके थे जिसको गोत- 
मी बालश्रीने बौद्ध भिक्षुओंकोी एक गुफाका दान करते समय उसके 
खचके निर्वाहके लिये दिया था। इसी छेखमें पुठुमावीको “ नवनर- 
स्वामी ” नवगरका मालिक छिखा है। 

दो लेख कार्लेसे मिले हैं | ये क्रमशः इसके सातवें” और चौबी- 
स॑वें वषेके हैं| ७ वें बर्षके लेखमें ओखलकीय महारथी कोशिकीपूत्र 








( १ ) आर्कियाछॉजिकल सर्वे रिपोर्ट आफ सदन इण्डिया, जिल्द १, 
पु० १७०० ॥ 

( २-३-४-५ ) एपिआफिया इण्डिका, जिल्द ८, पए० ९४, ५९, ६०, 
६७ | (-६-७-४) एपिप्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, ४० ३६, जिल्द ७, पृष्ठ 
६१ और ७१ । 

१७० 


आन्ध्र-चंश | 
मित्रदेवके लड़के महारथी वासिष्ठीपुत्र सोमदेवके दानका वर्णन हैं और 
इसके २४ वें बर्षवाले लेखमें इसके राज्यवर्प ११ का भी उल्लेख है। 
एक लेख॑ कन्हेरीसे मिला है। यह वासिष्ठीपुत्र श्रीशातकर्णिकी 
रानीका है। इसका वर्णन पहले ही इसके इतिहासमें कर चुके हैं । 
मत्त्यपुराणमें इसका राज्यकारू २८ वर्ष छिखा है । 
टाढेमी ( ?६००४० ) ने इसकी राजधानीका नाम पैठन ( प्रति- 
प्लानपुर-गोदावरीके पास, निजाम राज्यमें ) छिखा है। जैन छोग इसीको 
राजा शाल्विहन ( शातवाहन ) और उसके पुत्र शक्तिकुमारकी राज- 
धानी मानते हैं | बहुत सम्भव है कि तबसे ही आन्ध्र राज्यमें उक्त 
नगरका महत्त्व बराबर चला आता हो | 
ई० स० १३१९ (वि० सं० १९६ ) में टालेमी ऐडैक्जैण्ड्यामें 
विद्यमान था और एन्टोनिनस ( 37:०ए॥प७ ५५ ) की मृत्यु 
( ई० स० १६१ ) के बादतक भी जीवित था। अतः पुलुमात्रीके 
समकालीन होनेसे उसका लेख कम महत्त्वका नहीं हो सकता । 
उसने रुद्र॒दामाके दादा चष्टनको भी पुठुमावीका समकालीन लिखा 
है। आगे चलकर उसीने लिखा है कि विलिवायकुरकी राजधानीका 
नाम 'हिप्पोकुर? था | 
हम पहले वासिष्ठिपुत्र विल्बरायकुर और गौतमीपुत्र विलिवायकुरका 
वर्णन कर चुके हैं | रापसन साहबका अनुमान है कि शायद “ बिलि- 
वायकुर ” कोई उपाधि हो और पुलुमाबीने भी उसे घारण किया हो । 
परन्तु अभी तक इसका कोई खास प्रमाण नहीं मिला है। 
( १) इण्डियन ऐण्ड्किरी, जिल्द १३, ह० ९७३। 
(२ ) कैटलॉग ऑफ दि क्षत्रप एण्ड आन्ध्र कोइन्स (इन्ट्रोडडशन ) 2० ३९-४० । 
श्ज्र्‌ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


आन्प्रदेश, मध्यभारत और कोरोमण्डलसे इसके सिक्के और अमरा- 
चती, नासिक, कार्ले व कन्हेरीस इसके लेख मिले हैं | अतः यह स्पष्ट 
है कि इन्हीं प्रदेशोंपर इसका अधिकार था | 

यद्यपि कन्हरी ( अपरान्त ) देश भी बादमें आन्ध्रोंके अधिकारमें 
आगया था | तथापि पुद्ुमाबीके समय उस पर रुद्रदामाका ही अधि- 
कार था, यह बात रुद्रदामाके पूर्वोक्त छेखसे सिद्ध होती है। अतः 
सम्भव है कि कन्हेरीसे मिका हुआ इसकी रानीका छेख रुद्र॒दामाकी 
चढ़ाईके पूर्वका हो । 

सिफ्के। 

इसके सीसेके सिक्कोंपर॑एक तरफ तीन चह्मोंका चैत्य होता है; 
जिसके नीचे नदीका आकार बना रहता है ओर ब्राह्मी अक्षरोंमें “रो 
वासिठिपुतस सिरिपुद्ठमाविस ? लिखा होता है। दूसरी तरफ उज्मैनका 
चिह्न बना होता है। इसका प्रत्येक बृत्त इकहरेके बजाय तिहरा होता 
है। दूसरी प्रकारके सिक्कोपर एक तरफ दो मस्तूलों सहित नाव और 
* सिरिपुठ्ठमाबिस ” छेख तथा दूसरी तरफ उज्जेनका चिह्न बना होता है। 

इसके मिश्रित धातुके सिक्के भी मिले हैं। इनपर एक तरफ ऊपरको 
सूँड़ उठाये हाथी और ब्राह्मी अक्षरोंमें 'सिरिपुठ्ुमाविस ” लेख होता 
है | दूसरी तरफ उज्जैनका चिह्न रहता है; जिसके प्रत्येक ब्रत्तमें बिन्दु 
लगा होता है और चैेत्यके ऊपरकी तरफ चन्द्रमाका चिह्न बना रहता है। 

एक प्रकारके सीसेके सिक्के और भी मिले हैं। इन पर एक तरफ खड़े 
सिंहकी मूर्ति बनी होती है और दूसरी तरफ उज्ैनका चिह्न रहता है। 


( १-२-३-४ ) केटछॉंग ऑफ आशन्ध्र एण्ड क्षनत्नप कोइन्स, प्ू० २०,२३२ 
-२३,९१ और २४ । 
१७२ 


आन्ध्र-वंश। 
रापसन साहब इनको भी इसी राजाके मानते हैं | परन्तु इनपरके 
लेखके स्पष्ट न मिलनेसे इस बातका निश्चय नहीं किया जा सकता । 


२५ शिवश्री शातकणि | 

यद्यपि इसके समयका अब तक कोई लेख नहीं मिला है। तथापि 
इसके सिक्कोंकी बनावट और उन परके लेखोंको देखकर रापसन साह- 
बका अनुमान है कि सम्भवत: यह वासिष्ठीपुत्र पुलमाविका माई 
होगा । मत्स्यपुराणमें इसे पुलोमाका उत्तराधिकारी छिखा है । 

अमरावतीसे एक लेखे मिला है। इसमें “ श्रीशिवमकशात ? नाम 
पढ़ा जाता है। रापसन साहबका अनुमान है कि शायद यह इसी 
राजाका हो | 

इसके सौसेके सिर्के आन्ध्र देशसे मिले हैं । इन पर एक तरफ 
तीन चश्मोंका चैत्य, नदीका चिह और ब्राह्मी अक्षरोंमें " रझ्लो बा- 
सिठिपुतस सिवसिरि सातकंणिस ” लिखा रहता है | दूसरी तरफ 
उजैनका चिह्न होता है; जिसके इत्त दुहरे होते हैं और उनमें एक 
एक बिन्दु लगा रहता है। इन सिक्कोंके उक्त स्थानपर मिलनेसे वहॉपर 
इसका अधिकार होना पाया जाता है। 


२६ श्री चन्द्रशाति | 
मत्त्यपुराणमें शिवश्रीके उत्तराधिकारीका नाम शिवस्कन्दशातकर्णि 


(१-२ ) कैटलॉग ऑफ दि आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स, इन्ट्रो प्रू० ४० । 
(३२) आर्केयोलेजिकल सर्वे रिपोट ऑफ सदन इण्डिया, जिल्द १, प० ६१॥। 
(३ ) कैटलेंग ऑफ दि आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स, (इन्ट्रोडकशन) ४० ५३। 
(४ ) कैटलॉंग ऑफ दि आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कौइन्स ० २९। 


१७३ 


भारतके घाचीन राजवंश--- 


लिखा है। शायद यह इसीका उपनाम हो। रापसन साहब इसे भी 
पुठुमाविका भाई अनुमान करते हैं। आन्ध देशसे इसके दो प्रकारके 
सीसेके सिक्के मिले हैं। पहले प्रकारके सिक्कोपर एक तरफ तीन 
चश्मोंका चैत्य, नदीका चिह्न और ब्राह्मी अक्षरोंमें * रजो वासिठिपुतस 
सिरिचद्सातिस ' लिखा होता है और दूसरी तरफ शिव श्रीशातक- 
णिंके सिक्कोंकी तरहका उज्जैनका चिह् बना रहता है। दूसरी प्रकारके 
सिक्‍्कोंपर एक तरफ वेदीके सामने खड़ा हुआ घोड़ा और “रजओो 
सिरिचिद्सातिस” लिखा होता है । दूसरी तरफ पूर्ववर्णित उज्जैनका 
चिह्न बना रहता है। 

इसका राज्य भी आन्ध्र देशपर ही था। 

वासिष्ठी पुत्र चतरप (फ) न शातकण्णि । 

इसके राज्यके १३ वें वर्षका एक छेखें नानाघाठसे मिला है। 
भगवानलाल इन्द्रजी इसे पुछुभाविका उत्तराधिकारी और श्रीयज्ञ शात- 
कर्णिका पिता अनुमान करते हैं | परन्तु इस विषयका पूरा प्रमाण 
न होनेसे इस पर विश्वास नहीं हो सकतों । 

रापसन साहब इसे पुठुमाविका ही दूसरा नाम अनुमान करते हैं । 
परन्तु जब तक विशेष प्रमाण न मिले तब तक उक्त अनुमानोंपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता | 
+ (533 डेडलॉग ऑफ दि आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स € इन्द्रोडकशन ) ४० 
४०, ( २-३ ) कैटलॉग, ऑफ दि आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स, ० ३०-३१, 

२-३३ । 

जे (्‌ है जल बॉम्बे आंच रोयल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द १५, ए० ३१३। 

(५ ) जनेल रौयछ एशिय।टिक सोसाइटी, ( १९०५ ) छपू० ७९६८। 

( ६ ) कैटलेंग ऑफ दि आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स (इन्ट्रोडडशन) ४० ४१ । 

१७४ 


आप सर । 
२७ गोतमीपुत्र श्रीयज्ञशञातकर्णि । 

इसके समयके ४ लेख मिले हैं | इनमेंसे पहला इसके ७ वें राज्य- 
अर्षका नासिकसे, दूसरों १६ वें राज्यवर्षका कन्हेरीसे, तीसर्सों २७ वें 
राज्यवर्षका चिनसे और चोर्था विना संवत्‌का पूर्बोक्त कन्हेरीसे मिला 
है। इनसे आन्ध्रदेश, नासिक और कन्हेरी ( उत्तरी कोंकन ) पर 
इसका अधिकार होना पाया जाता है। 

मत्स्यपुराणमें इसका २९ वर्ष राज्य करना लिखा है। 

इसके आमन्ध्रदेशसे मिले सीसेके सिक्के कई प्रकारके हैं । पहली 
प्रकारके सिक्कोपेर एक तरफ चैत्य, चन्द्रमा, कमल, शंख और नदीका 
चिह्ृ तथा “रो गोतमिपुतस सिरियज्ञस़ातकणिस ” लेख रहता है 
और दूसरी तरफ उज्जैनका चिह्न ( जिसके दुहंरेइत्तोमें बिन्दु लगे होते 
हैं ) और चन्द्रमा बना होता है। 

दूसरी प्रकारके सिक्कोंपर एक तरफ तीन चश्मोंका चैत्य, नदीका 
चिह और पूर्बोक्त लेख तथा दूसरी तरफु ऊपर लिखे समान उज्जेनका 
चिह् होता हे । किसी किसीमें तीन चश्मोंके स्थानमें छः चश्मोंका 
चैत्य और चन्द्रमा बना होता है। फिर किसी किसीमें स्वस्तिकका 
चिह भी रहता है । 

तीसरी प्रकारके सिक्कोपर एक तरफ खड़ा घोड़ा, चन्द्रमा और 


( १ ) एपिप्राफिया इण्डिका, जिल्द ८4, ए० ५४। 
( ३) जर्नल बॉम्बे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द ६, ऐट 
नंबर ४४। (३ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १, ए० ९६ । 
(४) आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट ऑफ वैस्टर्न इण्डिया, जिल्द ५, ए० ७५ । 
( ५-६-७ ) केटलॉंग ऑफ आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स, ए० ३४, ३५-२०, 
३८-४१ । 
१७५ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


* रजो गोतमिपुतस सिरियज्ञसातकंणिस ? -छिखा रहता है। दूसरी तरफ 
उज्जेनका चिह्न बना होता है; जिसके प्रत्येक इत्तमें एक एक बिन्दु 
लगा रहता है। चौथी प्रकारके सिक्कोपर एक तरफ खड़ा हुआ हाथी 
और प्रर्वोलिखित लेख होता है | दूसरी तरफ उज्जैनका चिह्न होता है; 
जिसके दुहरे इत्तोंमे एक एक बिन्दु छगा रहता है। 

मध्यभारतसे इसके कई तरहके मिश्रित धातुके सिक्के भी मिले हैं। 
इन सिक्‍कोपर एक तरफ सूँड़ उठाये हुए हाथी और ५ सिरि यज्ञसात- 
कंणिस ? लेख होता है। दूसरी तरफ उज्नका चिह्न ( जिसके प्रत्येक 
वृत्तमें एक एक बिन्दु छुगा होता है ) और चन्द्रमा बना होता है । 
परन्तु किसी किसीपर केवल “सिरिसातकणिस ” और किसी किसी- 
पर केवल “ सातकणिस ” ही लिखा मिलता है | 

सुराषट्रसे इस राजाके चौँदीके सिक्के भी मिले हैं | इनपर एक 

तरफ राजाका मस्तक और ब्राह्मीमें * रजो गोतमिपुतस सिरिसातक- 
णिस” छिखा होता है। दूसरी तरफ उजैनका चिह्न, और छः चश्मोंका 
चैत्य ( जिसके नीचे नदीका चिह बना होता है ) रहता है। इस उज्जै- 
नके चिह्न और चैत्य पर एक एक चन्द्रमा होता है और उनके बीचमें 
सूर्य रहता है। तथा दक्षिणके प्रचलित ब्राह्मी अक्षरोंमें '[ ,,.णष ] 
गोतमिपुतष हिरु यजहाटकणिष ? लिखा रहता है। 

किसी दूसरे आन्श्रवंशी राजाके ऐसे सिक्के अब तक नहीं मिले हैं। 

इसके लेखों और सिक्क्ोॉपर विचार करनेसे माद्धम होता है कि 
यह प्रतापी राजा था और इसने फिर एक बार दक्षिणके पूर्वी और 
पश्चिमी प्रदेशोंपर अपना अधिकार कर लिया था; जिनपर कि पहले 
इसके प्रूत्रेंज राज्य कर चुके थे। 

(१-२-३) कैटलॉग ऑफ आन्भ एण्ड क्षत्रप कोइन्स, ४० ४१ >४२-४४,४५। 

१७६ 


आन्ध्र-बंश । 


मि० सिमिथे इस यज्ञश्नीशातकर्णिका समय ई० स० १७३ (वि० 
सं० २३०) से ई० स० २०२ (वि० सं० २५९) तक ( अथवा 
इससे ७ या ८ वर्ष पूर्व ) अनुमान करते हैं। 
श्रीरुद्रशातकर्णि । 
मिश्रित धातुके कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं; जिनपर एकफ तर सूँड 
ऊपरकों उठाये खड़ा हाथी और ब्राह्मीमें ' सिरि रुड्सातकणिस ? 
लिखा होता है। और दूसरी तरफ उज्ैनका चिह्न बना होता है; 
जिसके प्रत्येक इत्तमें एक एक बिन्दु होता है। 
इसी राजाके सीसेके सिक्के भी मिले हैं। इनमेंसे एक प्रकारके 
सिक्‍्कोंपर उपर्युक्त चिह्न ही बने होते हैं । परन्तु लेख “सिर्दिदस ? 
होता है । 
श्रीकृष्णशातकर्णि । 
दक्षिणी भारतसे मिश्रित घातुके कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं; जो 
रुदशातकर्णिकें मिश्रित धातुके सिक्‍कोंके समान ही हैं । परन्तु उनपर 
पूर्वोक्त ठेखके स्थानमें “सिरि कण्हसातकणिस ” लिखा होता है । 
२९ श्रीचन्द्र । 
यह नाम पुराणोंमें अन्तिम राजा पुठुमाविके पहले लिखा हे। इसके सम- 
यके कुछ सीसेके सिक्के मिलनेसे इसका होना निविवाद सिद्ध होता है। 
कन्हेरी, बानवासी और मालव्ल्लति मिले चुदुबंशके लेखोंको देख- 
नेसे अनुमान होता है कि श्रीयज्ञशातकर्णिके बाद आन््र राज्यके टुकढ़ें 
दर ) ऑक्सफोर्ड दिस्द्ी ऑफ इण्डिया, ० १९२१। 
( २-३ ) कैटछॉंग ऑफ दि कोइन्स ऑफ आन्य् एण्ड क्षत्रप ढाइनेस्टी, ४० 
४६, ४६-४७ । 
(४) कैटलॉग ऑफ दि कौइन्स, इण्डियन म्यूजियम, जिल्द १, ४० २०९ । 
१७७ 
१३ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


हो गये थे । दक्षिणके पूर्वी हिस्सेपर तो प्रधान शाखाका ही राज्य रहा 
परन्तु पश्चिमी भागपर चुटुवंशका अधिकार हो गया था। इनके लेखा- 
दिकोंपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि चुटुलोग इन्हींके सामन्त 
थे और ई० स० की तीसरी शताब्दीके प्रारम्भके आसपास जब यज्ञ- 
श्रीके देहान्तके बाद आन्ध्रोका राज्य कमजोर पड़ गया तब उनके 
आधिपत्यको हटाकर स्वतंत्र हो गये | ' 
हारितीपुत्र विष्णुकुड चुदु शातकर्णि। 

कन्हेरीसे एक लेखें मिला है। यह नागमुलनिकाका है | यह महा- 
रथीकी स्री और महाभोजी और प्रतापी राजाको कन्या थी। इसके 
पुत्रका नाम * खांदनाग सातक ? ( स्कन्दनाग शातक ) लिखा है। 

यद्यपि इस लेखमें राजाका नाम नहीं है, तथापि बानवार्सासे मिले 
लेखको देखनेसे प्रतीत होता है कि यह लेख उपर्युक्त राजाका ही है 
और नागमुरा|निका भी इसी हारितीपुत्र विष्णुकुड चुठु शातकणिकी , 
ही कन्या थी । 

बानवासीका छेखें इसके १२ वें राज्य-वर्षका है | इसमें राजाका 
नाम * विण्हु कुड चुटुकुलानंद ! लिखा है। उक्त लेखमें ( उपयुक्त ) 
प्रतापी राजाको कनन्‍्याके दानका वर्णन है और साथ ही “ सिबखंद 
नागसिरे ? ( शिवस्कन्दनागश्री ) का भी उछेख है । तथा इसमें 
€ महाभत्रिअ ! ( महाभोजीय ) आदि विशेषणांके आनेसे अनुमान 
होता है कि कन्हेरीका लेख और यह लेख दोनों एकहीके हैं । 

इसके राज्यवर्ष १ का एक ढेखें मठ्वल्लि (माइसोर) से मिला है। 
इसमें राजाकी उपाधि “वैजयन्तीपुरराजा? (बानवासीका राजा) लिखी है। 

( १) आकियो लेजिकल सर्वे वेस्टन इण्डिया, जिल्द ५, ५० <८६॥ 

(२-३) इण्डियन एण्टिक्वेरी, (१८८५), १०३३१ आर जिल्द २५,ए० २८ । 

१७८ 


आलम वेश। 
हारितीपुत्र शिचस्कन्दवमेन्‌। 

मलवल्डि ( माइसोर ) से एक छेख॑ किसी कदम्बवंशी राजाका 
मिला है। यह छेख विष्णु कुड चुटुकुछानन्द शातकार्णैके पहले वर्ष- 
वाले लेखके नीच ही ख़ुदा है | 'इसमें सिव [ खन्द ] वम्मणा हारिति- 
पुत्तेण वैजयन्तीपतिना” अर्थात्‌ बानवासीके स्वामी हारितीपुत्र शिवस्क- 
न्दवर्मा द्वारा दिये गये एक गॉँवके---* बैजयन्तीपुरधम्ममहाराजाधि - 
राजे---कदम्बानां राजा ” अथीत्‌ बानवासीके कदम्बवंशी राजा द्वारा 
पुनर्दीनका उल्लेख है। 

इससे प्रकट होता है कि यह शिवस्कन्दगुप्त हारीतिपुत्र विष्णु कुड 
चुदुका नवासा था और इसके समय बानवासीपर कदम्बबंशियोंने 
अधिकार कर लिया था | 

कखार ( उत्तरी कनाडा) से कुछ सौसेके सिक्के मिले हैं। इनपर 
एक तरफ भद्दासा चैत्य जिसका ऊपरका एक ही चश्मा नीचेके ३ या 
9 चश्मोंके बराबर होता है और ब्राक्मी अक्षरोंमे “सओ घुट (जुट ) 
कल्मनंदस ? लिखा होता है। दूसरी तरफ कटहरेमें खड़ा इक्ष बना 
होता है। 

उपयुक्त बातोंपर विचार करनेसे प्रकठ होता है कि ईसाकी तीसरी 
शत्ताब्दीके पूर्वार्धमें चुटुओंका राज्य कदम्बोंने छीन लिया | 

नासिकसे ईश्वरसेनके राज्यवर्ष ९ का एक लेख मिला है । इसमें 
इसके पिताका नाम आभीर शिवदत्त और माताका नाम माढरी लिखा 


( १ ) इण्डियन एण्टिकेरी जिल्द २५, घू० २८ । 
(२) कैटलॉग ऑफ दि आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स, एू० ५९ | 
(३ ) एपिग्राफिया इण्डिक्ा, जिल्द ८, पृ० ८८। 

१७० 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


है। इससे विदित होता है कि उस समय आभीरीने आन्श्रोंका (महा- 
राष्ट्रका ) राज्य छीन लिया था | 

जग्गय्यपेदसे एक छेखे इक्ष्त्राकुबंशो श्रीवीर पुरुषदत्तका मिला है। 
यह उसके २० वें राज्य-वर्षका है। इससे प्रकट होता है कि पहु- 
बोंके बेंगीपर अधिकार करनेके पूर्व आन्ध्रदेशपर इन इक्षबाकुबंशी राज- 
पूर्तोका अधिकार हो गया था। 

पुराणोंकी भिन्न भिन्न प्रतियोंसे 9५६ या ४६० वर्षतक आन्ध्र- 
वेशियोंका राज्य होना पाया जाता है; जो सूचौमें दिये हुए ३० राजा- 
ओके लिये ठीक ही प्रतीत होता है | 

विन्सैण्ट स्मिथके मतानुसार इनका समय अशोकको मृत्यु ( ६० 
सं० से २३२८-वि० सं० से १७५ वर्ष पूर्व ) से ई० स० २२५ 
(वि० सं० २८२ ) के करीब तक था | इसी अनुमानके आधारपर 
बे लिखते हैं के सुशर्माकों इस वंशके ११ वें, १२ वें और १३ वें 
राजाओंमेंसे किसीने मारा था। यह बात सुशर्माके इतिहासमें लिखी 
जा चुकी है। 

इस इतिहासको समाप्त करनेके पहले यह बात लिखनी आवश्यक 
है कि यद्यपि पुराणंकि अनुसार मगधके कप्बवंशी राजाको मारकर 
आन्ध्रोंने अपने राज्यकी प्रधानता कायम की थी, तथापि पाठलिपुत्रके. 
इनके अधिकारमें होनेके प्रमाण अब तक नहीं मिले में | 


(१ ) भार्डियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सदर्न इण्डिया, जि० १, घृ० ११० ६. 
(२ ) अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, छु० ९०० और २१२। 
(३) अर्ली द्विस्दी ऑफ इण्डिया, ह० २०५ । 

१८० 


थ्रीक-राजवंश 
यद्यपि पुराणोंमें आन्ध्रोंके बाद अनेक वंशोेंके नाम दिये हैं तथापि 
सब तक उनका कुछ भी इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है। 
विन्सैण्ट स्मिथका अनुमान है कि शायद कुशान राजा वासुदेवकी 
मृत्यु और ईरानके ( ए८:४3७ ). ससेनियन वंशके उदयके साथ ही 


आन्श्रवंशका पतन हुआ होगा | परन्तु इस विषय्मे निश्चयप्रूषंक कुछ 
नहीं कहा जा सकता। 


अं--++त-+-त++5 


भारतवर्षके ग्रीक राजा । 
ईं० स० से २०६ (वि० सं० से १४९ ) वर्ष पूषेसे ई० स० 
४८ (बि० सं० १०५ ) के निकट तक। 

ऐलेकूजैण्डरकी म्ृत्युके बाद अन्तमें उसके राज्यके तीन भाग किये 
गये--मकदूनिया, मिस्र और सौरिया। इनमेंका अन्तिम प्रदेश सिल्थू- 
कसके हिस्सेमें आया । इसीमें एशियाका राज्य भी शामिल था। 

ऐडैकूजैण्डरकी मृत्युके बाद, ई० स० से ३०५ (बि० सं० से 
२४८ ) वे पूर्व सिल्यूकसने उस ( ऐडेक्जैण्डर ) के जीते हुए 
भारतीय प्रदेश ( पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ) को एक बार 
फिर जीत छेनेकी इच्छासे उस पर चढ़ाई की । परन्तु प्रसिद्ध मौये- 
वंशी राजा चन्द्रगुतकें सामने इसे हार माननी पड़ी । और उससे 
पीछा छुड़वानेके लिये सिन्धुके पश्चिमका बहुत बड़ा प्रदेश ( काबुल, 
कन्दहार और हिरात ) उसे दे इसने अपनी कन्याका विवाह भी उसीके 
साथ कर दिया। 


१८१ 


भारतके प्राचीन राजवंश --- 


ईं० स० से २६१ ( वि० सं० से २०४ ) वर्ष पूर्व सिल्यूकसकी 
मृत्युके बाद उसका पुत्र एण्टिओकस उसका उत्तराधिकारी हुआ । 
इसकी अयोग्यताके कारण बलढूख (बैक्ट्रिया ) और पार्थियावालोंने 
मौका पाकर ई० स० से २५० (वि० सं० से १९३ ) वर्ष पूर्वके 
निकट स्तराधीनताके लिये बगाबत कर दी | बलखवालोँका अगुआ 
वहाँका शासक डायोडोटस और पार्थियावालोंका उनका राजा असकेस 
बना । इसौने पार्थियामें पर्रियन राज्यकी स्थापना की थी | यह राज्य 
इसके वंशमें करीब ५०० वर्ष तक रहा था। 

बलखवालेकि अगुआ प्रीकवेशी डायोडोटस प्रथमकी मृत्युके 
बाद ईं० स० से २४५ (वि० सं० से १८८ ) वर्ष पूर्ष उसका 
पुत्र डायोडोटस द्वितीय वहॉका उत्तराधिकारी हुआ। इसके बाद ई० 
स० से २३० (वबि० सं० से १७३ ) वर्ष पूर्व यूथेडिमस बलखके 
सिंहासन पर बेठा | इसीके समय ईं० स० से २०८ (वि० से० से 
१५१ ) वर्ष पूर्व सीरियाके राजा एण्टिओकस महानने इसे बलखका 
स्वाधीन शासक मानकर इस गृह-कलहकी शान्ति की ओर इस प्रकार 
इस झगड़ेसे छुट्टी पाकर दो वर्ष बाद अफगानिस्तानके मागैसे काबुल 
पर आक्रमण किया, तथा वहाँके राजा सुभगसेनसे बहुतसा द्रव्य और 
हाथी ले वह कन्दहार और सीस्तान होता हुआ छीौट आया। इस प्रकार 
सिल्यूकसके आक्रमणके करीब १०० वर्ष बाद ग्रीक लोगोंको फिर 
भारतकी तरफ बढ़नेका मौका मिला, क्योंकि उस समय मौर्य-शास- 
नका सूर्य अस्ताचछूगामी हो चुका था और यहाँपर इनका सामना 
करनेवाला कोई नहीं था। 

उपयुक्त घटनाके १५-१६ वर्ष बाद, ई० स० से १९० (वि० 

श्८२ 


ध्रीक-राजवंश । 


सं० से १३३ ) वर्ष पूर्त अलखके शासक यूथपडिमसके पुत्र डिमिट्रि- 
यसने भारत पर आक्रमण किया । यह काबुरू-बिजेता सीरियाके राजा 
एण्टिओकस महान्‌का दामाद था। इसने अपने श्वसुरसे भी आगे 
बढ़कर काबुरू, पंजाब और सिन्ध पर अधिकार कर लिया । 

परन्तु इसे उधर उत्तरी भारतमें उल्झा हुआ देख इधर ६० स० 
से १७५ (वि० सं० से ११८ ) वर्ष पूर्व मौका पाकर यूक्रेटिडसने 
बलख पर अपना दखल जमा लिया और इसके १५-२० वर्ष बाद ही 
इसने डिमेट्रिससके भारतीय राज्य पर भी चढ़ाई कर दी । इससे 
वहाँका भी बहुतसा भाग इसके अधिकारमें आ गया। इस आक्रमण- 
में उस ( यूक्रेटिडस ) का पूत्र एपोलोडाटस भी इसके साथ था और 
विजय प्राप्त कर लौठते हुए उस ( एपोलछोडोटस ) ने अपने विजयी 
पिताको मार्गमें ही मार डाला । 

इसके बाद हेलिओछ्लेस बलखका शासक हुआ, जो अन्‍्तर्मे 
शकोंके बलछख परके आक्रमणमें ई० स० पूर्व १४७० और ई० स० 
पृ १३० .के बीच मारा गया। यही भारतके उत्तरी प्रदेशोंपर राज्य 
करनेवाले बल्खके ग्रीक शासकोमें अन्तिम था। यद्यपि बलखमें ग्रीक 
शासनका अन्त हो गया था, तथापि भारतसे मिले हुए भिन्न भिन्न प्रीक 
राजाओंके सिक्कोंसे सिद्ध होता है कि उसके बाद भी यहाँ पर भ्रीक 
( यबन ) छोग बहुत समय तक शासक रहे थे। ये छोग अधिक- 
तर शायद भारत पर आक्रमण करनेवाले प्रीक राजा यूक्रेटिडस और 
यूथेडिमसके वंशज थे और इन दोलनों। घरानोंमें शत्रुता होनेके कारण 
ये छोग भी एक दूसरेसे लड़ते रहते थे । परन्तु इनका श्वृंखलाबद्ध 

(१) मि० रौलिनसनने देलिओक्लेस द्वारा युक्रेटिडसका मारा जाना लिखा हैं। 

१८३ 


मारतके प्राचीन राजवबंशध-- 


इतिहास नहीं मिलता है। भारतसे मिले इनके सिक्कोंसे 2० के करीब 
प्रीक राजाओंके नाम मिलते हैं | इनमेंसे यूथेडिमसके वंशज ई० स० 
से १०० (वि० स० से ४३ ) वर्ष प्रूंव तक और यूक्रेटिडसके 
बेशज ईं० स० 9४८ (बि० स० १०५ ) के करीब तक राज्य 
करते रहे ओर इस समयके करीब उनके अन्तिम राजा हर्मियतको 
कुजुछकर कडफिसस ( प्रथम ) ने हराकर काबुल पर अधिकार कर 
लिया । इन दोनों बंशोकि अलावा कुछ इधर उधरके ग्रीक छोग भी 
अवसर पाकर छोटे छोटे प्रदेशोंके शासक बन बैठे थे | 


इनके सिक्कोको देखनेसे एपोलोडोटस (द्वितीय ), स्ट्रेटो प्रथम और 
स्ट्रेटो द्वितीय यूथीडेमसके बंशके प्रतीत होते हैं। 


कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जो एपोलोडोटसने बनवाये थे, परन्तु 
उनपर यूक्रेटिडसने अपनी मुहरें छगबा दी थीं। इससे पता चलता है 
कि यद्यपि काबुल और कंदहार पहले यूथेडिमसके वंशर्जोके अधिकारमें 
था, तथापि बादमें यूक्रेटिडसवाली शाखाके अधिकारमें चला गया । 
परन्तु इस विषयमें भी मतभेद है । मि० बिन्सैण्ट र्मिथं मिनैण्डरकों 
यूक्रेटिडसकी शाखाका अनुमान करते हैं । परन्तु इस विषयमें अभी 
निश्चयप्रूूवंक कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके समय और क्रममें भी 
अभी बहुत कुछ अनुसन्धानकी आवश्यकता है। 


( १ ) रापसनकी एनशियैण्ट इण्डिया, पृ० १३३ | 

(२ ) मि० रौलिनसनका अनुमान इससे बिलकुल उलठा दै ( इण्डिया 
एण्ड दि वेस्टर्न बल्डे, ए० ७७ )। (३ ) भर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 
एृ० २२५ । 


१८७ 


झीक-राजबंश ' 
आगे अकारादि क्रमसे ग्रीक राजाओंके नाम और उनके सिक्कों 
परके खरोष्ठीके लेखोंका अक्षरान्तर दिया जाता है;--- 
ग्रीक राजा और उनके सिक्‍कों परके लेख । 
ऐल | सिक्कॉपरके खरोष्ठी लेखोंका अक्षरान्‍्तर ' विशेष वच्तव्य 





के ४ माहारजस ध्रमिकस जयधरस अर्खेबियस ! 
आर्टेमिडोरस 5 प्राद्दाजस अपदिहतस अर्तेमिदोरस ! 
इंपे ण्डर * प्राहरजस जयधरस एपद्रास ? 
| (किसी किसीमें “महरजस” और “एपद्रस' 
पाठ भी द्वोते हैं ) 
ऐग्थोक्निअस राजिने अकथुक्केयस ” था एक तरफ  अक- 
थुकेयस ” और दूसरी तरफ “ हिदुजसमे ! 
लिखा रहता है । 
ऐंग्थोछिया यह स्ट्रेटोकी माता 
और उसके बाल्य- 
कालमें उसकी अ- 
भिभाविका थी । 
ऐेण्टिअल्किडस| ( “ माहारजस जयघरस अंति अलिकिद्स !| यह तक्षद्विलाका 
। किसीमें 'महरजस” पाठ भी होता है। | शासक और युूक्रे- 
टिड्सका समका- 
लीन था । 
शेण्टिमेकस १ यह काबुलके डा- 
योडोटस द्वितीय* 
का उत्तराधिकारी 
था। 
ऐण्टिमेकस २ | ( ( माहारंजस जयधरस अंतिमाखस' 
किसी में 'मादरजस पाठ भी रद्दता दे । 
शेपोलोडोटस १'माद्ारजस अपलदतस त्रदतस” 
ऐपोलोडोटस २ मदहरजस त्रदतस अपलूदतस' 
सोपोलोफुनस 'सहरजस त्रदतस अपुलफनस' 
ऐप्िण्टस.. 'मादहारजस जयघरस अमितस” 


र्‌८५ 


भारतके प्राचीन राजवंद । 








. राजाओं | शक्षों परके खरोष्टी झेलोंका अक्षरान्तर | वि | सिक्कों परके खरोष्ठी छेखोंका अक्षरान्तर बिशेष वक्तव्य 





कैलिओपी महरजस त्र॒दतस हेरमयस कलियपय”ः . (र्मिअसकी रानी 


जोइलोस | “राद्रजस धमिकस झोईलस” या महर- 
जस त्रदतस झोईलस? (किसीमें पहले 
| छेखमें “म्रहरजस पाठ भी द्वोता है । ) 
देलिफस “प्रहरजस पलनक्रप्स तेलिफप! 
डायोडोटस १ इसके सिक्के नहीं 
मिले हैं । 
डायोडोटस २ 
डायोनीसीयस|[“महरजस त्रदतस दिअनिसियस 
डायोमीडस । “महरजस त्रदतस दियमेदस' 
. ( (किसीमें 'माहारजस? पाठ भी मिलता है।) 
डिमेटियस माहरजस अपरजितस डेमे...! यूथेडिमस प्रथम- 
का पुत्र था । 
थिओफिलस महरजस प्रमिकस थेउफिल्स! 
(किसीमें 'माहारजस” पाठ भी होता है।) 
नीकियस मिहरजस त्रदतस निकिअस! 
(किसीमें “माहारजस” या “महरयस ? पाठ 


भी रद्दता है । ) 

पियुकेलाओस 

पैण्टलिओन [राजिने पंतलेवस” 

पौलिक्सेनस एण्टिमेकस द्वि- 
तीयका उत्तरा- 

झट घिकारी । 

ट्ंटो यह यूक्रेटिडस का 
समकालीन और 
सीस्तानका शा- 
पक था । 


फिलोक्सिनस 'माद्दारजस अपदिद्दतस फिलसिनस? 
((किसीमें 'फिछसिनस” पाठ भी मिलता है।)| 


१८६ 


 सज्यओक | को परके बरोड़ो लेखोंका अक्षरान्तर | बिरो ्ह आजजादमइ क्लास 


नाम 


आीक-राजवंश। 











को परके खरोष्ठो छेखोंका अश्षरान्‍्तर | विशेष वक्तव्य 





- आह. -हन 


युक्ेटिडस 


यूथीडिमस १ 
युथीडिमस २ 
लीसियस 
ढेओडिकी 


स्ट्रैटो १ 


स्ट्रैयो २ 


7 


दर्मियस 





पाहारजस त्रादतप्त मेनदास 

“(किसीमें ' माहरजय ” ओर “त्ररतस 
ल्‍ भो मिलते हैं ) 

माहारजस प्रमिकत मेनद्रास 


माह्ारजप इचुऋातिदम यह पार्थियाके राजा 
(किसी किसीमें 'इउक्रातिदत! और “ माह- |मिअ्रडेटस प्रथमका 
रजस'” पाठ भी होते हैं । ) समकालीन रहा था । 


“महर जस महतकूस इवुकातिदस! 
“'माहारजस रजद्रिजस इबुकतिदस' 


माहारजस अपदिहातस लिसिकस? 
(किसीमें “लिसिअस” पाठ भी रहता है।) 

यद्द यूक्रेटिडसकी 
माता थी । 
“'माह्ारजस प्रतिछत त्रदतस छ्तस, ? [यह हेलियोक्केप्तका 
“माहारजस त्रदतम ख्तस ” या ' माहा* समकालीन ओर का- 





रेजस त्रदतस ध्रमिकस ऋतस'! बुल और पंजाबका 
अधिकारी था । 
“महरजस त्रदतस प्रमिकस खतस' यह स्टटो प्रथमका 
'महरजस रजरजस ख्तस पुत्रस चसंप्रि- पत्र था और सन्न- 
यपितज्भतस! पोने इससे तक्षद्चि- 
लछाका राज्य छीन 
लिया था । 
'माह्ाारजस त्रदतस हेरमयस” यह काबुऊका अ- 
(किसीमें 'महरजस' पाठ भी द्वोता है।) न्तिम ग्रीक राजा 
'महरजस महतस हेरमयस' था और इसका राज्य 
मद्दरजस रजरजस मदहतस हेरमयस' कुजुलकड़फिससने 
छीन लिया था। 


१८७ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


 अ सिक्कों परके खरोष्टी छेखोंका अक्षरान्तर | विशेष वक्तब्य 





दिप्पोस्ट्रेस मद्दरजस नत्रदतस द्विपस्धतस,” “महरजस 
त्रदतस महातस जय॑ंतस हिपख्नतस,” 
“मदहरजस त्रदतस जयंतस हिपखस्नतस, * 
हेलिओक्केस माहारजस ध्रमिकस हेलियक्रेयस' यह बलखका अन्तिम 
स्रीक राजा था और 
शकोंके दमलेमें मारा 


गया । 
हेलिओक्लेस करिशिये नगरदेवत ” 


जी हा 


उपर्युक्त राजाओंमें मिनेण्डर बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ है| ई० स० 
पूषे १६० (बि० स॑० पूवरे १०३ ) से ई० स० पूर्व १४७० (बि० 
सं० प्रू्व ८३ ) तक यह काबुकका शासक था और ई० स० से 
१७०७ (वि० सं० से ९८ ) वर्ष पूवेके निकट इसने भारतपर चढ़ाई 
की थी। मि० स्मिथने इस घटनाका समय ई० स० से १७७ (बि० 
सं० से ११८ ) वर्ष पूर्व माना है। 

स्ट्रेबोने लिखा है कि इसने पटल ( सिन्ध्मे ), सुराष्ट्र और सगर- 
डिस ( सागरद्वीप ) तक अधिकार कर लिया था। 

इसके सिक्कोके भड़ोच तक चलनेका और इसकी सेनाका राजपू- 
ताने तक पहुचनेका पता चलता है। 

“महिन्दपन्हो! ( महिन्द-प्रश्ष ) नामक पाढीभाषाकी एक पुस्तक 
है| उसमें मलिन्द ( मिनैण्डर ) और श्रमण नागसेनका निर्वाण स- 


( १ ) गारडनर साहब इसका समय ई० स० से ११० ( वि० स० से ५३ ) 
ब्ष पूर्व मानते द । 

( २ ) कच्छसे तात्पर्य होगा । 

( ३) इसके सिक्के जमनाके दक्षिणी श्रदेशसे भी मिले हैं । 


५१८८ 


गीक-राजवंद । 

म्जन्धी संवाद है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त श्रमणके उपदेशसे 
यह ( मिनेण्डर ) बौद्ध मतानुयायी हो गया था । यह राजा वीर होनेके 
साथ ही झाज्तज्ञ भी था। इस यवनका जन्मस्थान अछुसंद ( ऐडैक- 
जैण्डिया ) था। पंजाबमें इसने साकछनगरकों अपनी राजवानी बनाया 
था | उस समय यह नगर समृद्धि पर था। 

प्छुटाकने इसे बड़ा न्‍्यायी राजा लिखा है। यह इतना लोकप्रिय 
था कि इसकी म्ृत्युके बाद छोगोंने इसका भस्मात्रशेप आपसमें बॉँट 
कर उस पर स्तूप बनवाये थे । 

पतंजलिके महाभाष्यमें यवनों द्वारा साकेत ( अयोध्या ) और म- 
ध्यमिका ( चितौइसे ६ मीरकू--नगरी ) के घेरे जानेका वर्णन है | 

गार्गासंहितामें साकेत ( अयोध्या ), मथुरा, पांचाल और पुष्पपुर 
( पाठलिपुत्र-पठना ) पर यवनोंके आक्रमणकी सूचना है। 

मालठविकार्निमित्र नामक कालिदासरचित नाटकमें झुड्गरवंशी पु- 
प्यमित्रके अश्वमेघ यज्ञके घोड़ेका सिन्धुके दक्षिणी तट पर यवतनों द्वारा 
रोका जाना और पुष्यमित्रके पौत्र वस्ुमित्रका उस ( घोड़े ) को यव- 
नोंस छुड़वाना सूचित किया गया है। 

उपयुक्त तीनों छेख सम्मवतः मिनेण्डरके आक्रमणके ही योतक 
होंगे । दो वर्ष भारतमें रह कर मिनेण्डकको वापिस काबुलको छौटना 
पड़ा; क्योंकि उधर उसे आक्रमणकारी छोगोंसे काबुरूकी रक्षा करना 
आवश्यक हो गया था। 

मिलसाके निकटके बेसनगर नामक स्थानसे एक स्तम्भ मिला है 
उसपर ब्राह्मी अक्षरोंमें निश्नलिखित लेख ख़ुदा हैः--- 

( १ ) राजपूतानेकी सिन्धु नदी । 

१८९ 


भारतके चाचीन राजयंदा-- 
सिलयाभअभत्ा नए २४ रजत हा: ६+4# (धर: जह२ ०० 2 ८:०४ ++*८न रह न्‍ाकम. 


देवदेवस बासुदेवस गरुडध्वजे अय॑ 
कारिते इज हेलिओदोरेण भाग- 
वतेन दियसपुत्रेण तखसिलाकेन 
योनदुतेन आगतेन मद्दाराजस 
अंत््तिकितस उपंता सकासं रजञ्ञो 
कासिपुत्रस भागभद्गस त्रातारस 
वसेन चतुद्सेन राजेन वधमानस 


अर्थात्‌--तक्षशिलानिवासी दियके पुत्र बेष्णब हेलिओदोरने जो 
कि महाराज ऐण्टिआह्किडसका राजदूत बनकर काशिपूत्र भागभद्वके 
पास आया था, यह विष्णुका गरुड्ध्वज स्तम्भ बनबाया | इस समय 
ऐण्टिआह्किड्सके राज्यका चौदहवों व्षे था । 

इससे पता चलता है कि उस समय तक्षशिला पर ऐण्टिआहिक- 
डसका राज्य था | मि० स्मिथ इस ढेखको इ० स० पूषे १४० (बि० 
से० पूर्व ८३ ) और ६० स० पूर्व १३० (वि० सं० पूर्व ७३) के 
बीचका अनुमान करते हैं | सम्भव है मिनेण्डरके पीछे ऐण्टिआक्षिड्स 
तक्षशिठाका राजा हुआ हो और उसीने बेसनगरके शासकके पास 
उक्त दूतको भेजा हो । 

इसके पीछे ई० स० ४८ (वि० सं० १०७५ ) के करीब ही 
कुशानवंशी कुजुककर कड़फिससने काबुलके ग्रीक-राज्यकी समाति 
कर दी | उस समय वहाँका राजा हमियस था | मि० स्मिथ इसको 
यूक्रेटिडसका वंशज अनुमान करते हैं | 

उपर्युक्त घटनाओं पर बिचार करनेसे अनुमान होता है कि शकों 
और पहुबोंके आक्रमण प्रारम्भ हो जाने पर भी भारतके उत्तरी प्रदेशका 

१६९० 


श्रीक-राजपघंश । 
काबुल, सुवात, पेशावरके उत्तर और उत्तरपश्चिमका कुछ भाग तथा 
पूर्वीय पंजाब बहुत समय तक वहाँके स्थानीय ग्रीक राजाओंके अधि- 
कारमें रहा था। उक्त स्थानोंसे इनके चांदी, कॉँसे और निकल धातुके 
सिक्के मिलते हैं। काबुर पर तो इनके अधिकारका ईसवी सन्‌ ४८ 
( वि० सं० १०५७) के बाद तक होना सिद्ध होता है। कुजुलूकर 
कड़फिससने जब हर्मिअसकों हराकर उस ( काबुर ) पर अधिकार 
किया तब पहले पहल जो सिक्के उसने ढलवाये उन पर एक तरफ 
हार्मयसका मस्तक और ग्रीक अक्षरोंमें उसका नाम तथा दूसरी तरफ 
खरोष्टीमें ' कुछुछकसस कुशनयवुगस भ्रमथिद्स ” लिखवाया था। 
तक्षशिल्वकी खुदाईमें मिले हुए सिक्कोंसे पता चलता है कि कडाफि 
सस प्रथमके काबुल पर अधिकार करनेके बहुत समय बाद तक भी 
हमियस उसके सामन्तकी हैसियतसे वहाँका शासन करता रहा था । 


कालका भी क्या ही माहात्म्य है कि जो यूनानी ( ग्रीक ) छोग 
अधिकारीके रूपमें हम पर शासन करनेकों आये थे वे ही समयके 
प्रभावसे हमारे अनुयायी हो कर हमहीमें मिल गये । 

नासिक, जुनर, कार्रे आादिकी गुफाओंमें खुदे लेखोंसे प्रकट होता 
है कि इन यबनोंमेंसे बहुतोंने बौद्धमत ग्रहण कर लिया था। इसी 
सम्बन्धकी अनेक मूर्तियाँ भी मिली हैं। इनमें भारतीय छोगोंके साथ 
यूनानी छोग भी बुद्धकी पूजा करते हुए खोदे गये हैं । 

हम पहले बेसनगरसे मिले हुए लेखका उल्लेख कर चुके हैं | इससे दो 

(१ ) आर्केयालाजिकल सर्वे रिपोर्ट ऑफ इण्डिया, ( १९१४-१५ ), 
च० २६। 

१९१ 


भारतकें प्राचीन राजवंश-- 


बातें प्रकट होती हैं| एक तो ई० स० से १४० ( बि० सं० से 
८३ ) वर्ष पूर्व अर्थात्‌ आजसे करीब २००० वर्षसे भी पहले वैष्ण- 
बम्तका खन्र प्रचार था और दूसरा ग्रीक ( यूनानी-यत्रन ) ठछोग तक 
इसे ग्रहण करने छूग गये थे | 

अशोकके एक लेखमें यवन धर्मरक्षितका अपरान्त ( कोंकण ) में 
धर्मप्रचारार्थ भेजा जाना लिखा है। इसी तरह नासिककी गुफाके लेखमें 
यबन धर्मदेवके पुत्रका नाम इन्द्राप्निदत्त छिखा है। 

इनसे प्रकट होता हे कि यत्रन छोग भारतीय घर्मके साथ साथ 
ही भारतीय नाम भी घारण करने लगे थे | 

मि० विन्सैण्ट स्मिथने छिखाँ है;---- 


“जुआ टाविलाएए व्टागंगोए ३5 0ि' ॥700-"7€८६ 
एगं7८९५ गणते 92०८ ६0 92८0776 लांप्रवेफ॑ंडटत इबधीढा पका 
किए धार वातीया देॉ28 घाव धीटाए 5प्ी|22८8 (0 ९८०76 
छसटारशंड८24.7 


& बजाय इसके कि भारतके राजा और प्रजा हैलेनिक ( प्रीक- 
यवन ) छोगोंका अनुकरण करें उस समय भारतमें आनेबाले प्रीकों 
( यबनों ) का, चाहे वे राजा हों या जनसाधारण, अवश्य ही हिन्दू- - 
पन प्रहण करनेकी तरफ झुकाव रहता था |” 


(१ ) अाक्सफोड द्विस्टी ऑफ इण्डिया, घु० १४२ । 
१०२ 


पी] 


सिक्के घरके रबरोश्रीअध्यरेका 


अदुब राजाओं के 


थे 





जाओके स्प्क्रिपर के स्वरोष्छ अश्तरेंका 


बे 


अर पट्टुन रा: 


शक, 
अबन, कुशान 





नकुशा। 


| नागरी स्व्रोडीफऊाहतर 
कि रबरो डी अज्धत 









२१९२ (रब) 


> # फै 
£ (४ हैं वि ९ ० 
2 | 


मिल निज नर लिन न मत मत 












नमनरेकानकझा। 





न्माझ 


करे 
बन नि विनिल ना वात | 


३९.२ केश्वारो ८ रा) 


राज्जाओके सिक्के परके रवरोषी 





के 
राजन 


मगननज; शक, पठुज और कुशान 


ह डे 
अवन्शक; पढ्ु वच्जी रहुशान राजाओं के सिक्रेंपर के रक्रोष्ठी अक्षरों 
"कानकुशात | 





अअस्षरेकानकशा। 


| कक टिक प 
मबन्द शक, पह्ुलस्जौद कशान राजाओंके सिक्केपरके रचरोधी 


्ि 


अक्षर | रोड खदार नि. 
जि 
हक 

4 





4 
अप्लोके समयके ज्राह्लीअड्टेगेका नकुशा । 





ब्च्ष्ज्मूल्ि 
ह् 


छदछ२५७ के जआगे८मे 3 






भारतके शक और पहव राजा । 
्यन्कना चअ्च्चास 
३० स० से० १३८ (वि० सं० से ८१) वर्ष पूर्व से ई० स० 
८० (वि० स० १३७ ) तक। 

प्रीक ( यवन ) वंशके इतिहासमें छिखा जा चुका है कि---सीरि- 
याके राजा ऐण्टिओकसके समय मौका पाकर बल्ख और पार्थिया वालोंने 
खाघीनता प्रात्तिके लिये बगावत कर दी थी। इनमें पार्थियावार्लोका 
अगुआ बहेंका राजा असेकेस बना था | अन्तमें इसने स्वाधीनता 
प्रातकर वहाँपर परियन राज्यकी स्थापना की | यह राज्य ईं० स० 
२४८ (वि० सं० १९१ ) वर्ष पूर्वले ई० स० २२६ (वि० सं० 
२८३ ) तक अर्थात्‌ करीत्र ५०० वर्ष इसके वंशरमें रहा था। 

बरूखके राजा यूक्रेटिडसके समय पार्थियापर मिथडटस प्रथम (ई० 
स० पूर्व १७१ से ई० स० प्रृंष १३६६ तक ) का अधिकार था, 
तथा जिस समय यूक्रेटिडल अपने पुत्रके हाथसें मारा गया उस समय 
बल्खके शासनमें गड़बड़ पड़ गई थी। इसी अवसरपर थक्त मिथ्रड- 
टस प्रथमने हमलछाकर सिन्धुसे झेलम तकके प्रदेशकों हथिया लिया 
था | यह घटना ई० स० से १३८ (वि० सं० से ८१) वर्ष 
पूर्वके निकट हुई थी। 

इसके बाद मिभ्रडटस प्रथमके उत्तराधिकारी फराट्स दितीयके 
समय पार्थियापर शक जातिके छोगोंका आक्रमण हुआ | इतिहासज्ञ 
लोग इस जातिका आदि निवासस्थान तिब्बतका उत्तरी प्रदेश मानते 


६९३ 
१३ 


भारतके प्राचीन राजबंश--- 


हैं । जिस समय ई० स० से १६५ (वि० सं० से १०८ ) वर्ष 
पूवके करीब यूएहची नामक जंगली कौम मध्यएशियासे निकाली गई 
उस समय आगे बढ़ते हुए उसने मार्गमें पड़नेवाली इस शक जातिको 
आगेकी तरफ खदेड़ दिया। इन्हीं शर्कोंकी एक शाखा तो सीस्तानमें 
जा बसी और दूसरी शाखाने ई० स० प्रूव १४७० और १२० के 
मध्य पश्चिमकी तरफ बढ़कर पार्थया और बरूखंके राज्योंपर आक्रमण 
किया । बल्खवालोंकी शक्ति तो भारतकी तरफुके प्रदेशोंके झगड़ोंमें 
हैंगे रहनेके कारण क्षीण हो गई थी । इस लिये उनको शकोंकी 
अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । परन्तु पार्थियावारोंने ड़ मिड़कर 
अन्तर्मे उन्हें वहाँसे खदेड़ दिया | इस युद्धमें पार्थियाका राजा फुराटस 
द्वितीय और उसका उत्तराधिकारी आर्टबेनस मारा गया | 

उपर्युक्त घटनाके कुछ समय बाद सीस्तानकी तरफ्से शर्कों और 
पार्थियावा्ोने साथ ही भारतकी तरफ चढाई की और छोटे छोटे ग्रीक 
राजाओंके अधिकृत प्रदेशोंको हथियाना शुरू किया। इनके सिक्कके 
मिलनेके स्थानोंसे पता चलता है कि पहुब्रों ( पार्थिया वार्लो ) की 
एक शाखाका राज्य सीस्‍्तान और बल्ुचिस्तानमें तथा दूसरीका पश्चिमी 
पंजाब रहा था। इसी प्रकार शकोंके सिक्के मथुरासे मिलनेके कारण 
इनका वहाँपर अधिकार होना सिद्ध होता है | सम्मबतः ये छीग पार्थि- 
यावालोंके अधीन थे; क्यों कि उक्त समयके निकट ही वहेँँकि राजा 
मिध्रडटस द्वितीयने अपनी बिखरी हुई शक्तिको एकत्र कर बद्धचिस्ता- 
नसे प॑जाब तकके प्रदेशपर अधिकार कर ढछिया था। 

काबुलमें उस समय भी वहँके स्थानीय ग्रीक राजाओंका राज्य 
था । ये शायद यूक्रेठिडसके वंशज होंगे। अन्तमें इनके अन्तिम राजाको 

मभ्ष्छ 


शक और पहुच। 

कुशानवंशी कुजुककरकड्फिससने हराकर वहाँपर इनके राज्यका अन्त 
कर दिया । इससे अनुमान होता है कि शक और पहुब लोग सीस्ता- 
नसे कंदहार और बलुचिस्तान होते हुए सिन्ध तक आयें थे और वहँसि 
पंजाबकी तरफ फैल गये होंगे, जिससे काबुलपर ग्रीक छोगोंका शासन 
यथावत्‌ बना रह गया था । 

पंजाबमेंकी शाखाके सबसे पहले राजाका नाम मोअस मिलता 
है। इसके सिक्कोपर एक तरफ तो प्रीक राजाओंकी तरह ही ग्रीक 
अक्षरोंके लेख होते हैं और दूसरी तरफ खरोष्ठीके निम्नलिखित लेख 
मिलते हैं:--.- ह 

१-- रजदिरजस महतस मोअस ? 

( किसीमें * महतस ” के स्थानमें * महातस ? पाठ रहता है। ) 

२-४ महरजस मोअस ! 

इसके सिक्कोपर “ रजद्रिजस ! ( राजाधिराजस्य ) लिखा होनेसे 
सम्भव है इसने थोड़ी बहुत स्वाधीनता प्राप्त कर ली हो । 

स्मिथने इसका समय ई० सत० से ९७ (वि० सं० से ३८ ) 
वर्ष पूवे अनुमान किया है। तक्षशिलाके सत्रप ( क्षत्रप---शासक ) 
पाटिकका एक ताम्रपत्र मिला है। इससे प्रकढ होता है कि महाराज 
मोगंके समय तक्षशिकाके सत्रप पाटिकने, जो कि वहँके क्षत्रप 
लिअककुसूछकका पुत्र था, संबत्‌ ७८ में, बुद्धकी अस्थियोंकी स्थापना 
की थी और दान दिया था । 

बिद्वान्‌ छोग मोगसे उपयुक्त मोअसका ही तात्पर्य छेते हैं । परन्तु 
इसमेंके संवत्‌के विषयमें अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है । 

उक्त छेखमें मोगका नाम आनेसे यह भी सिद्ध होता है कि उस 

श्ष्५ 


भारतके प्रालीन राजवंश--- 


समय तक्षशिलाके सत्रप भी इसांके अधीन थे । 

इस मोजसका उत्तराधिकारी एजेस हुआ । इसके सिक्‍कोपर खरो- 
छाौके निम्नलिखित लेख मिलते हैं:--- 

१- महरजस रजरजस महातस अयस ?! 

( किसीमें “* महातस के स्थानमें * महतस? पाठ भी मिलता है। ) 

२-४६ महरजस रजदिरजस महतस अयस ! 

३- महरजस महतस ध्रमिकस रजदिरजस अयस ! 

ऐेजासके पीछे उसका पुत्र ऐजिलिस उत्तराधिकारी हुआ | इसके 
सिक्कोंपर निम्नलिखित खरोष्ठी लेख होते हैः--- 

१- महरजस रजदिरिजस महतस अयलिशस ? 

२-“ महरजस रजरजस महतस अयलिशस ! 

३-४ महरजस महतस अयलिशस ? 

ऐजिलिसके पीछे उसका उत्तराधिकारी ऐजेस द्वितीय हुआ | यह 
ऐजिलिसका पुत्र था। सत्रप अस्पवर्मा और सत्रप जेइओनिसेस पंजाबके 
शासनमें इसकी सहायता करते थे । 

इस अस्पवर्माके सिक्कोंपर खरोष्टीमें निप्नलिखित छेख मिलता है:--- 

£ इद्रवर्मपुत्रस अस्पवर्मस स्नतेगस जयतस ? 

ऐजेस द्वितीयका उत्तराधिकारी गोण्डोफ्रस हुआ | इसने कंदद्ार, 
काबुझक और तक्षशिका तक अपना अधिकार फैला कर इनको एक 
राज्यमें मिला दिया था | 

इसका समय ईं० स० २० से ४८ के बीच माना जाता है। 
इसके सिक्कोंपर निम्नलिखित लेख खरोष्ठी लिपिमें लिखे मिलते हैं:--- 

-- महरजस रजदिरजस त्रदत देवत्रत गुदफरस ? 
१९६ 


शक और पहदच । 

२-* महरजस महतस गुदफरस ! 

३-० महंरंजस रजरजस त्रदतस देवत्रतस गुदफरस ? 

9-६ महरजस रजरज महतत देवत्रत गुदफरस ! 

७५-- महरजस गुदफरस तदतस ? 

&- ....... धमिकस अप्रतिहतस देवत्रतस गुदफरल ! 

७-- महरजस महतस देवत्रतस गुदफरस ! 

तखतेबाहीसे एक लेख मिछा है। डौसन साहबने इसका तात्परये 
इस प्रकार निकाला है;--- 

* महाराज गोण्डोफरसके २६ वें राज्य-वर्ष सेबत्‌ १०० वैशाख 
मासकी तृतीया” परन्तु अभी इसमेंके नाम और समयके विषयमें मत- 
भेद है। कहते हैं सेण्ट थॉमसने भारतमें आकर गोण्डोफरसको मय 
उसके अनुयावियोंके ईसाई मतमें दीक्षित किया था। ई० ४८ ( वि० 
सं० १०७ ) के करीब गोण्डोफरसकी रुृत्यु होनेपर इसके राज्यके दो 
दुकड़े हो गये | अर्थात्‌ इसके मिलाये हुए पश्चिमी पंजाब और कंदहा- 
रके राज्य एक वार फिर अलग अलग हो गये। पश्चिमी पंजाब तो इसके 
मतीजे अब्दगससके अधिकारमें गया और कंदहार और सिन्ध ओऔर्थप्रस- 
को मिला, जिसका उत्तराविकारी पकोरेस हुआ। 


आगे इन तीनोंके सिक्कोपरके खरोष्ठी लेख क्रमशः दिये जाते हैं;--- 
अब्दृुगसस- 

१-' त्रददस महरजस अवदगशस ? 

२-- गदफर श्रादपुत्रस महरजस शत्रदतस अवदगशस ! 





( २) मि० स्मिथ सेवत्‌ १०० के स्थानमें १०३ अनुमान करते हैं। 
१९७ 


भारतके प्रार्चीन राजवंश--- 


ओऔर्थप्नस- 
£ महरजस रजद्रिजस महतस गुदफरसगब . ..! 
पैकोरख- 
४ महरजस रजदिरिजस महतस पकुरस ? 
पश्चिमी पंजाबके शासक अब्दगससके उत्तराधिकारीका कुछ पता 
नहीं गा है। ईंसवी सनकी पहली शताब्दौके मध्य ( विक्रम संवत्‌की 
पहली शताब्दौके अन्त ) में कुशन राजा विमकड़फ्सिस द्वितीयने 
पंजाब, सिन्ध और कंदहारपर कब्जा कर लिया था। परन्तु फिर भी 
सिन्धुके मुहानेके आसपास इस वंशके छोटे छोटे राजा और भी 
कुछ समय तक बच रहे थे। 
दूसरी शाखा । 
जिस समय पहुंच ( पार्थियन ) छोगोंकी एक शाखाने पंजाब पर 
अपना अधिकार कायम किया था उसी समय इनकी दूसरी शाखाने 
कंदहार और सीस्तानमें अपना राज्य स्थापन कर लिया था। इस 
शाखाके राजाका सबसे पहला नाम बोनोनस मिलता है। यहाँका 
राज्य करीब २५ वर्ष तक इस वंशके अधिकारमें रहा था। इस बंशका 
अन्तिम राजा ऐजास वोनोनसके भाई स्पलिस्सिसका पुत्र था। यह 
शासन-कार्यमें पिताकी सहायता किया करता था। 


जिस समय पार्थियाके राजा मिथ्रडट्स द्वितीयने एक बार अपनी 

बिखरी हुई शक्तिकों सम्हाल कर भारतीय प्रदेशोंपर फिर अधिकार कर 

लिया था उस समय उसने सीस्तान और कंदहारको अपने राज्यमें 

मिला लिया और वहाँके सत्रप ऐजैसको बदल कर तक्षशिकाकी तरफ 

भेज दिया था; जो ई० स० से ५८ (बि० सं० से १ ) वर्ष पूर्वके 
१९८ 


इाक और पहुच । 

करीब मोअसका उत्तराधिकारी हुआ । इसका इतिहास पहले लिखा 
जा चुका है। 

एक लेखमें केवल कपिशाके सत्रपका उल्लेख है। यह गांधारकी 
राजधानी थी | 

वोनोनसके अन्य राजाओंके साथके सिर्केका उलछेख आगे किया 
जायगा | 

शक-राजा । 

जिस समय पंजाब और कंदहारपर पहुव वंशियोंकी शाखाओंने 
अधिकार जमाया था उसी समय उन्हींके साथ शकोंकी एक शाखाने 
मथुरा पर कब्जा कर लिया था। इनका भी तक्षशिकाके क्षत्रपोंसे 
धनिष्ठ सम्बन्ध था। इनमेंके दो नाम मिलते हैं---राजबुल और घोडाष । 

राजबुलके सिक्कों पर निम्नलिखित खरोष्ठी लेख होते हैं:--- 

१-९ अप्रतिहतचक्रस छत्रपस रजबुरूस ! 

२-* छत्रपस अप्रतिहतचक्रस रजबुरूस ! 

( किसी किसीमें “छत्रपस ” के स्थानमें “महाछत्रपसत ” और 
£ जजबुछ ? के स्थानमें * रंजबुछ ” पाठ भी मिलते हैं।) 

मथुरासे एक स्तम्मका ऊपरका भाग मिला है। इसके दोनों 
तरफ सिंहोंकी आकृतियाँ बनी हुई हैं । इस पर जो खरोष्ठी लिपिके 
लेख खुदे हैं उनसे निम्नलिखित बातें माद्धम होती हैं:--- 

महाक्षत्रप राजुककी पटरानी “ नन्दसिअकसा ! ने बुद्धकी अत्थियों 
पर एक स्तूप बनवाया था| इस रानीके पिताका नाम * आयसिको- 

(१ ) इसके सिक्के तक्षशिलाकी खुदाईमें भी मिले हें । 

१९९, 





भारतके प्राचीन राजवंश-- 
मूसा ? और माताका “ अबूछा ? तथा दादीका “ पिसपसि ! था। उक्त रानी 
( नन्दसिअकसा ) “हयुंअरा” की बहन थी । इसी छेखमें राजुुुके 
बड़े पुत्॒का नाम “खरओस्ट ? और कन्याका नाम “हन ? लिखा है । 
इस लेखके साथ दूसरे भी कई लेख खुदे हैं जिनमें कई नाम 
और भी मिलते हैं। उनमें एक नाम महाक्षत्रप राज्जुलके पुत्र षोडासका 
भी है। नीचे उपर्थुक्त छेखका कुछ नर्मूना दिया जाता है;-- 
“महछत्नवस रजुछस , 
अग्रममहिष्री अयखिआ-- 
कोम्मुसाधित्र 
खरओस्तस युवरञ्ञ 
मत्र नद्सि अकसर... ««- 
इसके आगे इन शक शासकोंका कुछ भी पता नहीं चल्ताँ। 
शायद ई० स० से ५८ वर्ष पूरवके करीब शकोरि विक्रमादित्यने इनके 
राज्यकी समाप्ति कर इसी बिजयकी यादगारमें अपना संवत्‌ चलाया 
हो । परन्तु अभी निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 
ईइसवी सनकी पहली शताब्दीके मध्यभाग € विक्रम संबत्‌की 
पहली शताब्दीके अन्त ) में शर्कोंकी एक दूसरी शाखाने आकर 
काठियावाडकी तरफ अपना राज्य स्थापन किया था। इनका खुलासा 
इतिहास “ भारतके प्राचीन राजबंश ? के प्रथम भागके आदिमें दिया 
जा चुका है । ईं० स० ३९० ( वि० सं० ४४७ ) के करीब गुप्त- 
बंशी चन्द्रगुत्त द्वितीयने इस शाखाके राज्यकी समाति की थी। 
इन शकोंकी पहली मथुरावाली शाखाकी समाति विक्रमदित्य- 
( १ ) थद्द दयुअरा अयसिकोमूसाका पुत्र था ! 
( ९ ) ऐपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ९, पूु० १४१ । 


(३ ) रौलिनसन आदि विद्वान मधुराके क्षत्रपोंका भी तक्षक्षिलाके श्षत्रपोंके 
अधीन होना मानते हैं । 


२०० 


भारतके आचीन राजवंश--- 





मथुराम मिले डुए खिंहछद्वार स्तस्थक्रे तछ पर 
खुदा हुआ खरोाष्टी छिपिका रेख |. [ पृष्ठ २००. 


शक और पहच। 

नेकी थी। अतः इस दूसरी शाखाकी समाप्ति करनेके कारण ही चन्द्र- 
गुप्त द्वितीयने शायद विक्रमादित्यकी उपाधि ग्रहण की होगी । 

मोअसके सिक्के डिमट्रियसके सिक्कोंसे, लिअककुसूलकके यूक्रेटिडसके 
सिकोर्से, राजबुलके स्ट्रेटो प्रथण और द्वितीयके सिक्‍कोंसे मिलते हुए 
हैं। अतः सम्भव है कि इन्होंने उक्त ग्रीक राजाओंकों हरा कर उनके 
प्रदेशों पर अधिकार किया होगा और उनके प्रचलित सिक्‍कोंसे मिलते 
हुए ही अपने भी सिक्‍के चलाये होंगे। 

पहुब और शक वंशियोके सिक्के भी चोंदी, कौसी और तंबेके ही 
मिलते हैं । 

आगे और भी कुछ राजाओंके सिक्कों परके खरोष्ठीके छेख दिये 
जाते हैं। ये राजा भी प्रीक (यवन ), शक और पहुबरोंके वंशके थे। 





_ राजाओकेनाम..|.. लिवर बरोशके ले नाम सिक्कोंपरके खरोष्टीके छेख 
ऐजेस और ऐजिलिस | « महदरजस रजरजस मद्तस अयस ! 
* महरजस रजरजस मइतस अयिलिशस ” 


स्पलद्दोारस और वोनोनस |“ भमाहारजस भ्रतप्रमिकस स्पलदोरस 

चोनोनस और स्पलद्दोरस ।“ स्पहोर अ्रत ध्रमिकस स्पलहोरस * 

स्पढंगेडेमस और वोनोनस | स्पलद्वोरपुत्रास ध्रमिअस स्पलगदमस ? 

स्पलगेडेमस और स्पलिरिस |“ स्पलद्वोरपुत्रास ध्रमिअस स्पलगदमस * 

स्पलिरिसस (राजाका भाई) | भाद्वाराजश्रहा प्रमिअस स्पलिरिशस ! 

स्पलिरिसस ( राजा आओ * प्रदरजस भाद्ातकस स्पलिरिशस * 

स्पलिरिसस और ऐज़े * महरजस मदहातकस अयस ? 

जीओनिसस * (मनि) गरुलस छत्रपस पुत्रस छत्रपस जिहुनि- 
| अस' (किसीमें “ जिदनिअस? पाठ भी मिलता है) 

5 ( भनि ) गुलपुत्रस छत्रपख जिहुनिसस ” 
आर्सेक्स डिकाइयोस “ मादारजस रजरजस महतस अशशकस त्रदतस ! 
बेसिलिउस * महरजस रजदिरजस भमहतस त्रदतस ” 


च्१्‌ 


भारसके प्राचीन राजवंश--- 


परन्तु अभी तक भारतीय शक और पहुबोंका उपर्युक्त क्रम और 

इतिहास पूरे तौरसे निश्चित नहीं हुआ है । 
हे सर रामक्ृष्ण गोपाछ भाण्डारकर इनका क्रम इस प्रकार मानते 
हैं :-- 
शकोकी सुख्य शाखा । 

१ बोनोनस, २ स्पर्लिरिसस, ३ एजेस, ( प्रथम ), 9 एजि- 
लिसस, ५ एजेस ( द्वितीय ), ६ मोअस | 

( इनके सिवाय स्पछहोरस और उसके पुत्र स्पछगडेमसके नाम भी 
उनके सिक्‍कोंसे प्रकठ होते हैं । 

सर भाण्डारकरका यह भी अनुमान है कि उपयुक्त ६ राजाओंमेंसे 
ही किसी एक प्रतापी राजाने शक संवत्‌ प्रचलित किया था | 

उत्तरी क्षत्रप । 

जीओनिसस, खरमोस्तिस, लिअक और पतिक।| इनको कुसूछक 
रे कहते थे और इनका राज्य तक्षशिल्य ( उत्तर-पश्चिमी पंजाब ) 

था। 

राजुबुछ और उसका पुत्र षोडास मथुराके अधिकारी थे । इसी 
प्रकार छेखों और सिक्कोमें मियिक, हगान और हगामशं नाम भी 
मिलते हैं । 

भाण्डारकरके मतानुसार षोडासका समय श० सं० ७२ अथीत्‌ 
ईंसवी सन्‌ १५० (वि० स० २०७ ) में आता है | इससे अनुमान 
होता है कि मथुराके क्षत्रप इस समयके पूर्व ही स्वाधीन हो गये थे | 
परन्तु तक्षशिकावाले श० सं० ७८ अथोत्‌ ई० स० १५६ (वि० 
सं० २१३) तक भी शकोंकी मुख्य शाखांके ही अधीन थे | 

(१) ए पीष इन्द दि भर्ला दिस्द्री ऑफ इण्डिया, ० २४-२७ और ३ेज-३८+ 

२०२ 


हक और पहच । 


( यह बात तक्षशिलाके पोटिकके ताम्रपत्रसे प्रकट होती है॥ इसमेंके 
संवत्‌को भाण्डारकर शक संबत्‌ मानते हैं । ) 
भारतके पहव राजा । 
उत्तरी भारतमें शर्कोंके बाद पहुत्रोंने अपना अधिकार जमाया | 
सिक्कोसे इनके नाम इस प्रकार जाने जाते हैं;:--- 
१ गोण्डोफरस, २.अब्दगसस, ३ ओऔर्थप्रेस, ४ अरसकेस, ५ पको- 
रस, ६ सनबरस | 
गोण्डोफ्रसका जो संवत्‌ १०३ का एक लेख तख्तेबाहीसे मिला 
है उसको ( भाण्डारकरके मतानुसार ) शक संबतूका मान लेनेसे 
उसका समय ई० स० १८१ (बि० सं० २३८) में आता है। 
अत्त: उसके राज्यका प्रारम्भ ई० स० १७५ ( वि० सं० २१२ ) में 
जावेगा । इसके सिक्‍कोंके सीस्‍्तान, कंदहार और पश्चिमी पंजाब्मे 
मिलनेसे अनुमान होता है कि इसने राज्यपर बैठते समय शककोंसे 
उनके पश्चिमी राज्यको छीन लिया था । परन्तु मोगसके लेखसे प्रकट 
होता है कि ई० स० १५६ (वि० सं० २१३ ) तक भी पूर्वके 
प्रदेश उन्हीं ( शकों ) के अधीन थे । 
आगे शाह्वोंसे यवनों और शकोंकी जातिके बारेमें कुछ प्रमाण 
उद्धृत किये जाते हैं:--- 
मनुस्दति ( अध्याय १० )में लिखा है;--- 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियआतयः । 
बषलछत्वं गता छोके आ्राह्मणा*द्शैनेन च ॥ ४छे ॥ 
पौण्डूका श्थोड़ द्विड्ञा: काम्थोजा यवनाः शकाः ! 
परदा परह्चाक्षलीना किरशता। दर्द खदशाः 0 ४७४ ॥ 
०३ 


भारतके प्राचीन राजवं श--- 


अर्थात्‌--- यबन, शक, आदि क्षत्रिय जातिके छोग धर्मकोी छोड़ 
देनेके कारण श्ूद्व हो गये । 
पतञ्ञलिके महाभाष्यमें भी इनका उल्लेख “ शूद्राणामनिबासिता- 
नाम्‌ ' इस सूत्रके ( अष्टा० २।७।१० ) भाष्यमें किया गया हैः--- 
* कुतो5निर्वसितानां । आर्योवर्तादनिवेसितानाम्‌। यद्येवं, शक- 
यवनमिंति न सिद्धयति । एवं तहिं पात्रादनिवेलितानाम । ! 
इससे सिद्ध होता है कि उस समय भी शक और यबने छोग 
विदेशी गिने जाते थे और यद्यपि इनकी गणना झाद्दोंमें होती थी, 
तथापि इनका भोजनका पात्र संस्कारसे झुद्ध मान लिया जाता था ॥ 
इसी पर टीका करते हुए कैयटने उपर्युक्त पंक्तियोंका यह भाव 
निकाछा है;--- 
* शुद्गाणां पञ्ष यजश्ञाजुष्ठानेड घिकारोड5स्तीति भावः । ? 
इससे विदित होता है कि उस समय शूाद्वोंको भी पश्चयज्ञ करनेका 
अधिकार था । 
वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डके ४५वें सर्गमें वसिष्ठके आश्रममें 
नन्दिनी गौद्वारा इन लोगोंकी उत्पत्तिका होना लिखा है;--- 
तस्या इंभारवोत्सूष्टा पढवाः शतझशो हुप ! ॥ १८॥ 
भूय एवासृजदूघोराज्छकान्यवनमिश्चितान्‌ ॥ २१ ॥ 
यवन शब्द पहले पहल ईसवी सनसे करीब २७० वर्ष पूर्वके 


(१ ) बहुतसे लोग यवनोंसे मौकोंका तात्पये न लेकर केवल ईरानियोंका ही 
अथे छेते हैं। परन्तु अशोकके लेखों आदिसे पता चलता दवै कि उस समय ग्रीक 
लोग भी ग्रवन ही कहलाते थे । 

२०३ 


कुशान-वंश । 
अशोकके छेखोंमें और शक शब्द ईसासे करीब २०० वर्ष पूर्वके 
कात्यायनरचित “शकन्ध्वादिषु च! वातिकमें आया है। 


कुशान वंश । 
बहन 
ईं० स० ४० (विं० सं० ९७ ) से ई० स० २२६ 
(बि० सं० २८३ ) तक | 
राजतरब्लिणी ( प्रथमस्तरद्ग )में इस बंशको तुरुष्क वंश लिखा है:--- 
ते तुरुष्कान्वयोकूता आपि पुण्याक्षया छुपाः । 
शुष्कछेत्रादिदेशेषु मठचैत्दादि चक्रिरे ॥ १७० ॥ 
अथीत---( हृष्क, जुष्क और कनिष्क ) ये तुरक वंशके होनेपर 
भी बड़े धमोत्मा थे और इन्होंने झुष्कलेत्र ( हुखलेत्रों ) आदि स्थानोंर्मे 
अनेक मठ ओर चेत्य बनवाये थे | 
परन्तु आधुनिक विद्वान्‌ कुशान राजाओंको मध्यएशियाकी यूएहची 
नामक जातिके मानते हैँ। 
हम पहले शक और पहुत्र वंशके इतिहासमें लिख चुके हैं कि ई० 
स० से १६५ (व्रि० सं० से १०८ ) वर्ष पूर्वके निकट यूएहची 
नामक जाति मध्यएशैयाते निकाली गई थी। यह जाति बहुत समय 


( १ ) इनको निक्रालनेवाले तुद्चींके जंयली छोग थे । इनको चीनके केल्ध- 
कोने ' द्विउंगनू ” लिखा दे । 
२०५ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


तक इधर उधर घूमती और लड़ती झगड़ती रही। परन्तु अन्तमें पाँच 
शाखाओंमें विभक्त होकर बलखके आसपास जा बसी | इनकी पंच 
शाखाओंम एक शाखा कुशान नामकी भी थी। इसी शाखाका एक 
सरदार कुजुछकरकड़फिसस ( प्रथम ) ई$० स० ४० (वि० सं० ९७ ) 
के करीब समस्त यूएहची जातिका मुखिया बन बैठा तथा धीरे धीरे 
इसने काबुु और कन्दहार॑ पर भी अधिकार कर लिया । इसी प्रकार 
होते होते पर्रियाकी सीमासे लेकर सिन्धुतक बढिकि इससे भी आगे 
झेलम तकका प्रदेश इसके अधीन हो गया । बुखारा और अफगानि- 
स्‍्तान भी इसीमें शामिल था| इसीने ई० स० ४० और ४८ ( बि० 
सं० ९७ और १०५ के बीच काबुलके अन्तिम ग्रीक राजा हमिंज- 
सकी हराकर वहाँपरंके ग्रीक राज्यपर अधिकार कर लिया | इस प्रकार 
इसके उदय होते हुए प्रताप-सूर्यके सामने सिन्धुके पश्चिमी प्रदेशपर 
राज्य करनेवाले छोटे छोटे पह्ुंब॒ राजा रूपी तारे अस्त हो गये | 

मि० स्मिथका अनुमान है कि:ई० स० 9८ में गोण्डोफरसके मर- 
नेपर यही उसके राज्यका मालिक बन बैठा | इसने बहुत समय तक 
राज्य किया | ई० स० ७७ (वि० सं० १३४ ) के निकट इसकी 
'मृत्यु हुईं | 

इसके ताँबे ओर कॉसीके सिक्के मिलते हैं। इनमें राजाके और 
देवताओंके चित्रों आदिके सिवाय एक तरफ ग्रीक अक्षरोंका लेख और 
दूसरी तरफ खरोष्टी लिपिका लेख होता है । उसके नमूने नीचे दिये 
जाते हैंः---- 


(१ ) बहुतसे विद्वान ' किपिन ” छाब्दका अर्थ काइमीर करते दें । किपिन 
शायद गांधारकों राजघानी थी । 


२०६ 


कुशान-वंदा 
“ कुझ्ुुछकसस कुशणयचुगस श्मठिदलस ! 
' कुशनस युवस कुयुछकफसस सच घ्वमठिदस ! 
हम पहले लिख चुके हैं कि इसने काबुलके ग्रीक राज! हर्मियसको 
हराया था | उसको हराकर इसने पहले पहल वहांपर उसके और 
अपने दोनोंके नामके सिक्के चलाये थे | उन पर खरोष्ठीमें ये लेख 
मिलते हैं;--- 


“ कुज्ञुककसस कुशानयवचुगस ध्रमठिद्स ' 

£ कुछुछकसस कुशणयुवगस भअ्रमठिद्स ! 
ईं० स० ७८ के करीब इसका पुत्र विमकडफिसस ( द्वितीय ) 
इसका उत्तराधिकारी हुआ | इसने अपने पिताके जीते हुए प्रदेशोंके 


अलावा आगे बढ़ पंजाब और गंगाके पासके बनारस तकके प्रदेशोंपर 
भी दखछ कर लिया । 


काबुलसे गाजीपुर तक, बनारसके पास, कच्छ और काठियावाइमें 
जो बिना नामके उस समयके सिक्‍के मिलते हैं उनको देखकर ऐति- 
हासिकोने अनुमान किया है कि यह राजा अपने जीते हुए प्रदेशोंका 
शासन अपने हाकिमोंद्वारा करता था और ये सिक्के उन्होंने ही अपने 
अपने प्रदेशोंमें प्रचकित किये थे | मि० स्मिथका अनुमान है कि ये 


( १ ) पार्थिअन राजा सोअसके वर्णनमें तक्षशिलाके एक छेखका उल्लेख 
किया जा चुका दे । उसमें लिअक कुसूलकका नाम और संवत्‌ ७८ छिखा है । 
गार्डनर साइब लिअककुसूलकका तात्पर्य * कोजोलकड़फिसस ? निकालते दें और 
उसमेंके संवतकी मोअसका चलाया संबत्‌ मानकर कइफिसस प्रथप्तका मोअसके 
७८ बे बाद होना अनुमान करते हैं। ( कैटलॉग ऑफ दि कोइन्स ओक ओोक 
एण्ड सीथिक डिग्व ऑफ्‌ बैक्दिया एण्ड इण्डिया, इन्ट्रोडकशन, ० ४९ । 


२०७ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 
लोग इसकी मृत्युके करीब १० वर्ष बाद तक भी अपने अपने प्रदे- 
शोंका शासन करते रहे थे । 

पाश्चात्य विद्वानोंका अनुमान है कि इसके समय रोमवालोंके साथ 
भारतका व्यापार शुरू हो चुका था और यहँकि रेशमी वक्त, जवा- 
हरात, रंग, मसाले, आदिकी एवजमें वहाँसे सुबर्ण आने छगा था | 
इसीसे कड़फिसस द्वितीयने चौँदी और तँबेके सिक्‍कोंके अलावा सोनेके 
सिक्‍के भी बनवाये थे। इसके समय भी सिन्धुके नीचेके प्रदेशमें पार्थि- 
यन राजा विद्यमान थे। 

ई० स० ९० (वि० सं० १४७) के करीब इसने दूत द्वारा चीनके बाद- 

शाहको कहलाया कि अपनी कन्याका विवाह मेरे साथ कर दो | परन्तु ची- 
नकी तरफुके सेनापति पनचओ ने मार्गमें ही उस दूतको रोक लिया । 
इस पर विमकड़फिसस (द्वितीय) ने ७०००० सवार देकर सी? नामक 
हाकिमको उस पर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी। परन्तु मार्गमें १४ हजार 
फीट ऊँचे “ताशकुरघान/के दरेंको पार करनेमें इस सेनाको ऐसी मुसीब- 
तोंका सामना करना पड़ा कि वहाँसे आगे बढ़ कर मैदानमें पहुँचने 
पर चीन सेनापति पनचओने सहज ही इसको परास्त कर नष्ट कर 
दिया। इस पराजयके कारण कड़फिसस ( द्वितीय ) को चीनवालोंका 
करद होना पड़ा । 

इसका राज्य ई० स० ११० (त्रि० सं० १६७ ) तक अनु- 
मान किया जाता है। 

मि० स्मिथ इसीको शक संवत्‌का प्रवरतेक मानते हैं। 











(१ ) भर्लों हिस्टरी ऑफ इण्डिया, छ०, २५४ । 
(२ ) भारतके प्राचीन राजवंशके इतिहासके प्रथम भागके 7० ३ से ६ ४ 
०८ 


कुशान-वंश । 
इसके सिक्‍कोंपर खरोष्टरीमें निम्नलिखित लेख मिलते हैं:--- 
“ महरज़स रजद्रिजल सर्वेछोगइश्वरस महिश्वरलस हिमक- 
पिशस शभश्रद्‌त 
* महरज रजद्रिज़ दिमकपिशस ! 


* महरजस रजदि्रिजस सर्वेछोगइश्वर महिश्वर दिमकपिसस 
अदत ” 


इसके सिक्‍कोंपर एक तरफ त्रिशूठ और पाश हाथमें लिये बैल 
सहित खड़े शिवकी मूर्ति बनी होती है । इससे इसका शैवमत पर अ- 
नुराग रखना प्रकट होता है| दक्षिणमें इसका अधिकार नर्मदा तक 
फैल गया था और माठ्वेके क्षत्रप भी इसको अपना स्वामी मानते थे। 

मि० विन्सैण्ट स्मिथका अनुमान है कि विमकड्डफेससके ८० 
वर्षकी अबस्थामें मरने पर १० वर्ष तक उसौके नियुक्त किये हुए 
हाकिम लोग भिन्नभिन्न प्रदेशोंका शासन कार्य चलाते रहे और उसके 
बाद ई० स० १२० (वि० सं० १७७ ) में वज्लेष्कका पुत्र कनिष्क 
गद्दीपर बैठाँ। यह शायद यूएहची जातिकी दूसरी शाखाका होगा । 


तक शक संवत्‌का वर्णन कर चुके हैं। परन्तु नवीन शोधके आधारपर यह 
संवत्‌ कनिष्कके बदले उसके पूर्वाधिकारी विमकढड़फिससका चलाया हुआ माना 
ग़या है । 

(१ ) बहुतसे विद्वान कनिष्क, वासिष्क, हुविष्क और वासुदेवको कडफिसस 
प्रथमके पूृवेज अनुमान करते हैं । परन्तु चीनवालोंकी पुस्तकोंमें कडफिसस 
द्वितीयका भारत-विजय करना लिखा होनेसे यह सिद्ध होता है कि कनिष्क आदि 
कडफिसिसके बाद ही हुए होगे; क्योंकि कनिष्क आदिका मशुरापर राज्य करना 
प्रकट हैं । अतः यदि कडुफ्िसस इनका उत्तराधिकारी हुआ होता तो उसे नये 
सिरेसे भारत-बिजयकी आवश्यकता न द्दोती। (-अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, 
पू० २५७ ) 

२०६ 
पड 


भारतके भाचीन राजवबंश--- 


रानतरब्लिणी ( प्रथमस्तरज्ग ) में लिखा है:--- 
अथाभवन्स्वनामाइपुरतयविधघायिनः । 
इष्कज्ुष्ककनिष्काख्यास्मत्रयस्त जैव पर्थिवाः ॥ १६८ ॥ 
सविहारस्य निमोता ज्लुष्को जुष्फपुरस्य यः । 
जयस्वामी पुरस्यापि शुद्धघीः संविधायकः ॥ १६९ ॥ 
प्राज्ये राज्यक्षणे तेषां प्रायः काइमीरमण्डरूम्‌ ॥ 
भोज्यमास्ते सम बौद्धानां प्रवज्योजिंततेजसाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
तदा भगवतः शाक्यसिहस्य परनिददेतेः । 
अस्मिन्महीलोकधातो साथे वर्षशत हागात्‌ ॥ १७२॥।। 
अथीत्‌--भपने अपने नामोंपर तीन नगर बसानेवाले हुष्क, जुष्क 
ओर कनिष्क नामके तीन राजा हुए । इनमेंसे जुष्कने बौद्ध विहार- 
सहित जुष्कपुर बसाया था और जयस्वामिपुरका आबाद करनेवाला 
भी यही था। इन राजाओंके राज्य-समय करीब करीब सारा ही का- 
श्मीर प्रदेश बोद्ध मिक्षुओंके निर्वाहार्थ दे दिया गया था। उस समय 
बुद्धको निर्वाण हुए १५० वर्ष हो चुके थे। 
उपर्युक्त छोकोंमें हुष्कसे हुविष्क और जुष्कसे जुविष्कका तात्पर्य 
होगा । इसका बसाया हुआ जुष्कपुर आज कछ भी श्रीनगरके उत्त- 
रमें * जुकुर” नामसे विद्यमान है । यह जुविष्क शायद कनिप्ककी 
तरफ्से काइमीरका हाकिम मुकर्रिर किया गया होगा। कनिष्कका 
बसाया हुआ कनिष्कपुर “ कानिसपोर ? नामसे वितस्ता और वराह- 
मूछाकी सड़कके बीचमें प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हुविष्कने हुष्कपुर 
हुविष्कपुर ) बसाया था। चीनी यात्री हुएन्संग ईं० स० ६३१ 
बि० से० ६८८, में वहाँ पहुँचा था। उस समय तक भी उक्त 
नगर समृद्विपर था । आजकल यही नगर उष्कूर (गाँव ) के नामसे 
सेद्ध है । 
२१० 


कशान घंश | 
इन कुशान राजाओंके पिक्कों आदिको देखनेसे प्रकट होता है कि 
ये छोग जिस प्रकार ग्रीक, पर्दियन और हिन्दू देवताओंका आदर करते 
थे उसी प्रकार बुद्धको भी मानते थे । इसौसे इनके समय कार्मीरमें 
बौद्धोंका प्रभाव खूब बढ़ गया था । 
अन्य बातें तो राजतरद्विणीकी ठीक ही प्रतीत होती हैं । परन्तु 
कल्हणने जो बुद्धनि्वाणके केवछ १७० बे बाद इनका होना लिखा 
है बह चिन्त्य है; क्योंके इतिहाससे यह बात सिद्ध नहीं होती । 
कनिष्क गान्धारका बड़ा प्रतापी राजा था । समग्र उत्तर पश्चिमी 
भारत, दक्षिणमें विन्ध्य तकका देश, और सिन्ध इसीके अधिकारमें 
थे। तथा इसके समय मारतमें पार्थियन ( पहुंत्र) शासनका अन्त 
ही गया था। भारतमें इसकी राजधानी पुरुषपुर ( पेशावर ) थी। यहाँ- 
पर इसने बड़े बड़े बौद्ध स्तूप और मठ आदि बनवाये थे। चीनी यात्री 
मुंगयुन॑ने वहोँके एक स्तूपकों देखा था । उस समय तक वह स्तूप 
बिजली गिरनेसे तीन बार नष्ट हो चुका था। परन्तु वहँके राजा- 
ओने उसकी मरम्मत करवा दी थी। इसीके पास एक मठ था जो 
बौद्ध धमेकी शिक्षांके लिये ईंसाकी नवीं शताब्दी तक भी प्रप्तिद्ध 
था | अन्तमें शायद महमूद गृजनी या उसके अनुयायियोंने इसे नष्ट 





(१ ) यद्द यात्री ईं० स० ५१८ ( वि० सं० ५७७ ) में बुद्धघमेके महा- 
यान संप्रदायके अथोंकी खोजमें भारतमें आया था ओर ई० स० ५२१ ( बि० 
५७८ ) सें लोट गया था । ( ३ ) बोद्ध विद्वान वीरदेव, जो कि मगधके देव- 
पाल द्वारा नालन्दके विश्वविद्यालयका महन्त बनाया गया था, इस मठको देख- 
नेको गया था। देवपालका समय ईं० स० ८४४ से ८९२ (वि० स० ९०१ 
से ९४९५ ) तक माना जाता है । 


घश्श्१्‌ 


भारतके प्राजीन राजवंश-- 


किया होगा । भारतीय पुरातत्त्वानुसन्धान ( आर्कियो छॉजिकल सर्वे ) 
के महकमेंके परिश्रमसे आज भी उपयुक्त स्थानेकें भम्नावरीष देखने- 
को मिलते हैं । 

इसने पार्थियापर भी आक्रमण किया था। 

अपने अन्तिम समय विमकड़फिससका बदला लेनेको इसने चीनके 
शासित तुर्किस्थानपर भी आक्रमण किया था। यद्यपि यह बड़े साह- 
सका काम था, तथापि अन्‍न्तमें इसे जय प्राप्त हुई और काशगर, यारकंद 
तथा खोत्तान पर इसका अधिकार हो गया। ये प्रदेश तिब्बतके उत्तर 
और पामीरके पू्वमें थे। इस विजयको स्थायी बनानेके लिये कनिष्क 
वहँकि राजपरिवारके कुछ छोगोंको जपने साथ ले आया था। ये छोग 
प्रतिबंधक ( जमानत ) के तौरपर इसकी रक्षामें रहते थे। इनके लिये 
हर तरहका सुभीता किया गया था | गरमियोंमें ये छोग कपिशा 
(कार्फरिस्तान) के मठोंमें रहते थे; जहाँ ठंडक रहा करती थी। वर्षो्मे 
इनका निवासस्थान गान्घार था और सर्दियोंमें ये छोग पूर्वी पंजाबमें 
रहा करते थे। पंजाबका वह स्थान जहॉपर ये छोग रहते थे “चीन- 
भुक्ति? के नामसे प्रसिद्ध हो गया था | 

दन्तकथाओंसे बिदित होता है कि इसने पाटलिपुत्रपर भी अधि- 
कार कर लिया था और वहाँसे बौद्ध मिक्षु अश्वघोषकों यह अपने साथ 
ले गया था। तथा बौद्ध-धमेका असली तत्व जाननेके लिये इसने जो 
काइमीरमें बोद्ध-धर्मके विद्वनोंकी सभा की थी उसमें इसी अश्वघोषको 
उपसभापति बनाया था । इस सभामें ७०० विद्वान्‌ एकत्रित हुए थे 
तह जज इनएर जैक वलिलल इक बे 
एकत्रित हुए थे । 

२१२ 


कुधशान-वंश | 

ओऔर इसका सभापति वसुमित्र था | इन छोगोंने जो ग्न्यथ संकरुन 
किये थे वे सब ताम्रपत्रों पर लछिखवाकर वहींके एक स्तूपर्मे रखवा दिये 
गये थे | सम्भव है अब तक भी वे श्रीनगरके आसपास कहीं प्रथ्वीके 
पेठमें पड़े हों | इन भ्रन्थोंमेंसे “महाविभाषा! नामक ग्रन्थ चीनी भा- 
घार्में अबतक विद्यमान्‌ है| इस सभाके बाद ही शायद इसने काश्मीर 
प्रदेश बौद्ध-मठके हवाले कर दिया होंगा । 

मि० स्मिथ महाराष्ट्रके शासक क्षहरात नहपान और उज्जैनके शा- 
सक सत्रप चष्टनकों भी कनिष्कके सामन्त अनुमान करते हैं। 

इसके अनेक लेख मिले हैं, जो संवत्‌ ३ से ४१ तकके हैं, परंतु 
अभी तक इस संवतके विषयमें बड़ा मतभेद है । 

मि० स्मिथका अनुमान हैं कि इसका चलाया हुआ यह राज्य- 
संवत्‌ १०० वर्षके पूर्व ही नष्ट हो गया था; क्यों कि इस संवत्‌का 
अन्तिम लेख ९८ वें वर्षका ही मिछा है। छेखोंमें इसकी उपाधि 
* महाराज राजातिराज देवपुत्र कनिष्क” मिलती है। ये लेख साधा- 
रण छोगोंके खुदवाये हुए हैं । इसका खुदका कोई छेख अबतक नहीं 
मिला है । 

इसके सोने और कॉसीके सिक्के मिले हैं | इनमें एक तरफ राजाका 
चित्र होता है और ग्रीक अक्षरोंमें इस राजाका नाम “ कनेक॑स ? लिखा 
रहता है | दूसरी तरफ किसी पर ज्ली, किसी पर महादेव, आदि 
मिन्न भिन्न प्रकारके देवताओोंके चित्र रहते हैं । 

नागाऊंँन, अश्वघोष, वुमित्र और चरक आदि विद्वान इसीके 
समयमें हुए थे | इनमेंका अन्तिम विद्वान्‌ चरकाचार्य आयुर्वेदका ज्ञाता 
और इसकी सभाका राजबैद्य था | 

श्श्३ 


आरतके प्राचीन राजवंदा-- 


इसने पेशावरके अछावा तक्षशिल्ता मथुरा आदिमें भी अनेक 
स्तूप और मठ बनवाये थे। इसके समय वास्तुविद्यामें भी अच्छी उन्नाति 
हुई थी। मथुरासे इसकी कुर्सी पर बैठी हुई एक मूर्ति मिली हैं। 
परन्तु उसका मस्तक टूटा हुआ है। 

इसकी मृत्यु ई० स० १६२ (वि० सं० २१९) के करीब 
मानी गई है | कनिष्कके पीछे उसका पुत्र हुविष्क उसका उत्तराधि- 
कारी हुआ | परन्तु सारनाथ, सौँची मथुरा, मानिक्याऊ, आर, आदि 
स्थानोंसे जो इनके समयके लेख मिले हैं उनमें इन राजाओंका समय 
इस प्रकार मिलता है:--- 

कनिष्कका-संवत्‌ ३ से 9१ तक। 

वासिष्कका-सं० २४ से २९ तक। 

हुविष्कका-सं० ३३ से ६० तक। 

यह तो निश्चित ही है कि एक ही समयमें एक ही स्थान पर एकसे 
अधिक राजा नहीं हो सकते । इससे अनुमान होता है कि वासिष्क 
और हुविष्क शायद कनिष्कके पुत्र होंगे। तथा जिस समय कनिष्क 
सुदूरके प्रदेशोंकी विजयमें लगा हुआ था उस समय पहले पहल वा- 
सिष्क उसकी तरफ़्से राज्यके प्रबन्ध पर नियुक्त किया गया होगा | 
परन्तु संचत्‌ २८ और ३३ के बीच उसकी मृत्यु हो जानेसे उक्त 
प्रबन्ध उसके छोटे भाई हृविष्कके हाथमें चछा गया होगा । तथा 
यही अन्तमें कनिष्कका उत्तराधिकारी हुआ होगा । 

वासिष्कके समयके छेखोंमे उसकी उपाधि “महाराज राजातिराज 
देवपुत्र शाही वासिष्कः लिखी होती है । 

श्श्छ 


कुशान-वंश । 

ईं० स० १६२ ( वि० स० २१९ ) के करीब हृविष्क गद्दी पर 
बैठा । काबुल, काइमीर और मधथुराके प्रदेश इसीके राज्यमें थे । 

इसके समयके लेखोंमिं इसकी उपाधि महाराज राजातिराज देवपुत्र 
हुविष्क” मिलती है। 

इसके सोने और काँसीके सिक्के मिले हैं | इनमें एक तरफ राजा- 
की तसवीर और दूसरी तरफ प्रौक, हिन्दू या पर्शियन देवताकी मूर्ति 
बनी होती है। तथा इन परके भ्रीक अक्षरोंके छेखमें इसका नाम 'हुए- 
कैस” लिखा रद्दता है । 

ई० स० १८२ ( वि० स० २३७ ) के करीब इसकी मृत्यु 
होने पर वासुदेव प्रथम इसका उत्तराधिकारी हुआ | 

इसके समयके सवत्‌ ७४ से ९८ तकके लेख मिले हैं। उनमें 
इसकी उपाधि “ माहाराज राजातिराज देवपुत्र शाही बासुदेव ! मिलती 
है। 

इसके सोने, ताँबे और कॉसीके सिक्के मिले हैं | इनपर एक तरफ राजा- 
की मूर्ति और दूसरी तरफ ग्रीकोंकी देवीकी या शिवकी आकृति बनी 
होती है । तथा इनपर ग्रीक अक्षरोंमे इसका नाम “ बैजोडेओ ” (वासु- 
देव ) लिखा रहता है। 

इसके नाम और सिक्कोंकी देखकर अनुमान होता है कि इन 
लोगोंने भी भारतीय सम्पत्ताके आगे मस्तक झुका लिया था। 

इसकी मृत्यु ईं० स० २२० (वि० स० २७७ ) के करांब 
हुई होगी । हृविष्कके अन्तिम समयसे ही कुशान राज्यका प्रताप 
घटने छगा था और बासुदेवके बाद ही नष्टप्राथ ला हो गया। 

२१० 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


सर रामकृष्ण भाण्डारकरका अनुमान है कि कनिष्क आदिके 
लेखोंमें सैकड़ेके अज्ड छोड़ दिये गये हैं; जैसा कि मथुरासे मिले सं- 
बत्‌ २९० के लेखसे प्रकट होता है। यद्यपि इस लेखमें राजाका नाम 
नहीं है तथापि इसमें कुशान राजाओंकी सी उपाधियोंके होनेसे इसका 
कुशान राजाओंके ही समयका होने सिद्ध होता है | 

यदि यह अनुमान ठीक हो तो कनिष्कके सबसे पहलेके संवत्‌ 
३ के लेखको शक संवत्‌ २०३ (ई० स० २८३-वि० सं० ३४०) 
का और बासुदेवके सबसे पिछले संवत्‌ ९८ के केखको श० स॑ २९८ 
(३० स० ३७६-वि० सं 8३३ ) का मानना होगा। 

श्रीयुत आर० डी० बैनरजी इनके पिछले सिक्कोंके आधारपर बाहु- 
देव प्रथमके पीछे कनिष्क द्वितीय, बासुदेव द्वितीय और बासुदेव तृती- 
यका क्रमशः राजा होना अनुमान करते हैं। 

मि० विन्सैण्ट स्मिथका अनुमान है कि ई० स० २२६ (वि० 
सं० २८३ ) में जब ससेनियन छोगोंके आक्रमणसे पर्दियाका राज्य 
नष्ट हुआ था उसी समय उत्तर भारतका कुशान और दक्षिणी भार- 
तका आन्ध्र राज्य भी समाप्त हों गया । इसके बादका करीब सो 
वर्षका भारतका इतिहास बिलकुल नहीं मिलता है | सम्भव है उस 
समय यहौाँंपर महत्त्तहीन छोटे छोटे राजा ही रह गये हों । पुराणोंमें 
आन्ध्रोंके पीछेके आभीर, गर्दभिछू, आदि राजवंशोंकी बंशाबलियाँ 
मिलती हैं । परन्तु उनका कुछ भी हाल अबतक नहीं मिला है। 
सम्भव है उक्त शताब्दीके मध्य इन्हीं छोगोंने उत्तर पश्चिमकी तरफसे 
भारतपर आक्रमण किये हों । 

(१) ए फीप इन्दु दि अर्ली दिस्दी ऑफ इण्डिया एू० ४१-४३। 

२१द 


कुशान-बंदा । 
कुशान राजाअंके सिक्कोंसे पता चलता है कि काबुछ और उसके 
आसपासके प्रदेशपर इनका राज्य ईसाकी पॉँचवीं शताब्दी तक रहा 
था; जिसको अन्‍्तर्मे हृणोंने इनसे छीन लिया। फिर भी कुछ स्थान 
बच रहे थे जिनको ईसवी सनकी सातवीं शताब्दीमें परिया विजय 
करनेवाले अरबोंने समात कर दिया । 
बहुतसे विद्वानोंका अनुमान है कि ईसाकी तीसरी शताब्दौमें 
प्रथम ससेनियन राजा अर्दशीर और उसके उत्तराधरिकारीने सिन्धुतकके 
प्रदेशोंपर अधिकार कर लिया था । परन्तु अभी इस विषयके विशेष 
ग्रमाण नहीं मिले हैं । 


२१७ 


गुपनवंश । 
3 ०5 आर 
ई० स० २७५७ (बि० सं० ३३२) से ई० स० ५३३ 
(वि० से० ५९० ) के निकट तक। 
म॒ुप्तोका समय । 
इस वंशका राज्य ईसाकी तीसरी शताब्दीसे सातवीं शताब्दीके 
पूर्वाध तक माना जाता है। परन्तु जब तक उक्त तीसरी शताब्दीके 
समयका उत्तरी भारतका इतिहास पूरी तौरसे विदित न हो जाय तब 
तक इस (गुप्त ) वंशके मूल पुरुषफे अधिकारारूढ होनेके कारण 
और समयका ठीक ठीक पता छगाना कठिन है। 
इतिहाससे पता चलता है कि, दूसरी शताब्दीके आसपास दक्षि- 
णर्में मगध तक कुशान या तुखार वंशियोंका राज्य था। ईंसाकी दूसरी 
शताब्दीके अन्त और तीसरीके आदियमें जब इस वंशका प्रताप घटने 
छगा, तब कई अन्य वंशोंने अपने अपने राज्यकी बृद्धिका उद्योग 
आरंभ कर दिया। उक्त गुप्त-बंशी भी उन्हींमेंसे एक थे । 
पृथक्‌ पृथक वेश । 
महाराज गुप्तसे छेकर भानुगुपत्त तकके राजा और सम्भवत: स्क- 
न्दगुप्तके भाई पुरगुप्तके वंशज भी पहलेके गुप्त राजाओंके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। 
राज्य-विस्तार । 
ईंसाकी चौथी शताब्दीर्मे इस वंशका राज्य प्रूवैमें हुगलीसे पश्चि- 
ममें जमना और चम्बल तक, तथा उत्तरमें हिमाल्यसे दक्षिणमें नमेंदा 
२१८ 


अुपतकुश। 
तक था । इसके अलावा जासाम, गंगाका मुख (0०४9 ), हिम ० 
का दक्षिणी उतार, राजपूताना, मालवा और सारा दक्षिणी भारदती भी 
इसी चंशकें अधिकारमें था। तथा उस समय इस वंशके राजाओंका 
सम्बन्ध गान्धार, काबुक व ओक्‍्ससके कुशानवंशी राजाओं। और 
सीलोन ( लैका ) आदि टापुओके अधिपतियोंसे भी था। 


पाठक इतनेसे ही समझ सकते हैं कि, अशोकके बादसे आज तक 
अर्थात्‌ ६०० वर्ष तक भारतमें इतना बड़ा राज्य किसी वंशके| अधि- 
कारमें नहीं रहा था। 

जाति । ु 

विष्णुपुराण और मनुस्मृतिर्भ लिखा है कि, आह्मणोंके नामाके अन्तमें 
शर्मा, क्षत्रियोंके वमो, वैश्योंके गुप्त और शूद्रोंके दास छगता/ है। इसी' 
आधारपर बहुतसे विद्वानोंका मत है कि गुप्त-बंशी राजा वैश्य थे और 
इसालिये इन्होंने अपना नेपाठके लिच्छवि बंशियोंका सम्बन्धी होना 
बड़े गबके साथ प्रकट किया है। यदि बे स्वयं क्षत्रिय होते तो उक्त 
सम्बन्धको बार बार प्रकट करनेकी आवश्यकता न समझते -। 

प्रसिद्ध ज्योतिविंद्‌ त्रह्मयुत्त और (श० सं० ६२७ के नेरूरसे . 
मिले विजयादित्यके ताम्रपत्रेमेंके ) दासचर्मनके नामोंसे प्रकट होता 
है कि कभी कभी नामकरणमें उपर्युक्त स्मृत्यादिके नियमोंका उल्लकून 
भी कर दिया जाता था। क्‍योंकि वास्तवमें ब्रह्मगुत और दासवर्मन्‌ 
दोनों ब्राह्मण थे | परन्तु इनके नामोंसे इनका वैश्य और क्षत्रिय होना 
सिद्ध होता है। अतः जब तक इस विषयके अन्य प्रमाण न मिल 


(१ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द ९, 0० १३१ । 
रश्श्५ 





जायें ड तक इनकी जातिके विषय निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा 
जा सकेता । 

कुछ पिछले गुप्त राजा अपनेको चन्द्रबंशी लिखते थे | 

ह चमे। 

ये ( गुप्तवंशी ) राजा ब्राह्मण धर्मके माननेवाले और वैष्णव थे | 
परन्तु कन्य बौद्धादि मतोंकें विद्यानोंपर भी इनकी ऋपा रहा करती थी । 
खास मथुरामें भी उस समय अनेक बौद्ध मठ थे, जिनमें हजारों मिश्षु 
रहा करने थे । 

ईंसाकी चौथी शताब्दीमें इस वंशके राजा समुद्रगुप्तने और पॉौँच- 
वीमें इस ( समुद्रगुप्त ) के पौन्र कुमारगुप्त प्रथमने अश्वमेघ यज्ञ किया 
था। 

रिवाज । 

जिस गज भारतमें प्रायः पिताके पीछे बड़ा पुत्र राज्यका अधि- 
कारी होता है, उस प्रकारका नियम इस वंशर्में नहीं था | इनके यहाँ 
पिता अपने पुत्रोंमेंसे योग्यतम पुत्रको चुनकर युवराज बना सकता 
था | चाहे; वह बडा हो या छोटा, इसका कुछ भी विचार नहीं किया 
जांता था | 

इनके छेखोंसे प्रकट होता है कि चन्द्रगुप्त प्रथमने अपने पुत्र समुद्र- 
गरुप्तको और समुद्रगुप्ते अपने पुत्र चन्द्गगुप्त द्वितीयको उक्त रीतिसे ही 
राज्यके लिये चुना था। 

ु कछा-कौशरल । 

इस वंशके राज्य-लमय कछाकौहमछकी .खूब ही उन्नति हुई थी। 

अमरावतीका संगमर्मरका स्तूप, बनारसका सारनाथवाला स्तृप, नेपा- 
२२० 


सुप्त-बंध । 
लमेंके स्तूप, बुध गयाका मन्दिर और प्रृथ्वीसे निकली उस समयकी 
अनेक मूर्तियाँ तथा सिक्के इस विषयके विशिष्ट प्रमाण हैं। 
यद्यपि इलोरा और अजण्टाकी गुफाएँ इनके समयसे एक दी श- 
ताब्दी, बादकी बनी हैं, तथापि ऋमविकाशके सिद्धान्तानुसार इनसे 
भी गुपतोंके समयके कछाकोशलकी उन्नतिका अनुमान किया जा सकता 
है। ये दोनों गुफाएँ अपनी कारीगिरी और चित्रकारीके लिये संसार 
भरमें प्रसिद्ध हैं । 
उपर्युक्त बातोंसे पता चलता है कि ग़ुरप्तोंक॒ समय गृहनि्मौण, 
मूर्लिनिर्माण और चित्रकलछाने अच्छी उन्नति कर ली थी | 
देहलीके लोहस्तम्भको देखनेसे और उस समयकी बनी धातुकी 
बुद्ध मूर्तियोंका विवरण पढ़नेसे पता चलता है कि उस समय ढलाई- 
का काम भी यहाँ बहुत ही बढ़िया होता था | 
विद्या । 
गुप्तोके राज्यममय, ईसवी सन्‌ ४७०० (वि० सं० ४५७ ) से 
६५० (वि० सं० ७०७ ) तक, भारतमें साहित्य, गणितादिकी 
भी .खूब उन्नति हुई थी । 
प्रोफेसर हिल्बर्टका अनुमान है कि संस्क्रतका प्रसिद्ध मुद्ाराक्षस 
नाटक विशाखदत्तने ईं० स० 9४०० के करीब ही लिखा था । 
मृच्छकटिकका समय इससे कुछ प्रू्त्र माना गया है। 
वायुपुराण और मनुस्मृतिका रचना-कार भी पाश्चात्य विद्वानोंके 
मतानुसार ईसाकी चौथी शताब्दीका प्रू्वांध ही था | ( परन्तु यह 
चिन्त्य॑ है। ) 
(१ ) हम भूमिकार्मे लिख चुके हे कि अर्थशाज्ञमें पुराणोंका उज्ेख मिलनेसे 
ईसवी सनसे ४०० वर्ष पूर्व भी उनका अस्तित्व मानना पडता दे । धम्भव 
२२१ 


'भारतके प्राचीन राजवंश । 


ज्योति:शाज्ञके प्रसिद्ध विद्वान्‌ आयेभद ( जन्म ईं० स० ४७६८-- 
वि० स० ५३३ ), वराहमिहिर (६० स० ७५०७-०८७>बि० सं० 
७५६२-६४४ ) और ब्रह्मगुप्त ( जन्म ईं० स० ७९८--बि० से० 
६५५ ) भी इन्हींके समयमें हुए थे। 

एक नाठन्‍न्दके विश्वविद्याल्यसे ही उस समयके विद्याप्रचारका 
पता चर जाता है। इस विद्याल्यमें दस हजार विद्यार्थियोंके रहनेका 
स्थान था । देशविदेशसे आकर विद्यार्थी इसमें पढ़ा करते थे। प्रसिद्ध 
चीनी यात्री फ़ाहियान भी इसी विद्याल्यमें पढ़ा था । 

समुद्रगुप्ते छेखोंसे विदित होता है कि यह राजा स्त्रय॑ विद्वान , 
कबि और गानविद्यामें निपुण था । 

अधिकतर विद्वान्‌ कालिदासका भी चन्द्रगुप्त द्वितीय और कुमार- 
गुप्त प्रथथका समकालीन होना मानते हैं। इनका निवासस्थान 
मन्दसोरके निकट माना गया है। कहते हैं कि कालिदासने ऋतुसंहार और 
मेघदूत तो चन्द्रगुप्त द्वितीयके समय और शकुन्तछा आदि नाठक 
कुमारगुप्तके समय बनाये थे। नहीं कह सकते, यह कहाँ तक ठीक है। 

वेदेशिक सम्बन्ध । 

इतिहाससे सिद्ध होता है कि गुप्तराजाओंके समय भारतका चीन, 
सीलछोन, आचियापेलेगो, जाबा, परिया, रोम, यूनान, आदि देशोंसे 
धार्मिक और व्यापारिक सम्बन्ध बना हुआ था। 

इन्हींके राज्य-समय जावा आदियें बौद्ध धमेका प्रचार हुआ था । 


है इस समय कुछ भाग नया बढाया गया हो और उन्हें यह वर्तमानरूप आप्त 
हुआ दो । 


ररर 


शुप्त-बंधा | 
सम्पत्ति । 

गुप्त संवत्‌ ८८ (बि० सं० ४६०४-६० स० ४०७ ) का चन्द्र- 
गुप्त द्वितीयंके समयका एक लेखें गढवासे मिला है | उसमें लिखा 
है।-- 

&४ ,..[ पुण्या ] प्यायनार्थ रचि [ त ]... स ] दासत्र सामाण्य 
[न्‍य] ब्राह्म [ ण ]... ...दीनारिंइशामिः १०... ..- ; 

अथीत्‌ घर्माथ एक ब्राह्मणके नित्यके भोजनके लिये १० सुबणे 
मुद्राओंसे । 

इससे विदित होता है कि उस समय एक आदमीके नित्यके भोज- 
नके लिये दस दीनारों ( खुबर्ण मुद्राओं ) का ब्याज पर्यात्त होता था। 

गुप्त संचबत्‌ ९३ (वि० सं० ४७६९-६० स० ४१२ ) के चन्द्र- 
गुप्त द्वितीयके समयके लेखेंमें लिखा है;--- 

“« ,,ददाति पश्चर्विशतश्व दीनारान्‌। तदत्त... .--या दर्घेन मदा- 
राजाधिराजश्रीचन्द्रमुपतस्य देवराज इति प्रियनाम......य तस्य 
सर्वेशुणसंपत्तये यावश्चन्द्रादित्यो तावत्पञ्चभिक्षयों भुंजतां रत्न- 


गृहे च दीपको ज्वऊछतु नाम चापराधों पञ्चै व भिक्षवो भुंजतां रत्न- 
गृहे च दीपक इति... 


अथोत्‌ पॉचबीसौ-सौ-दीनार ( खुबणे मुद्राएँ ) दी जाती हैं । 
उनमेंकी आधी अथीत्‌ ५० दीनायेंसे देवराज उपनामवाले महाराजा- 
घिराजश्री चन्द्रगुत्तके सब गुणोंकी प्रातिके लियि जब तक सूर्य ओर 
चन्द्रमा रहें तब तक ५ मिक्षु भोजन करते रहें और बुद्ध भगवानके 
रत्नगृह ( मन्दिर ) में एक दीवा जले तथा बाकीकी आधी अर्थात्‌ 


( १-३ ) फ्लीटके भ्प्त इन्सक्रिपशन्स, 2० ३७, ३१ । 
श्र 


भारतकें प्राचीन राजवंश--- 


( मेरी ) ५० सुबर्ण मुद्रारओसे भी पाँच मिक्षु भोजन करें और रत्न- 
गृहमें दीपक जले | 

संस्कृत व्याकरणमें “पश्चार्वेशति ” शब्दकों एक वचनान्त माना है 
और इसीके आधार पर डाक्टर फ्लीटने उपर्युक्त लेखके “ददाति प- 
आर्विश्यतसश्वदीनारान” वेकयमे ' पश्चर्विशत ?को अशुद्ध पाठ मानकर 
शुद्ध पाठ  पश्चविशरर्ति ” कर दिया है; जिसका अर्थ केवछ २५ 
दौनार होता है | परन्तु पूर्वोक्त गुत संबत्‌ ८८ के लेखसे स्पष्ट है कि 
एक ब्राह्मणके भोजनार्थ १० दीनारोंके सूदकी आवश्यकता होती थी । 
अतः २५ दीनारोंमें १० भिक्षुओंके भोजनका और दो दीपकोंका 
प्रबन्ध होना बिलकुल असम्भव प्रतीत होता है, क्योंकि करीब ५ 
बर्षमें इतना अन्तर नहीं हो सकता | पण्डित हारे रामचन्द्र दिवेकरने 
पश्च और विंशति इन दोनों शब्दोंकों अछग अछग मानकर इसका अर्थ 
५ पंच बीसी ' किया है। इससे व्याकरणदोष भी नहीं रहता और लेखका 
पाठ भी अश्रान्त सिद्ध हो जाता है। तथा एक पुरुपके भोजनके लिये 
करीब १० मुद्राओंकी संगति भी मिर जाती है। 

उपयुक्त बातको पुष्ठ करनेके लिये हम गुप्तोके समयका एक लेख 
और उद्धृत करते हैं | यह छेखे गुप्त संवत्‌ १३१ ( बि० सं० ५०७ 
+ई० स० ४५० ) का है और सॉँचीसे मिला है | इसमें लिखा है;--- 

“ ,,आयेसंघाय अध्दयनीयी दत्ता दर्नार दादा एपां दीना- 
राणां या वृद्धिरुपजायते तया दिवसे दिवसे खेघमध्य प्रविष्टक- 
भिक्षुरेकः भोजयितव्यः । रत्नगृहेपि दीनारत्यं दत्त [ त ] दीनार- 


(१ ) फझ्लीटके गुप्त इन्सक्रिपशन्स, ए० २६१ । 
रर२४ 


शुत्त-धंदा । 

श्रयस्य बृद्धथा रत्नगृहे सगवषतों बुझुस्य दिवसे दिवसे दीपतअर्य 
प्रज्यालयितव्यं । चतुद्ुद्धासनेपि दक्तदीनार एकः तस्य इृद्धचा 
चअतुदुद्धासने भगवतों बुदस्यथ दिवसे दिखसे दीपः भ्रज्वाछायि- 
तब्यः । प्रवमेषाक्षयर्नावी आचन्द्राकेशिलालेख्या | 

अथीत्‌ मिक्षुओंके संघके लिये अक्षय दान १२ दीनार ( छुवर्ण- 
मुद्राएँ ) दिये । इनके ब्याजसे हमेशा संघमेंके एक मिक्षुको भोजन 
करवाना चाहिये। बुद्धके र्नमृह ( मन्दिर ) के लिये तीन दीनार दिये। 
इनके सूदसे उक्त मन्दिरमें हमेशा तीन दीपक जलाने चाहिये। चार 
बुद्धवाले स्थानमें भी एक दीनार दिया है। इसके ब्याजसे उक्त जगह 
पर नित्य एक दीपक जलाना चाहिये। इस प्रकार यह भ्रक्षयदान, जो 
कि सूर्य और चन्द्रके रहने तक रहेगा, शिलापर लिखना चाहिये | 

यह लेख ऊपर उद्धृत किये पहले लेखसे ४३ वर्ष और दूसरे 
लेखसे ३८ वर्ष बादका है। अतः सम्भव है कि अनेक उल्टठ फेरोके 
कारण; जैसा कि उक्त समयके इनके इतिहाससे विदित होगा, उस 
समय साम्पत्तिक स्थितिमें कुछ परिवर्तन हो गया होगा जिससे एक 
आदमीके भोजनके छिये १० मुद्राकि स्थान पर १२ मुद्राओोंके 
ब्याजकी आवश्यकता होने छगी थी। 

इस तीसरे लेखमें ब्याजके लिये स्पष्टतया “ ढद्धि ? शब्दका प्रयोग 
किया गया है । 

गुप्तोंकी सुवर्ण-मुद्राऑंका तोल करीब जाठ माशेके होता है और 
हम भारतके प्राचीन राजवंशके प्रथमभागमें उपवदातके शक संवत्‌ 
9२ ( वि० सं १७७-ई० स० १२० ) के नासिकसे मिले लेखके 
त्ऊ ) भारतके प्राचीन राजवंश, प्रथमसाग, ७० १०॥ 

( २ ) एपिश्राफिया इण्डिका, जिल्द 4, ए०८२॥ 

२२५ 





१७५ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 
आधार पर लिख चुके हैं कि उस समय चौंदीसे सुबर्णेकी कीमत 
करीब १० गुनी अधिक थी । सम्भव है कि गुप्तोंके समय तक इसमें 
थोड़ीसी घटा बढ़ी हुई हो | अतः: उस समय यदि एक आदमीके 
पास करीब ६८ तोले चौँदी होती थी तो उसे आयुपर्यन्त भोजनकी 
चिन्ता नहीं रहती थी ! 

पण्डित हरि रामचन्द्र दिवेकरने दक्षिणके शातवाहन छोगोंके शि- 
छालेखोंके आधार पर उस समयके ब्याजकी दर ५) से ७॥) रुपये सैकड़े 
तक लिखी है | अत: औसत ६) रुपये मान लिये जाय तो १०० 
तालेके सूदके ६ तोलेके हिसाबसे ६८ तोले चाँदीका एक वषेका 
ब्याज 9 तोले चॉँदीके करीब होगा। इससे प्रकट होता है कि उस 
समय १ तोछा चाँदी ( १ रुपया ) एक आदमीके तीन महीनेके 
भोजनके लिये काफी होती थी। 

अब जरा उस समयके भावकी एक झलक और भी देख छीजिये। 
उपयुक्त गु० सं० १३१ के लेखम भगवान्‌ बुद्धके सामने जलानेके 
लिये प्रत्येक ननन्‍्दीदीपके लिये एक दीनारके दानका उल्लेख है। इसी 
एक दीनारके ब्याजसे यह दीपक जलाया जाता था| अतः यदि एक 
दीपकके लिये रोजाना कमसे कम आधपावके करीब ही तेल समझ 
लिया जाय तो महिनेमें करीब ४ सेर तेलकी आवश्यकता होती 
होगी और साल भरमें करीब सवा मनके | हम पहले लिख चुके हैं कि 
गुप्तोकी १० सुबर्णे मुद्राओंकी एवजमें करीब्र ६८ तोलेके चाँदी आती 
थी। तो एक दीनारके बदले करीब ६३ तोले चाँदी आती होगी और 
१०० तोले चौँदीका ब्याज जब ६ तोछे चाँदी होती थी तब ६३ 
तोलेके वर्ष भरके ब्याजकी करीब साड़े छः आनेभर चाँदी हुईं। अतः 

(१ ) सरस्वती, अक्टबर १९१४, पृ० ७५३७। 

२२६ 





शुत्त-चंद्ा । 
यह स्पष्ट हुआ।कि उस समय [+)॥ का मन सवामन तेल आता होगा। 
परन्तु पाठकोंको इसमें आश्चर्य करनेकी आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 
भारतकी आजसे तीन चार सौ वषेकी भी पुरानी दशाका वर्णन ऐति- 
हासिक पुस्तकोंमें पढ़ा है वे इस बातको अच्छी तरह समझ सकते हैं। 
चीनी यात्री फाहियानके लेखसे मी प्रकट होता है कि चन्द्रयुत्तके समय 
साधारणतया निर्वाहके लिये केवल कोड़ियोंकी ही आवश्यकता होती थी। 
साषा और कलिपि। 
पहला शुद्ध सेस्कृतमें लिखा छेख मथुरासे कनिष्कके २४ वें राज्य- 
वर्ष (ई०स० १०४>वि० सं० २०१ ) का और दूसरा गिरनारका 
रुद्रदामाका (ई० सं० १०२--वि० सं० २०९ का ) मिला है। 
परन्तु वास्तव गुप्तोंके समयमें ही संस्कृतकी उन्नति और प्रचार हुआ 
था। मुप्तोंके लेखों और सिक्‍कोकी लिपि आह्मी है और इसीका परिवर्तित 
रूप ही आजकलकी नागरी छिपि समझी जाती है। अह्लू भी इनमें 
ब्राह्मी लिपिके ही हैं । आज कलके अड्डढोंसे इनमें यह विलक्षणता है 
कि दहाईके लिये दो और सैकड़ेके लिये तीन अज्टडु लिखनेकी आव- 
इयकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार १ से लेकर ९ तक अछग अलग एक 
एक अह्लू नियत है, उसी प्रकार १० से ९० तक और १००-२० ०» 
आदिके लिये भी अछग अछूग एक ही अड्ज नियत है। अतः यदि 
आपको उस समयके अज्लोंमें ११५ लिखना हो तो पहले १०० का 
अक, उसके पीछे १० का अंक और अन्‍न्तमें ५ का अंक लिखना 
होगा । जैसे १००+१०+७५-०११०७५। इन छेखों और सिक्‍कोंको 
पढ़नेंके लिये जुदा प्रृष्ठपर इनके समयके ब्राह्मी अक्षरों और अंकोकी 
वबर्णमाठा दी जाती है। उसमें उस समयके प्रत्येक ब्राह्मी अक्षरके 
सामने प्रचलित नागरी अक्षर भी लिख दिया गया है। 


रर् 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 
सुध्त संबत्‌ । 

मि० विन्सैण्ट स्मिथेका अनुमान है कि यह संवत्‌ चन्द्रगुप्त प्रथमने 
विजयादि द्वारा प्रतिष्ठा प्रात्त कर ढेनेपर चलाया था। परन्तु डाक्टर 
फ्लीटे इसे उक्त राजाके राज्यारोहण समयसे ही प्रारम्भ हुआ मानते हैं । 

बहुधा देखनेमें आता है कि प्रतापी राजा छोग लेखादिकोंमें अपने 
राज्यवर्ष लिखा करते थे, और उनके मरनेपर ये ही संवत्‌ उनके बंश- 
जोंके छेखादिकोंमें भी जारी रहते थे । तथा आगे चलकर ये ही राज- 
वर्ष एक विशेष संवत्‌का रूप धारण कर लेते थे। 

गढवासे एक लेख चन्द्रगुप्त द्वितीयके समयका मिला है। उसमें 
८ श्रीचन्द्रगुप्तराज्यसस्थत्सरे ८८” लिखा है । बिल्सदके एक 
स्तम्भपर कुमारगुप्त प्रथथका एक लेख खुदा है। उस पर भी “ भरी 
कुमारणुप्तस्य अभिवर्धभानविजयराज्यसम्वत्सरे षण्णवते ” लिखा 
है । इनसे सिद्ध होता है कि चन्द्रगुप्त प्रथमने जो ( अपने ) राज्यारो- 
हण दिवससे अपना राज्य-संवत्‌ प्रचलित किया था, वही उसके पुत्र 
पौन्नादिकके लेखोंमें भी प्रचलित रहा और उसीका नाम गुप्तसंवत्‌ 
हुआ। यह सवत्‌ करीब ६०० वर्ष तक चलता रहा और गुप्त राज्यके 
नष्ट हो जानेपर बल्लभी संवतके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

यद्यपि उपयुक्त चन्द्रगुत और कुमारगुप्तके लेखोंमें क्रमशः * श्री 
चन्द्रगुप्तराज्यसंवत्सरे ” और ' कुमारशुप्तस्थ अभिवर्धभानविजय- 
राज्यसंबत्सरे ' ठिखा है, तथापि यही मानना युक्तिसंगत प्रतीत 
होता है कि चन्द्रगुप्त प्रथमने, जो राज्य-संबत्‌ अपने राज्यारोहण दिवससे 


(१ ) भर्ली हिस्द्री ऑफ इण्डिया, ४० २६६ । (६) ढा० छीटका कौर्पस 
इन्सकिपशन इण्डिकेरम्‌ जिल्‍्द ३, ४० ३४८, नोट ५ । 
श्र८ 


शुघ-खंश । 

लिखना प्रारम्भ किया था, वहीं संवत््‌ उक्त दोनों लेखोंमें भी लिखा 
गया है। क्‍यों कि यह तो इतिहाससिद्ध बात है कि न तो चन्द्रयुप् 
द्वितीयने ही ८८ वर्ष और न कुमारगुप्त प्रथमने ही ९६ वर्ष राज्य 
किया था। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि उक्त लेख लिखे जानेके 
समय उपयुक्त घटना ( चन्द्रमुप्त प्रथमके राज्यारोहण ) को क्रमशः 
८८ और ९६ वर्ष व्यतीत हो चुके थे । 

ऊपर लिखी बार्तोपर विचार करनेसे डाक्टर क्लीटका मत ही ठीक 
प्रतीत होता है| क्यों कि यदि इस संवतका प्रारम्भ ( मि० विन्सैण्ट- 
स्मिथके लेखानुसार ) चन्द्रगुप्त प्रथमके राज्यारोहण-दिवससे न मान- 
कर उसके विजय प्रातिके बादसे माना जाय तो इससे उक्त राजाके 
राज्य-बर्षका बोध नहीं हो सकता। क्यों कि बंशपरम्परागत अधिकार 
प्राप्त करने और सेना तैयार करके अड्रोस पड़ोसके राजाओंकों जीत- 
नेमें कुछ वर्षोका अन्तर होना निश्चित ही है। 

राजाओंके अपने राज्यारोहण दिवससे संवत्‌ प्रचलित करनेके और 
भी उदाहरण मिलते हैं। यथा हर्ष-संवत्‌ | यह ( हर्ष ) संवत्‌ वेसवंशी 
राजा हर्षबर्धनने अपने राज्यारोहण-दिवस (६० स० ६०६ ) से 
प्रचलित किया था, न कि विजय-यात्रासे लौटनेके अनन्तर किये गये 
अभिषेकके दिवस (ई० स० ६१२ ) से। 

अलबेरुनीके मतानुसार यह (गुप्त ) संबत्‌ शक संबतसे २४१ 
वर्ष बाद प्रारम्भ हुआ था । डाक्टर क्लीटे इसका और शक संबत्‌का 
अन्तर २४२ वर्ष मानते हैं । उनके मतानुसार गुप्त संवतका प्रथम 
वर्ष ई० स० ३२० की २६ फरवरी ( वि० सं० ३७७ ) से प्रा- 

(१ ) क्लीटका कौर्पस इन्सकरिपशन इण्डिकेरम्‌ू, जिल्द ३, इण्ट्रोडकशन । 

२२९, 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


रम्म होकर ई० स० ३२११ की १३ मार्च (ब्रि० स० ३७८) 
को समाप्त हुआ था। यही चन्द्रगुत्त प्रथमके राज्यारोहणका पहला वर्ष 
माना जाता है। 

श्रीयुत के० बी० पाठक जैन प्रन्थोंके और बुधगुतके लछेखोंके 
आधार पर इसका और श० सं० का अन्तर २४७१ सिद्ध करते हैं । 
उनका कथन है कि एरनके स्तम्भ परसे मिले हुए बुत्रगुप्तके लेखमें जो 
गुप्त संबत्‌ १६७ दिया है, उसको गतत्र्ष समझना चाहिये। क्योंकि 
ऐसा माननेसे एक तो जैनग्रन्थोंमें' अनेक स्थानोंपर दिये हुए सम- 
यसे यह समय बराबर मिल जाता है, दूसरे सारनाथसे मिले हुए इसी 
बुधगुतके गुप्त संवत्‌ १५७ के लेखमें गतवर्ष ही छिखा है, अतः 
उक्त एरनके छेखका भी गतवर्ष होना सम्भव प्रतीत होता है। तीसरे 
ऐसा माननेसे अलबेरुनीका मत भी सिद्ध हो जाता है । 

लेख । 

इन ( गुप्तों) के २७ के करीब लेख मिले हैं। इन लेखों क्री लिपि 

ब्राह्मे और भाषा संस्क्रत है। 
सिक्‍के 

इन राजाओंके सोने, चाँदी, और ताँब्रेके तिक्के मिलते हैं । परन्तु 
अब तक विशेष संख्यामें सोनेके सिक्के ही मिले हैं | इनका सुबर्ण अशुद्ध 

(१ ) इण्डियन ऐण्डिक्वेरी, (१९१७ ) ए० २९२-२९३ । 

(२) इण्डियन ऐण्टिकेरी ( १९१७ ) ५० २८७-२९६, और इण्डियन 
ऐण्टिकेरी ( १९५१८ ), ४० १६-२२ । 

(३ ) यग्रुप्तानां समतिक्रांते सप्तपंचाशदुत्तरे। 

शते समानां प्थिवीं बुधगुप्त प्रशासति ॥ 
--ईण्डियन ऐण्टिकेरी ( १९१७ ), है० २६२ | 
(४ ) अलबेरुनीका भारत ( अरबी ) प्रकरण ४९, पृ० २०५-६ । 


२३० 


शुप्त-चंश । 
होता है | यह अशुद्धता मिन्न भिन्न प्रकारके सिक्कोंमें मिन्न भिन्न प्रमा- 
णमें मिली होती है और इनका तोल भी भिन्न भिन्न ही होता है । 
खुबणेंके सिक्कोका वर्णेन । 

गरुडघ्वजाड्लित --इनमें सीधी तरफ टोपी, कोट और पायजामा 
पहने तथा भूषणोंसे सुसज्जित राजाकी खड़ी मूर्ति बनी होती है।इस 
मूर्तिके बायें हाथमें ध्वजा और दायें हाथमें अग्निकुण्डमें डालनेंके लिये 
आहुति होती रहती है | इसी दायें हाथके नीचे अग्निकुण्ड बना होता है; 
जिसके पौंछे दूसरी ध्वजा होती है | इस ध्वजा पर गरुड़ बैठा होता 
है । उल्टी तरफ वल्लाभूषणोंस सुसज्जित तर्त पर बैठी हुई लक्ष्मीकी 
मूर्ति बनी होती है; जिसके एक हाथमें कमल होता है। इस मूर्तिके 
पैरोंके नीचे भी कमल बना होता है । 

धनुर्धराज्षित---इनमें सीधी तरफ प्रूवोक्त सिक्रेक़ी तरह ही सुस- 
ज्ित राजा खड़ा होता है:। इसके बायें हाथमें धनुष और दायें हाथमें 
तीर होता है| इसके पास गरुड़वाली ध्वजा भी बनी होती है। किसी 
किसी सिक्‍केमें पैरोंके पास रकखे तरकससे ( दायें हाथसे ) तीर 
निकालता हुआ राजा बना होता है और बाकीकी वस्तुएँ सब पूर्वबत्‌ 
ही होती हैं | उल्टी तरफ गरुड्डध्वजाक्लित सिक्‍्केके समान ही लक्ष्मी 
बनी होती है । किसी किसीमें तरूत पर बैठी हुईं लक्ष्मीके बजाय 
कमलासीना लक्ष्मी बनी होती है। 

विवाहबोधक---इनमें सीधी तरफ पूर्ववत्‌ वस्धाभूषणोंसे सज्ित 
राजा ( चन्द्रगुतत प्रथम ) और रानी ( कुमारदेवी ) खड़े होते हैं । 
राजाके बायें हाथमें जवजा होती है; जिस पर अर्ध चन्द्रकी आकृति 
बनी होती है और दायें हाथमें, सामने खड़ी रानीके देनेके लिये 


रहे१्‌ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


विवाह-मुद्रिका होती है। उछटी तरफ सिंह पर बैठी देवीकी मूर्ति 
बनी होती है; जिसके पैरोंके नीचे कमल बना होता है । 

परशुधराक्धित---इनमें सौधी तरफ वल्भाभूषणोंसे भूषित राजाकी 
मूर्ति बनी होती है; जिसकी कमरमें खद्न बँधा होता है। राजाके बायें 
हाथमें परशु रहता है और दायों हाथ जौँघ पर रखा होता है। इसीके 
पास एक बालक खड़ा होता है और उसके पीछे पूर्बबत्‌ चन्द्राद्लित 
ध्वजा बनी होती है। उल्टी तरफ तख्त पर बैठी लक्ष्मी होती है, 
जिसके पैरोंके नीच कमल् होता है। 

काचाह्लित-- इनमें सीधी तरफ राजा खड़ा होता है | इसके बायें 
हाथमें ध्वजा होती है; जिस पर चक्रका चिह्ृ बना होता है और 
दायें हाथमें आह्ृुति होती है। राजाकी बाई भुजाके नीचे “ काच ? 
लिखा रहता है। उल्टी तरफ हाथमें कमल लिये छक्ष्मी खड़ी होती है। 

व्याध्रवधाद्लित---इनमें सीधी तरफ वस्कक्भूषणोंसे भूषित ( घनु- 
घसे ) तीर चलता हुआ राजा बना होता है, जिसके सामने उछलता 
हुआ व्याप्र होता है और ब्याप्र के पीछे चन्द्राक्कित ध्वजा बनी होती है | 
किसी किसी सिक्केम राजाका एक पैर ब्याप्र पर रक्‍्खा हुआ होता 
है। उल्टी तरफ मगर पर खड़ी गज्लाकी मूर्ति बनी होती है। इसके बारयें 
हाथमें कमल होता है और ( खाली ) दायें हाथके पीछे चन्द्राह्लित 
ध्वजा होती है। किसी किसीमें कमल पर खड़ी देवी ( कोमारी ) 
की तसबीर बनी होती है। इसके बायें हाथमें कमल होता है, जो 
पीछेकी तरफ किया हुआ होता है और दायें हाथमें सामने खड़े मोरके 
लिये दाना होता है । 

बीणाह्ित---इनमें सीधी तरफ वल्लाभूषणोंसे सजित और तख्त 

२३२५ 


थे. 


आुप्तो के समय के ब्राहगी:प्रझपेरेीका नकद * 





छक़ २२०० का आारो ८क १ 


रे 
_गुझ्ें बेकमस केश्आाजझञन्जिकझ्षरों का नक्शः ! 








छः 
प्क्वी 
सं 
पड 


हि (6 ६ हक 





शब्छ २२० फेखाणे (३) 


ठ 


गप्तोच्मे समयके अ्राज्मञी शरपसरों कु सकृशए0। 








| 
। 
| 





||, 


त्म) 








कं ह 
है 0 


है“ तनमन ५ 


20 हिटलर 


श्द्ष २२ 








_मर्भोके रूमयके जा अर का नकूशा / 








अभ कफ्रेसममऊे शाह्ी-श्रद्वरें का नकुशा ' 


> 
जर दे । ति। [ल 


" 55 5228 2, 0 मम 20 900 को अलवर 


कल. 

रे करी *र उ< 

5 अर | 5 जे हि चु शो 
हि | पी दि [एप कह 7 कि ऊ ६ 


हि [8 ६ ४७७८७ ८ कि 


अए्सी_प्रश्तर 





(६६०६ ७६ ६ [0 ४ 6 [६ ० ४४ «| 


गे 


न्रेकाज८ड 


डै 
/ 


हि 


झ॒फ्ें के समन जाझती अ्क्षरेंका नकशा ! 


॑ 


श्राक्ी श्रक्षर 


६0. 


आद्ती >्॒रछ्तर 





॥ 





। 
। 





हे 


हा 257०: 


ककन.->व नमक -#क2कभ कक» पक. आए पेय पिया 7 ए-7 7 7+-+ 


(400 80॥ ॥ 83330 


>++-+-+++ +++ “>> “++् ययघयतीे+“+++चल्ल्- न ८-+++7्+४++ “5८ 


|| 
है] भर ४ शक न्नी 


#६% [क [कक 0७6४ | 


्छ 
उफ्े के समय के भाझतीसमक्षरें का नकज्ञा ! 


हन्ता तलन्‍ल्ना 








शक २२५० >आारा ८ #१ 


्ट ु 
उफप्लेंके सुथके आज्ञाश्रिक्षरोंदा नकशा ! 











हि 
| 


3नदययाविषशमाओ+ पर लय कम 3ज+बेलक कक निनवपलकाकमकोज-“ ८० कं. ++०+आकामन-००+३भ5५-ेे ५०अ5-%03>पमाकीन-र (3४ पन कम आसन एमवीय कक दृलमवंन्पक की 


[8 
| के 
९5 


(७० कए ०० 






| 
छत 


त्षे 
2 
*, 
9 


शुप्त-यंश । 

पर बैठा हुआ राजा होता है। इसके हाथमें बीणा होती है। इसका 
दायों पैर पावदान पर रखा हुआ और बायाँ पैर दायें पैर पर छठ- 
कता हुआ होता है। उल्टी तरफ मौंढे पर बैठी हुई लक्ष्मी बनी होती 
है। इसके दायें हाथमें छोटीसी रस्सी और बायें हाथमें गुलदस्ता 
होता है । 

आश्वमेधिक---इनमें सीधी तरफ यूप (यज्ञस्तम्भ) के पास खड़ा 
हुआ घोड़ा होता है और यूप परकी ध्वजा घोड़ेकी पीठ पर उड़ती 
हुईं बनी होती है। उल्टी तरफ रानी खड़ी होती है । इसके दार्ये 
हाथमें (कंघे पर रक्खा हुआ) चैंबर रहता है और बायों हाथ नीचेको 
लटकता हुआ होता है। दायीं तरफ सामने ध्वजायुक्त बल्लम ( भाला ) 
गड़ा रहता है । 

सिंहासनस्थ ह॒पाक्लित--इनमें सीधी तरफ सुसज्जित राजा तख्त 
पर बैठा हुआ होता है। इसका दायों हाथ ऊपर उठा हुआ होता है, 
जिसमें पुष्प रहता है और बायाँ हाथ तख्तके किनारे पर रक्‍्खा हुआ 
होता है। उल्टी तरफ तख्त पर बैठी हुई लक्ष्मी बनी होती ह। इसके 
बायें हाथमें और पैरोंके नीचे कमल होते हैं । 

छत्नपराक्षित---इनमें सीधी तरफ खड़ी राजाकी आकृति बनी होती 
है। इसका बायाँ हाथ कमरसे बँधी हुईं तल्बारके कब्जेपर रक्‍्खा 
होता है और दायें हाथमें नीचे बने अभ्निकुण्डके लिये आहति होती 
है । राजाके पीछे एक नौकर बना होता है, जिसके हाथमें छत्र होता 
है । उल्टी तरफ कमछ पर खड़ी छक्ष्मी बनी होती है। इसके एक 
हाथमें रस्सी और दूसरेमें कम्तलपुष्प होता है । 

सिंहबधाह्लित---इनमें सीधी तरफ धनुष तानकर तीर चलाते हुए 

श्श्२ 


भारतके प्राचीन राजवं श-- 


राजाकी तसबीर बनी होती है, जिसके सामने उछलता हुआ सिंह बना 
होता है। किसी किसीमें तीर सिंहक्े पेटमें घुसा हुआ दिखता है, 
किसी किसीमें राजाका एक पैर सामनेके उछछते हुए सिंहपर 
रक्‍्खा हुआ होता है और किसी किसीमें राजाकें दायें हाथमें धनुष 
और बारयें हाथमें तीर बना होता है, तथा सामने उछछता हुआ सिंह 
होता है । उल्टी तरफ सिंहपर बैठी हुई अम्बिका देवीकी तसवीर बनी 
होती है। किसी किसीमें देवीके नीचें चलता हुआ सिंह बना होता है।' 
इसी प्रकारके सिक्कोंमें ऐसा भी सिक्का मिला है, जिस पर सीधी तरफ 
राज़ाके ऊपर उठे हुए हाथमें धनुषके बदके खड़ होता है और सामने 
पूर्वोक्त सिकेकी तरह उछहूता हुआ सिंह बना होता है। उल्टी 
तरफ पूर्वत्रत्‌ सिंहपर बैठी अम्बिकाकी आकृति बनी होती है। 

अश्वारोद्यक्कित---इनमें सीधी तरफ कसे कसाये घोड़े पर बैठी 
राजाकी प्रतिमा बनी होती है। राजाके हाथमें बलम, तलवार या 
धनुष होता है। किसी किसी सिक्केमें उक्त शज्नोमेंसे दो शत््र भी 
होते हैं। उछटी तरफ मौंढेपर बैठी हुई देवीकी आकृति बनी होती है । 
इसके एक हाथमें रस्सी और दूसरेमें नाठसहित कमलका पुष्प होता है। 

किसी किसीमें सामने खड़े मोरको फलादिक खिलाती हुई देवी 
( कौमारी ) की तसवीर बनी होती है; जिसका एक हाथ कमरपर 
रक्‍्खा हुआ होता है । | 

खब्डधराश्टित---इनमें सीधी तरफ सुसजित राजा खड़ा होता है।' 
- इसका बाय हाथ कमरसे बँधी तलबारकी मूठपर होता है और दार्यें 
हाथमें आहुति होती है | इसी हाथके पीछे गरुड्ध्बज भी बना होता है |. 
उल्टी तरफ कमलछासीना लक्ष्मी बनी होती है । 

३७ 


शुप्त-बंध । 

मयूराक्षित---इनमें दायें हाथमें फर्लोकी टहनी लिये और बारें 
हाथको पीछेकी तरफ किये हुए राजाकी मूर्ति बनी होती है। राजाके 
सामने एक मोर बना होता है, जो उक्त दायें हाथकी टहनीके फल 
खाता हुआ होता है। किसी किसीमें राजा थोड़ासता आगेकी तरफ 
झुका हुआ होता है और उसका दायेँ हाथ खाली होता है। उल्टी 
तरफ मोरपर बैठे कार्तिकेय ( कुमार ) की मूर्ति होती है। इसके दायें 
हाथमें आहुति और बायेंमें बल्लम होता है | 

प्रतापाद्कित--इनमें सीधी तरफ दो ( खड़ी हुई ) ल्लियोंके ब्रीच 
एक पुरुष खड़ा होता है । इसके पीछे गरुड़ध्बज रहता है । तथा 
उक्त दोनों छ्लियाँ अपने हाथ उठाकर बीचवाले पुरुपसे कुछ कहती 
हुई प्रतीत होती हैं । उल्टी तरफ़ कमलपर बैठी लक्ष्मी बनी होती 
है। इसका बायाँ हाथ कमर पर रक्‍्खा हुआ होता है और दायौं हाथ 
ऊपरको उठा हुआ होता है, जिसमें कमल होता है । 

गजारोह्मद्लित---इनमें सीधी तरफ चलते हुए हाथी पर, दायें 
हाथमें अंकुश लिये राजा बैठा होता है और राजाके पीछे छत्र लिये 
एक आदमी भी होता है। उछटी तरफ कमर पर छक्ष्मी बनी होती 
है । इसके दोनों हाथोंमें कमल होते हैं ! 

लक्ष्म्यड्डित---इनमें सीधी तरफ बीचमें गरुडध्वज बना होता 
है। इसके दायें बायें क्रमशः राजा ( स्कन्दगुत ) और लक्ष्मी खड़े 
होते हैं । राजाके एक हाथमें धनुष होता हैं और दूसरा हाथ कमर पर 
रक्‍्खा रहता है | इसी हाथमें तीर भी होता है | लक्ष्मीका दायों हाथ 
ऊपरको उठा हुआ और बायाँ हाथ नीचेको छटकता हुआ होता है | 
उल्टी तरफ कमलछासीना लक्ष्मी बनी होती है। 

र्३५ 





आरतके भाचीन राजवंश--- 

सिंह ब्वारोक्मक्वित---इनमें सीधी तरफ घोड़े पर चढ़े हुए राजाको 
मूर्ति बनी होती है। राजाके दार्ये हाथका खड़ सामनेके उछलते हुए 
सिंहके मुखभें घुसा हुआ होता है। तथा राजाके कन्घे पर छठकता 
हुआ धनुष होता है और घोड़ेके मस्तकके पीछे गरुड़ध्वज होता है। 
उल्टी तरफ कमल पर बैठी हुईं लक्ष्मी बनी होती है। 

परिचारिकादयाह्लित अथवा राजलीलाह्ित----इनमें सीधी तरफ 
तख्त पर बैठा हुआ राजा बना होता है और तख्तके दोनों तरफ दो 
ल्लियाँ खड़ी होती हैं । उलछटी तरफ कम पर बेठी लक्ष्मी बनी 
'होती है । 

वृषभाक्लित---इनमें सीधी तरफ बैल होता है। उछटी तरफ कमल 
पर बैठी लक्ष्मी बनी होती है । 

गुप्तमुद्रानुकारी वज्भदेशीयमुद्रा--इनमें सीधी तरफ राजा खड़ा 
होता है। इसके बायें हाथमें घनुष और दायें हाथमें तीर होता है | 
इस ( राजा ) की बाई तरफ छोटासा घोड़ा और दाई तरफ ध्लजा 
बनी होती है। किसी किसी सिक्के पर घोड़ा नहीं होता। उल्टी तरफ 
लक्ष्मी खड़ी होती है। तथा दोनों तरफकी उक्त आक्ृतियाँ बिन्दुओंके 
'कृत्तके बीचमें होती हैं । 

चॉँदीके सिक्‍कोका वर्णन । 

क्षत्रपानुकारी गरुडाह्लित---श्नमें सौधी तरफ क्षत्रपोंके सिक्‍कोंकी 
तरह राजाका मस्तक बना होता है और कहीं कहीं ग्रीक अक्षरोंक 
चिह् पाये जाते हैं | उल्टी तरफ बीचमें ( चैत्यकी जगह ) पर फैछाये 
हुए गरुड़ बना होता है; जिसके चारों तरफ लेख लिखा रहता है । 
किसी किसी सिक्‍केमें गरुड़के पास ही सात बिन्दुओंका तारा- 

२३६ 


श॒प्त-चंश। 
मण्डल और ०० सूर्य तथा चन्द्रके चिह्द बने होते हैं | किसी किसीमें 
गरुड़के दोनों बाज्ञुओंके नीचे मनुष्यके हाथोंके चिह्न भी होते हैं । 


बृषभाड्ित---इनमें सीधी तरफ राजाका मस्तक बना होता है। 
उलटी तरफ बैलकी आकृति बनी होती है । 

अम्निकुण्डाड्लित---इनमें सीधी तरफ राजाका मस्तक होता है । 
उल्टी तरफ अभ्निकुण्डकी आकृति बनी होती है । 

मयूराक्धित---इनमें सीधी तरफ राजाका मस्तक होता है और उछटी 
तरफ नाचते हुए मोरकी आकृति बनी होती है। 

ये सब चाँदीके सिक्के आकार प्रकारमें क्षत्रपोंके सिक्कोसे मिलते 
हुए होते हैं । 

चंदीके मुरूस्मेवाले सिकोका वर्णन । 

गरुडाक्लित---इन पर भी सीधी तरफ राजाका मस्तक और प्रीक. 

अक्षरोंके चिह्न होते हैं | उछटी तरफ गरुड़ बना रहता है। 
तॉबेके सिक्‍कोका वर्णन । 

गरुडाज्लित ( चंद्रगुप्त द्वितीय )---इनमें सीधी तरफ किसमें छाती 
तककी, किसीमें कमर तककी और किसौमें गुठनों तककी राजाकी 
मूर्ति बनी होती है | कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिनमें राजाके पीछे 
छत्र लिये एक नौकर भी खड़ा होता है। किसी किसी सिक्केमें राजाके 
हाथमें आहुति और किसी किसौमें पुष्प भी होता है । उल्टी तरफ 
पर फैलाये गरुड़ पक्षी बना होता है। ये सिक्के छोटे बड़े कई 
प्रकारके मिलते हैं | 

गरुडाक्लित ( कुमारमुप्त प्रथम )--इनमें सौवी तरफ वल्षाभूषणोंसे 
भूषित राजा खड़ा होता है । इसका बायोँ हाथ कमर पर होता है 

२३७ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


और दायें हाथमें आहुति होती है। उछटी तरफ पर फैलाये गढुड़ बना 
होता है| ये सिक्के दिखनेमें भद्दे प्रतीत होते हैं । 

अग्निकुण्डाड्लित (कुमारगुप्त प्रथम )--इनमें सीधी तरफ अप्निकुण्ड 
होता है | उछ्टी तरफ सिंहपर बैठी देवी बनी होती है । 

कल्शाक्लित ( चन्द्रगुत द्वितीय और हरियुप्त )---इनमें सीधी तरफ 
पुष्पयुक्त कलश बना होता है। उल्टी तरफ राजाका नाम लिखा रहता है। 

इस प्रकारके चन्द्रगुप्त द्वितीयके सिक्कोमें यह विशेषता है कि उनमें 
नामके ऊपर अर्धचन्द्र बना होता है। 

सिफकोंकी विशेष बातें । 

गुप्त राजाओंके सोने चौँदी और तंबेके सिक्कोका साँचा तो 
बड़ा होता था, परन्तु सिक्का छोटा ही रक्खा जाता था। यही 
रीति मुसलमान बादशाहों और बहुतसे देशी राज्योंके सिक्कोमें 
'मिल्ती है । साँचेसे सिक्रेके छोटे होनेके कारण उस पर पूरा लेख 
नहीं छप सकता | किसी सिक्केमें लेखका कोई भाग छपता है और 
किसीमें कोई | इसी प्रकार किसी सिक्केमें दोनों तरफके किनारेका 
बिन्दुओंका दत्त छप जाता है और किसी पर नहीं छपता । लोगोंका 
खयाल है कि उपर्युक्त कारणोंसे नकछी सिक्के नहीं बन सकते | क्योंकि 
सिक्कोमें साँचेके प्रत्येक अक्षरों व चिहोंके न छपे होनेके कारण नकल 
करनेमें अवश्य ही कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है, जिससे नकछी 
सिक्का पहचाना जा सकता है। 

इन ( गुप्त ) राजाओंके सिककोंके साँचोंमें भी दोनों ( सीधी और 
उल्टी ) तरफ किनारोंपर बिन्दुओंके इत ., रहते हैं और इन्हींके 
मध्य लेख और आऊक्ातियाँ बनी होती हैं। परन्तु सिक्‍कोंके सँचेसे छोटे 
रहनेके कारण किसी पर तो ये इत्त छपे मिलते हैं और किसीपर नहीं। 


३८ 


शु्त-यंदा । 
इतिहास । 
१ गुप्त । 
[ई० स० २७५-३०० (वि० सं० ३३२-३५७ ) ] 
इस वंशके राजाओंके लेखोंमे सबसे पहला नाम महाराज गुप्तका ही 
मिलता है | इसके नामके साथ केवल महाराजकी उपाधि ही छगी 
होनेसे अनुमान होता है कि यह साधारण राजा थाँ। इसकी राजधानी 
पाठलिपुत्र थी और इसीके आसपासके प्रदेश पर इसका अधिकार था । 
विन्सैण्ठ स्मिथका अनुमान है कि इस राजाका नाम  श्रीगुप्त” 
था। क्योंकि ' गुप्त ? का अर्थ रक्षा किया हुआ है। इस लिये केबल 
'गुप्तः शब्दसे पूरा अर्थ नहीं निकछता। परन्तु यदि इसको “ श्रीगुप्त” 
मान छें तो इसका अथें ( श्रिया गुप्त:--श्रीगुप्तः ) लक्ष्मीसे रक्षा किया 
हुआ होगा और फिर इसमें किसी शब्दकी अपेक्षा नहीं रहेगी | 
चीनी यात्री इत्सिंगने जो कि ई० स० ६७१-६९५०७ (वि० सं० 
७२८-७५२ ) तक भारतमें था, अपनी पुस्तकमें महाराज श्रीगुप्तका 
वर्णन किया है | उसने लिखा है कि उक्त राजाने चीनी यात्रियोंके 
लिये मृगशिखावनके पास एक मन्दिर बनवाया था और उसके ख- 
चैके लिये २४ गॉब दिये थे | उस मम्दिरका निर्माण इत्सिगके भार- 
तमें आनेसे करीब ७५०० वर्ष पूर्व हुआ था और इत्सिंगके समय वह 
भम्नावस्थामें था । 
परन्तु क्वीटके मतानुसार इस राजाका नाभ सुप्त ही था । उनका 
कथन है कि “श्री? शब्द केबछ इज्जतके लिये ही छगाया जाता 
था। हमारी समझमें भी यही मत ठीक प्रतीत होता है । क्यों कि 
(१ ) फ़्लीटका कोर्पश्न इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, ४० १५, नोट ४ । 
२३५ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


इस प्रकारके और भी बहुतसे उदाहरण मिलते हैं। प्रसिद्ध मिक्षु 
उपगुप्तके पिताका नाम भी गुप्त थाँ। रापसन साहबकों एक मुहर 
मिली थी । उस पर “गुत्तस्य ” लिखा हुआ है जो “ गुप्तस्य ” श- 
ब्दका प्राकृत मिश्रित संस्कृत रूप है । डाक्टर हो्नले साहबके पास 
भी एक मिद्टीकी मुहर है उस पर भी “ श्रीर्गुतस्य ” लिखा हुआ है। 
फ्रीट साहब इत्सिंगके बरणन किये हुए श्रीमुतको और इस गुप्तको 
एक नहीं मानते | उनका कहना है कि, इत्सिंगके छेखानुसार उसके 
बणित " श्रीगुप्त” का समय ई० स० १७५ (बि० सं० २३२ ) 
के निकट आता है। परन्तु उपर्युक्त गुतका समय ई० स० ३१९- 
२० (वि० सं० ३७६-७७ ) के निकट होना चाहिये | अतः इन 
दोनों राजाओंके बीच १४५ वर्षका अन्तर आनेसे ये दोनों भिन्न भिन्न 
राजा होंगे। परन्तु बहुतसे बिद्वान्‌ क्ीटके उक्त मतसे सहमत नहीं हैं । 
उनका कथन है कि उक्त चीनी यात्रीने जो कुछ भी पहलेका दृतान्त 
लिखा है वह सब दन्तकथाओंके आधारपर लिखा है | अतः सम्भव है 
कि दन्‍्तकथाओंके कारण ही उसके समय लिखनेमें गछती हुई हो । 
दूसरी बात वे यह भी कहते हैं कि जब इत्सिगर्वाणत श्रीगुप्तके 
राज्यका भी पाठलिपुत्रके निकट होना ही पाया जाता है, तब इतने 
थोड़े समयमें एक ही राज्यपर एक ही नामके दो भिन्न बंशी राजा- 


(१ ) दिव्यावदान ( कॉवेल और नील द्वारा संपादित ), पु० ३४८ । 
( २-३) जन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (१९०५ ) ए० ८१४, डेट 
६, २३ और (१९०१) ४० ९९ । (४) फ्लीटका कोर्पस इन्सक्रिपशर्न इण्डि- 
केरम, जिल्द ३, प० ८-९, नोट ३। (५) कैटलॉंग ऑफ दि कौइन्स 
ऑफ गुप्तडाइनैस्टी, ( इण्ट्रोडडशन ) ए० १५। 
बर्छ्० 


सुप्त-यंदा । 
'आको होना माननेमें नहीं आता और यदि आप इत्सिगके श्रीगुप्तको 
इस गुप्तका पूतवेज माननेका विचार करें तो भी प्रमाणाभावसे सफल 
मनोरथ नहीं हो सकते | क्‍यों कि यदि ऐसा होता तो इनकी किसी 
न किसी बंशावलीमें तो उसका नाम अवश्य लिखा मिलता। अतः ये 
दोनों मिन्न मित्न न होकर एक ही प्रतीत होते हैं । ः 
विन्सैण्ट स्मिथने इसका समय ई० स० २७० से ३०० (बि० 
सं० ३३२ से ३५७ ) निश्चित किया है'। यह करीब करीब ठीक 
ही माछ्म होता है। इसके पुत्रका नाम घटोत्कच था । 
२ घटोत्कच । 
[ई० स० ३००-३२० (वि० सं० ३५७-३७७ ) |] 
यह महाराज गुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी था । वैशार्लसे एक 
मुहर मिली है। उस पर ' श्रीघटोत्कचगुप्तस्य ” लिखा है। डाक्टर 
ब्लोचे और बिन्सैण्ट स्मिथ इसे उक्त राजाकी ही खयाल करते हैं | 
परन्तु गुप्तोोके किसी भी छेखमें इस राजा ( घटोत्कच ) का नाम 
“बढोत्कच गुप्तः न लिखा मिलनेसे और मुहरमें नामके आगे केवल “श्री! 
ही छगा होनेसे इसे महाराज घटोत्कचकी मुहर समझना अनुचित 
माछूम होता है। सम्भवतः यह घटोत्कच गुप्त इसी वंशका और कुमा- 
रगुप्त प्रथमका पुत्र या छोटा भाई होगा। क्योंकि इस मुहरके साथ ही 
बहुत सी अन्य मुहरें भी मिली हैं। उनमें एक मुहर ध्ुवदेवीकी भी 
है। यह ध्रुंवदेवी चन्द्रगुप्त द्वितीयकी रानी थी। इससे अनुमान होता 


(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्रेरी (१९०२ ) ए० २५८ । (२) रिपोर्ट आफ दि 
आर्कियो लॉजिकल सर्वे ऑफ्‌ इण्डिया (१९०३-४) ४० १०२। (३०) 
ज्नल रॉयल एक्षियाटिक सोसाइटी ( १९०५) 2० १५३ । 

२७१ 
१६ 


आरतके प्राचीन राजबंश-” 
है कि ये सब मुहरें उसी समयके आसपासकी हैं। इसका विशद 
विवरण कुमारगुप्तके इतिहासमें मिलेगा । 

घटोत्कचका समय ई० स० ३००-३२० (वि० सं० ३५७७-- 
३७७ ) के बीच होना चाहिये । इसके पुत्रका नाम चन्द्रगुप्त था। 

३ चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) । 
ई० स० ३२०-३३७ (वि० सं० ३७७-३९२ )। 

यह घटोत्कचका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसके वंशजोंके 
छेखोंमें इसकी उपाधि “ महाराजाविराज ! लिखी है । इसका विवाह 
लिच्छवि वंशकी कुमारदेवीसे हुआ था । विन्सैण्ट स्मिथंके मतानुसार 
इस ( विवाह ) का समय ई० स० ३०८ (वि० सं० ३६५ ) के 
निकट होना चाहिये । 

लेखोेंमे कुमारदेवीके नामके आगे ' महांदेवी ” की उपाधि लगी 
है। इस ( कुमारदेवी ) के पुत्र समुद्रगुप्तके छेखोंमें और उसके 
उत्तराधिकारियोंके लेखोंमें भी समुद्रगुतकों ' छिच्छविदौहितरः” ( छि- 
च्छवियोंकी कन्याका पुत्र ) लिखा है। 

इस ( चन्द्रगुप्त प्रथम ) के समयके एक प्रकारके ( विवाहबो- 
धक ) सिक्के मिलते हैं | इन पर एक तरफ राजा चन्द्रगुप्त प्रथभ और 
उसकी रानी कुमारंदेबी खड़ी होती है। इनके निकट ही इनके नाम भी 
लिखे होते हैं । दूसरी तरफ सिंह पर बैठी हुई अम्बिकादेवीकी तस- 
बीर बनी होती है और एक तरफ ' छिच्छवियः ? लिखा रहता है। 

इन बातों पर विचार करनेसे अनुमान होता है कि लिच्छबि- 
वंशके साथके सम्बन्धको गुप्तवंशी राजा बड़े सौभाग्यकी बात समझते 
. (१) इण्डियन ऐण्डिकेरी (१९०३ ) ए० ३५८।........... 

(३ ) अली हिस्द्ी ऑफ इण्डिया, छु० २७९ । 

२४२ 


मुप्त-बंधा । 

थे | इसी कारण समुद्रगुप्त और उसके वंशरजोने चन्द्रगुप्तके इस सम्ब- 
न्धको बड़े गर्वके साथ प्रकट किया है । 

मि० एलन इन सिक्कोंकों समुद्रगुप्तके समयके अनुमान करते हैं। 

विन्सैण्ट स्मिथका अनुमान है कि चन्द्रगुप्त प्रथमके समय पाठ- 
लिपुत्र पर शायद लिच्छविबंशका अधिकार होगा और उन्होंने (लिच्छ- 
वियोंने) ही अपनी कन्याके विवाहोपलक्ष्यमें इस नगरको चद्र॒गुप्तको दे 
दिया होगा । परन्तु स्मिथ साहबका यह अनुमान समझमें नहीं आता। 
क्योंकि एक तो चीनी यात्री इत्सिंगके लेखसे विदित होता है कि महाराज 
गुप्तके समयसे ही पाठलिपुत्न गुप्तोंके अधिकारमें था, और दूसरे चन्द्र- 
गुप्त प्रथमके “ महाराजाधिराज ? की उपाधि ग्रहण करनेसे सिद्ध होता 
है कि यह ( चन्द्रगुप्त प्रथम ) स्त्रय॑ प्रतापशाली राजा था। इसने 
पड़ोसके राज्योंको जीत कर अपने राज्यकी दृद्धि की थी। सम्भव है 
पहले पहल इसने अपने पड़ोसके वैशाली राज्य पर ही हमछा किया हो 
और उस समय इसके साथ मेल करनेके लिये ही लिच्छवियोंने अपनी 
कन्या कुमारदेवीसे इसका विवाह कर दिया हो | अतः हमारी समझमें 
समुद्रगृप्त आदिका लिच्छविवशियोंके साथके अपने सम्बन्धको बार बार 
प्रकट करना केवल उस वंशके प्राचीन गौरबके कारण ही माद्धम होता है। 

लिच्छविवंशका वर्णन पुराणोंमें नहीं मिछ्ता। इसका कारण शायद 
यह होगा कि उस समय ब्राह्मण छोग मगध और नेपालके क्षत्रियोंको 
पतित समझते थे | क्‍यों कि ये क्षत्रिय बौद्ध और जन धर्मोके अनु- 
यायी थे। इन नेपालबाछोने ईं० स० १११ ( बि० सं० १६८ ) 
से अपना संबत्‌ भी चछाया था। 

(१) अली  हिस्टी ऑफ इण्डिया ! प्‌ृ० २६५-२६६ । 

(२ ) लेवी, ली नेपाल, जिल्द्‌ १, ए० १४, और जिल्द २, ५० १५३ 

रछ३ 





भारतके प्राचीन राजवंश--- 


यद्यापि लेखादिकोंते चन्द्रगुप्तके राज्यवित्तारका कुछ भी पता 
नहीं चछता | तथापि अनुमानसे ज्ञात होता है कि उस समय इसका 
राज्य प्रयागसे पाठलिपुत्र तक था। वायुपुराणमें एक स्थान पर गुप्तोंके 
राज्यका विस्तार इस प्रकार लिखा है :--- 

अज्ञुगड्भप्रयाग थे साकेतं मगधान्स्तथा। 
एताअनपदान्सचोन भोक्ष्यन्ते शुप्तवेशजाः ॥ 

अर्थात्‌ गन्नके आसपासके देशोंको, प्रयागको, साकेतको और 
मगध देशको गुप्तवंशी राजा भोग करेंगे। 

सम्मवतः यह इसी ( चन्द्रगुप्त प्रथम ) के राज्यका वर्णन हो तो 
आश्चर्य नहीं | इसीने अपने राज्यारोहण दिवससे गुप्त-संवरत्‌ प्रचलित 
किया था और इसके करीब १५७ वर्ष बाद इसकी मृत्यु हुई थी । 

जोहन एलन साहबने इसका २०७ वर्ष राज्य करना लिखा है । 
परन्तु स्वय॑ उन्हींके लेखके पूर्वापर सम्बन्धकों देखनेसे इसमें १० वर्ष 
की गलती माद्धम होती है । 

मि० स्मिथने इसका राज्यकाल ईं० स० ३२० से ३३० (बि ०सं० 
३७७ से ३८७) तक माना है। उन्होंने लिखा है कि यह राजा सांख्य- 
मतका अनुयायी था। परन्तु अपने अन्तिम समयमें बौद्ध मिक्षु वसुबन्धुकी 
उक्तियोंकी भी बड़े प्रेमसे सुना करता था। इसने अपने पुत्र समुद्रगु- 
प्तको भी वसुबन्धुसे शिक्षा दिखवाई थी। परन्तु हमारे मतसे बसु- 
बन्घुका विक्रमादित्य ( पुरगुप्त ) और उसके पुत्र बालादित्य ( नरसिंह 
गुप्त ) के समय होना ही ठीक प्रतीत होता हे। क्यों कि इन्हींके 


(१ ) इण्डियन एण्टिकेरी ( १९०२ ), ए० २५०, नोट ७। 
(३ ) कैटलॉग आफ गुप्त डाइनैस्टी ( इण्ट्रोडडशन ) ४० २० और ३२ + 
२७४७ 





श॒त्त-चंदा । 
समयके निकट ई० सं० ५४६ और ५६५ के बीच परमार्थने वसुबन्घुका 
जीवनचरित लिखा था। इसमें इसको उक्त राजाओंका समकालीन 
ही लिखा है | मि० विन्सैण्ट स्मिथने पेरी आदि बिद्वानोंके अनुमानके 
जाधार पर इनका चन्द्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्तके समय होना लिख 
दिया है। उक्त विद्वानोंको अनुमान है कि वसुबन्धुके बनाये हुए 
ग्रन्थोंका अनुवाद ईं० स० ४०४ के करांब चीनी भाषामें किया गया 
था | अतः यह ई० स० २८० से ३६० के मध्य चन्द्रगुप्त प्रथम 
और समुद्रगुप्तका समकालीन था | परन्तु यह अनुमान ही है। अब 
तक इसका कोई प्रूरा प्रमाण नहीं मिला है । दूसरा उक्त बसुबन्धुके 
समकालीन परमार्थके छेखसे इस बातका खण्डन हो जाता है | 
परमार्थने उसे विक्रमादित्य और बालादित्यका समकालीन लिखा है। 
ये उपाधियाँ चन्द्रगुत्त और समुद्रगुप्के नामके साथ कहीं भी नहीं मिली 
हैं | वास्तवमें ये उपाधियाँ पुरगुत और नरसिंहगुप्तकी ही थीं | 
मेहरौली ( देहछीसे नौ मील दक्षिण ) से एक लेख मिला है। यह 
कुतुबमीनारके पासके रायपिथोराके पुराने किलेमेंके लोहस्तम्भ पर ख़ुदा 
है। इसमें राजा चन्द्रका बच्न देशमें एकत्रित हुए शत्रुओंकों जीतना, 
सिन्धु नदीको पारकर बाल्हीकोंको हराना और विष्णुपद पहाड़ी पर 
विष्णुध्वज ( इस स्तम्भ ) का स्थापन करना लिखा है। 
मि० विन्सैण्ट स्मिथके मतानुसार यह लेख चन्द्रगुप्त द्वितीयका ही 
है। यदि यह अनुमान ठीक हो तो इस राजाकी विजय-यात्राका पश्चि- 
ममें सिन्धुके उस पार तक होना सिद्ध होता है और बद्ब देशके 
राजाओंसे इसके पिता द्वारा जीते गये राजाओंका तात्पय॑ निकलता 
. (३) कीर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम, जिल्द ३, ४० १३९। 
२७५ 


मसारतके प्रा्यीन राजवंश-- 
है। क्योंकि चन्द्रगुतको दूसरी तरफकी युद्धयात्रामें लगा हुआ देखकर 
शायद उन छोगोंने उस समयको इसकी अधीनतासे निकल जानेका 
मोका समझा होगा। उक्त लेखके बाल्हीक शब्दका अर्थ बल्ख द्ोता 
है, किन्तु यहॉपर इस शब्दसे शायद किसी बैदिशक शाक्तिका तात्पर्य 
हो; क्‍योंकि मि० जोहन एडनके मतानुसार चन्द्रगुतका वहाँ ( बलख ) 
तक जाना सिद्ध नहीं होता और न बलूखका रास्ता ही उधरसे था + 

बहुतसे विद्वान्‌ उक्त लोहस्तम्भके लेखकों पीछेका खुदा हुआ 
मानते हैं। उनका कहना है कि न तो इसमें अन्य मुप्त छेखोंकी तरह 
बंशावली ही दी है और न इसकी लेखशैली ही उनसे मिलती है। 

होनले ( ह्न०८-शा० ) और विन्सैण्ट स्मिथ इस लेखके अक्षरोंको 
पाँचवीं शताब्दौके प्रारम्भकालका मानते हैं और इस समयके किसी 
दूसरे चन्द्रनामक राजाका पता न मिलनेसे इसको चन्द्रगुप्त द्वितीयका 
ही समझते हैं | प्रिंसप साहब इस लेखकों तीसरी या चौथी शताब्दका 
समझते हैं । परन्तु डाक्टर भाऊदाजी इसको गुप्तोंके पीछेका समझते 
हैं । क्वीट साहबने इस लेखको चन्द्रगुप्त प्रथमके समयका अनुमान 
किया था। परन्तु इसमें उक्त राजाकी, उन भारतीय सीधियनों ( [700- 
5८५४॥॥७॥5 ) पर प्राप्त की हुई विजयका ( जिससे गुप्तबंशका राज्य 
स्थापित हुआ था ) वर्णन न होनेसे उनका सन्देह पूरी तौरसे न मिठा। 

छक्लरीट साहबका यह भी अनुमान है कि शायद यह छेख मिहिर- 

( १ ) कैटछोंग ऑफ दि कौइन्स ऑफ ग्रुप्त डाइनैश्टी, ( इण्दोडकशन » 
9० ३६ । ( २ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द २१, छू० ४३-४४ | 

( ३ ) अर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, छए० २७५ | 

( ४ ) कौपस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरमू, जिल्द ३, ए० १४०, नोट १ । 

२७६ 


शुप्त-बेद , 
कुलके छोटे भाईका हो ; क्योंकि यह लेख मेहरौली गॉँवसे मिला है। 
मि० जोहन एकन भी इस विषयमें डाक्टर फ्रीटसे सहमते हैं। 

हरप्रसादशास्री इस छेखको चन्द्रवर्माका मानते हैं | इसका उल्लेख 
अशोकके इलाहाबादवाले स्तम्ममें किया गया है। यह समुद्रगुप्तके 
जीते हुए आयोवर्तके नो राजाअेमिंसे था। छुछुनिया पहाडीके छेखमें 
लिखा है :--- 

“बुष्करणाधिपतेमेहाराजसिहवस्मेणः पुत्ररुय महाराज श्रीचन्द्र- 
वम्मेणः कृति: ।!” 

इससे प्रकट होता है कि यह चंन्द्रवर्मा पौकरण ( मारबाड-राज- 
पूतानामें ) के राजासिंहवर्माका पुत्र था और इसने वहाँपर चक्रर्वा- 
मीके मन्दिरमें चक्र अर्पण किया था। इसीके आघारपर उक्त शात्वी- 
जीने चन्द्रबर्मोको बंगालका विजेता अनुमानकर मिहरौलीके स्तम्मपरके 
चन्द्रसे मिलाया है। परन्तु श्रीयुत राधागोविन्द बासकने उपर्युक्त 
मरतोका खण्डन करके उक्त लेखकों चन्द्रगुप्त प्रथमका सिद्ध किया 
है' | उनका कथन है कि मन्दसोरसे मिले हुए नरबर्माके लेखसे" विदित 
होता है कि मालव संबत्‌ ४६१ (६० स० ४०४ ) में लिंहवर्माका 
पुत्र नरमी मालवेका शासक था। इस कथनसे प्रकट होता है कि 
चन्द्रवर्मी नरवर्माका बड़ा भाई होगा; क्योंकि चन्द्रवर्माका उल्लेख समुद्र- 


(१ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌, जिए्द ३, ए० १४०, नोट १ । 
(९ ) कैटलॉग ऑफ दि कौइन्स ऑफ गुप्त डाइनैस्टी (इण्टोडकशन) ० ३८॥ 
( ३ ) ऐपिग्राफिया इण्डिका, जिहद १३, 9० १३३। 

( ४ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द ४८, एछ० ९८-१०१। 

(५ ) ऐपिआफिया इण्डिका, जिल्द १२, ४० ३१५ | 

कः 4.५ 


भारतके प्राजीन राजवंश--- 


शुप्तके इछाहाबादके छेखमें आया है और नरवर्माके समय-माल्व 
संबत्‌ ४७६१ (वि० सं० ४०४ ) में-चन्द्रगुप्त द्वितीयका राज्य था। 

एक तो यदि चन्द्रवर्माने बंगालपर विजय पाई होती तो इस बातका 
उल्लेख उसके या उसके उत्तराधिकारियेंकि लेखोंमें अवइ्य मिलता । 
परन्तु ऐसा न होनेसे यह ( बंगविजयकी ) बात ठीक प्रतीत नहीं होती। 
उपर्युक्त सुसुनिया पहाड़ीके छेखमें भी केबल चक्रदानका ही वर्णन 
है, अत: चन्द्रवमी वहॉँपर केवल तीर्थ॑यात्राथ ही गया होगा। दूसरे 
समुद्रगुप्तके विजित देशोमें बंगालका वर्णन न होनेसे प्रतीत द्वोता है 
कि यह प्रदेश उसे अपने पितासे मौरूसीमें ही मिल्षा होगा। अतः 
इस प्रदेशका जीतनेवाल्य चन्द्रवर्मा या चन्द्रगुप्त द्वितीय न होकर चन्द्र 
गुप्त प्रथण ही था | दामोदरपुरसे मिले हुए ताम्रपत्रोंसे प्रकट होता है 
कि बंगालपर भी गुप्तोका अधिकार था। तीसरे गुप्तवंशी राजार्थोके 
नार्मोके आगे परम भागवत लिखा होनेसे इनका वैष्णव होना निर्वि- 
बाद है। अतः चन्द्रव्मोके बदले चन्दगुप्त प्रथमने ही उक्त विष्णुध्बज 
स्थापन किया होगा । 

विवाहसूचक सोनेके सिक्के । 

इन सिक्कोपर सीधी तरफ ध्वजाके स्तम्भके दायें और बायें चीनी 
लेखप्रणालीकी तरह क्रमश: “ चन्द्रमुप्त ” लिखा होता है ओर रानीके 
पीछे सीधी छेखनप्रणालीमें “ कुमारदेविश्री:” लिखा रहता है। उल्टी 
तरफ लक्ष्मीके वामपार्श्वमें * लिच्छवयः: ? लिखा मिलता है । 

४ सझुद्रगुप्त । 
ई० स० ३३५-३८० (वि० सं० ३९२-४३७ )। 
यह चन्द्रगुष्त प्रथमका पुत्र था और पिताके मरनेपर उसके 
२छ८ 


गुप्त-चंदा । 

राज्यका अधिकारी हुआ | यद्यपि यह सबसे बड़ा पुत्र न था, तथापि 
इसके पिताने अपने सब पुत्रोंमें योग्यतम समझकर इसे अपना उत्त- 
राधिकारी नियत कर दिया था । यह बात इसके लेखसे सिद्ध होती 
है। यह राजा बड़ा प्रतापी था और इसका राज्य भी भारतके आज 
तकके बहुत बड़े राज्योंमेंसे एक था। 

इसके समयके दो लेख मिले हैं । एक इलाहाबादके अशोकके 
स्तम्भ परसे और दूसरा एरण॑से । इनमेंके पहले छेखमें पद्य और गयय 
दोनों हैं। परन्तु दूसरेमें केवल पद ही हैं । 

प्रथम लेखसे, जो कि अशोकके स्तम्भपर ख़ुदा हुआ है, इस 
राजाका बहुतसा वृत्तान्त मिलता है। यह राजा स्त्रय॑ उत्तम कवि, 
बिद्वान्‌ और विद्वानोंका आश्रयदाता था | यह इतना गुणी था कि 
अपने सब पुत्रोंमें ज्येष्ठ न होने पर भी इसके पिता चन्द्रमुप्त प्रथमने 
इसीको अपना उत्तराधिकारी चुना था। इसकी बीरता और प्रतापके 
विषयमें हम उक्त लेखमेंसे खास खास बातें यहाँपर उद्धृत करते हैं । 
उसमें लिखा है:---- 

“ इस ( समुद्रगुप्त ) ने सैकड़ों युद्धोंमें विजय प्राप्त की थी । 
इससे इसके समस्त शर्रीरमें शत्त्रोंके क्षत बन गये थे। इसने अपनी 
सेना द्वारा घेरकर कोटबंशी राजाको पकड़ छिया था और कोशहलें 


( १ ) भर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, ए० ३२८-३३४ । 
( २-३ ) कौपंस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, प० १ और छू० १८५ 
(४ ) कोशल देशके दो भाग थे। उत्तरी और दक्षिणी । उत्तरीसे भयो- 
ध्याका बोध दोता था ओर दक्षिणीसे मध्यप्रदेशके दक्षिण पूर्वी भागका। 
अहाँपर सम्भवतः दक्षिण कोशलसे ही तात्यये है। 
२8० 


भारतके प्राचीन राजवं श--- 


( अयोध्या ) और मध्यप्रदेशके दक्षिण-प्ू्वी भाग ( अथौत्‌ रायपुर 
और छत्तीसगढ़के आसपासके देश ) के राजा महेन्द्र, मद्ाकान्तार 
( दक्षिण कोशलसे पश्चिमकी तरफका मध्यप्रदेशका जंगली हिस्सा ) 
के राजा व्याप्राज, केररू ( कांबेरी नर्दासे उत्तरका पश्चिमी घाटसे 
समुद्र तकका देश ) के राजा मन्तराज, पिश्पुर ( मद्रास प्रान्तका 
गोदावरी परका पिटद्ठापुरं ) के राजा महेन्द्र, कोइूर ( मद्बास प्रान्तका 
कोइंबटूरका प्रदेश ) के राजा स्वामिदत्त, एरण्ड पल्॒ ( बंबई प्रान्तस्थ 
खानदेश जिलेका एरंडोल ) के राजा दमन, काञ्ी ( मद्गासप्रान्तस्थ 
काझ्ीवर ) के ( पलछ॒त्र ) राजा विष्णुगोप, अवमुक्तके राजा नीलराज, 
बेंगी ( गोदाबरी और कृष्णा नदियोंके बीचका पूर्वी समुद्रतटका देश ) 
के राजा हस्तिवमे, पलक्क ( नाछोर जिलेमें ) के राजा उम्रसेन, देवराष्टर 
( महाराष्ट्र ) के राजा कुबेर, कुस्थलपुरके राजा धनज्ञय आदि सत्र 
दक्षिणापर्थके राजाओंको जीतकर उन्हें फिर अपने अपने राज्य पर 
स्थापित कर दिया। रुद्र॒देवब, मतिछ, नागदत्त, चन्द्रबमों, गणपतिनाग, 
नागसेन, अच्युत, नन्‍दी, बड्वमो आदि अन्य बहुतसे आर्यात्रतें (बि- 
नथ्याचु और हिमालयके ब्रीचका देश ) के राजाओंके राज्य छीन 
लिये | सब आटबिक ( विन्ध्याचलसे उत्तरके जंगली देशके ) राजा- 
ओंको अपना सेवक बनाया । समतट ( गंगा और ब्रह्मपुत्राके बीचका 


(१ ) दक्षिणापथ--नर्मदाके दक्षिणका देश । 
( ३) मिस्टर के. एन. दीक्षित्तने अपने छेलखमें इन राजाओंके बिषयमें इस 
प्रकार लिखा दैः-- 
१ रुद्रदेव--यह सम्भवतः छुंदेललण्डका वाकांटक्वं शी रुदसेन प्रथम 
था। इसके पोत्र रुद्सेन द्वितीयके साथ चन्द्रगुप्त द्वितीयकों कन्या 
रु० 


शुत्त-वंश । 


समुद्रके निकटका देश जैसोर कलकत्ता आदि ), डवाक, कामरूप 
( आसामका एक भाग ), नेपाल, कर्तृपुर ( गढ़वाल, कमाई और 
अलमोड़ाके पासका देश ) आदि सीमाप्रान्तीय प्रदेशोंके राजाओंको 
और मालव, जअर्जुनायन, यौघेय, माद्रक, प्राभीर, प्रार्ुन सनकानिक, 
काक और खरपरिक आदि जातियोंकों अपने अघोन कर उनसे कर 
वसूल किया । बहुतसे राज्यसे श्रष्ट हुए राजबांशियोंकों पुनः राजा 
बनाया और देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही, शक, मरुण्ड और छक्का आदि 


प्रभावति गुप्ताका विवाह हुआ था। --- इण्डियन ऐण्टिक्वेरी सन्‌ 
१९१२, ए० २१४-२१५ । 

२ मतिल और ३ नागदत्त--पूर्वी मालवा और राजपूतानाके थे । 
--इम्पीरियल गैजेटियर, :जिल्द २, ४० ३९ और जनेछ रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ १८९७, पृ० ८७६। 

४ चन्द्रवमो--यह शायद सुसुनिआके छेखका पुष्करन(राजपूताना)का 
राजा होगा।--प्रोसिडिंग्स ऑफ दि एश्चियाटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल, सन्‌ १८९७, ४० १७७। 

५ गणपति नाग--यह पद्मावती ( गवालियर ) का राजा था । 
--रॉयल एछ्वियाटिक सोसाइटी, जिल्द २, प्‌ृ० ३०९। 

६ नागसेन--यह ऊपरी दोआबका था ।--जनैल रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी सन्‌ १८९७, एू० ८७६ ॥ 

७ अच्युत--रुहेलखण्डका ।---जनेल रोयक एश्षियाटिक्र सोसाइटी 
सन्‌ १८९७, प० ८६२। 

४ नन्दी--उत्तरी बंगालका । 

९ बलवर्भा--आसामके भास्‍्करवर्मा का पूर्वज ।---एपिप्राफिया इण्डिका 
जिलल्‍द १२, ए० ६५। 

रण१्‌ 


'भारतके प्रायीन राजयंश-- 
द्वीपवासियोंसे कन्याएँ और मेटें ग्रहण को यह राजा गानविद्यामें 
बड़ा निपुण था ( यह बात इसके वीणाज्लित सिक्कोसे भी बोध होती 
है ) और इसने हजारों गायें दान की थीं | यह सदा दीन दुखियोंके 
दुःख दूर करनेमें तत्पर रहा करता था। ” 

इसी लेखमें इसकी माताका नाम कुमारदेवी लिखा है। यह 
लिच्छवि वंशकी कन्या थी। ( विवाहबोधक सिक्कोसे भी इस बातकी 
पुष्टि होती है। ) 

समुद्र गुप्तकी ऊपर लिखी इस दो तीन हजार मीलकी युद्धयात्रामें 
कमसे कम दो तीन वर्ष तो अवश्य ही लगे होंगे। विन्सैण्ट स्मिथके 
मतानुसार यह यात्रा ई० स० ३७० (वि० सं० ४०७ ) के करीब 
समाप्त हुई थी । 

पूर्वोक्त लेखमें जितने राजाओंके नाम दिये हैं उन सबका ठीक 
ठीक पता लगाना कठिन है । उक्त राजाओंमेंसे गणपति नाग सम्मबत: 
पद्मावती ( नरबर ) का राजा था। इसके सिक्के अब तक मिलते हैं। 

मि० रापसनका अनुमान है कि, नागसेन भी पद्मावतीके नाग- 
कुछका ही था | हृर्षचरितमें लिखा है:--- 

“ नागकुछजन्मनः सारिकाक्रावितमन्जस्य आसीत्‌ नाशो ना- 
गसेनस्य पह्मावत्याम 

अथोतू--मैना ( पक्षी ) द्वारा कुछ गुप्त बातेंके प्रकठ कर दिये 
जानेके कारण, प्मावतीमें, नागसेन मारा गया था । 





. (१) जनक रॉयछ एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ १८९८, ए० ४४९। 
( २ ) दृषेचरित ( कलकत्ता ) ४० ४७४, नं० ६१। 
श्र 


शुत्त-यंशा । 

इस स्थान पर बाणभद्दने नागसेनके लिये “ नागकुलजन्मन/ 
लिखा है। यदि इसका अर्थ “ नागवंशका उत्तराधिकारी ' करें तो यह 
नागसेन और उपर्युक्त ( समुद्रग॒ुप्तके ) लेखमें वर्णित नागसेन एक 
नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेसे बाणवर्णित नागसेन या तो गण- 
पाति नागका पूर्वजं हो सकता है या वंशज । किसी हालतमें भी सम- 
कालीन नहीं हो सकता । परन्तु यदि इस पदका अर्थ केब्रक * नाग- 
वंशमें उत्पन्न हुआ ? करें तो ये दोनों नागसेन एक ही हो सकते हैं। 
क्यों कि ऐसा माननेसे नागसेन गणपतिनागका पूर्बज या उत्तराधि- 
कारी न हो कर केवल नागकुरूमें उत्पन्न हुआ उसका सम्बन्धी होनेके 
कारण समकालीन माना जा सकता है। मि० वी० ए० स्मिथ इसे 
मथुराके आसपासके शासक रामदत्त और पुरुषदत्तकी जातिका ही 
अनुमान करते हैं | 

विष्णुपुराणमें नौ नागोंका वर्णन है। वे शायद इस छेखमें लिखे 
हुए रुद्रदेव, मतिक आदि ये ही नो राजा हों तो आश्चर्य नहीं। 

अहिच्छत्रसे कुछ तॉबेके सिके मिले हैँ | उनपर केवल ' अच्यु ! 
पढ़ा जाता है। रापसन और विन्सैण्ट स्मिथका अनुमान है कि सम्भ- 
वतः ये सिक्के इसी लेखवाले अच्युतके हैं। यदि उनका यह अनुमान 
ठीक हो तो अच्युतका अहिच्छत्र पर राज्य करना सिद्ध होगा। 

कुछ विद्वानोंकाँ अनुमान है कि बुलन्दशहरसे मिली हुईं मुहरका: 


( १-२ ) जनेछ रॉयल ऐशियाटिक सोसायटी (१८९७ ) ए० ८७६ और 
छू० ४२० | ( ३ ) इण्डियन म्यूजियम कैटलॉग ऑफ कौहन्स, जिल्द १, ४० 
१८०-१ ८६ ।( ४ ) इईण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १८, ४० २०८९ । 


श७दे 


भारतके प्राजीन राजबंश-_ 
मतिल और इस लेखका मतिक एक ही है। परन्तु अन्य कुछ विद्वान्‌ 
इस अनुमानसे संहमत नहीं हैं । उनका कथन है कि उक्त मुहरमें 
मतिलके नामके आगे कोई उपाधि न होनेसे, धह ( मुहर ) किसी 
साधारण पुरुष विशेषकी है, राजाकी नहीं हो सकती । 

फ़्रोट साहबके मतानुसार इस छेखंके आटविक राजाओंसे आज- 
कलके मध्यमारत ( ८८7०० ]70/9 ) के राजाओंका तात्पय॑ है। 

अपनी दक्षिणकी इस युद्धयात्रामें, कोशल, महाकान्तार, पिथ्पुर, 
केरल और काञ्ची आदि देशोंको जीतता हुआ यह प्रतापी राजा 
( समुद्रगुप्त ) पश्चिमकी तरफ मुड़ गया और उधरके पलक्क, देवराष्ट्र, 
और एरण्डपल्लैकें राजाओंको जीतता हुआ अपने राज्यकों छौट आया। 

इसके पूर्वोक्त लेखसे यह भी प्रकट होता है कि इसने पूर्व और 
उत्तरके सीमान्तप्रदेशके राजाओंकों तथा पश्चिम और दक्षिण-पश्चि- 
मकी अनेक जातियोंको जीतकर उनसे कर वसूल किया था। इन 
पूव और उत्तरके सीमान्त प्रदेशोमिंसे प्रूत्रेमं समतठ ( ब्ह्मपुत्राके 
मुहानेका प्रदेश ) का राज्य था। उसके उत्तर देवाक ( पूर्वी बंगाल ), 
उसके आगे उत्तर-पूर्वमे कामरूप ( आसाम ) और उत्तरमें नेपल व 
कतेपुर थे । यह कतेपुर, जलन्धरके पास कतोरपुर नामसे अब तक 
प्रसिद्ध है । तथा पश्चिम और दक्षिण-पश्चिमकी अनेक जातियोंमेंसे 
उत्तर-पश्चिम ( पंजाब ) में यौधेष ओर मद्रक जातिके छोग थे। 
उनके दक्षिणमें मालव, अर्जुनायन और अभीर ये। दक्षिणमें प्रार्जुन, 








( २ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ६, पृ० ३, नोट ३। 
< ३ ) जनेल रॉयल एश्थियाटिक्र सोसाइटी, ( १८९८ ) ए० ३६८-३६५। 
र्ण्छ 


गुत्त-बंश। 

सनकानीक, काक और खरपरिक थे। इन पिछली जातियोंके निवास- 
स्थान शायद मालवा और मध्यप्रदेश हों । 

समुद्रगुप्तके लेखमें यह भी लिखा है कि इसने बहुतसे राजाओंको 
जीत कर उन्हें फिर अपने अपने राज्यपर स्थापित कर दिया था, तथा 
शकादिकों और छक्डलावासियोंसे कर वसूल किया था। परन्तु स्पष्ट 
तौरसे नहीं कह सकते कि समुद्गगुप्तने वास्तवमें इन दक्षिणापथके 
राजाओंको जीता था, या इसके बढ़ते हुए प्रतापको देखकर उन 
लोगोंने स्वयं ही भेट बगेरा भेजकर इससे मैत्री करना उचित समझा था। 

चीनी ऐतिहासिकोंने लिखा है| कि---“लंका द्वीपके राजाने समु- 
द्रगुप्तको इस लिये भेठ बगैरा भेजी थी कि उक्त राजाको छंकासे गये 
यात्रियोंके लिये बोध गयामें एक मठ बनवानेकी आज्ञा द्वी जाय | इस 
बातको समुद्रगुप्तने सहर्ष स्वीकार कर लिया था |” सम्भवतः इसीके 
आधारपर उक्त लेखमें ुंकाआदि द्वीपवासियोंसे ( इसका ) भेट ग्रहण 
करने लिख दिया होगा। 

इसने उत्तरमें श्कों और देवपुत्रोंके राज्य तक चढ़ाई की थी । 
इन शकोंसे शायद सुराष्ट्रके पश्चिमी क्षत्रपोंका तात्पर्य होगा। परन्तु 
यह ( समुद्गगुप्त ) इनको पूरी तौरसे बिजय न कर सका और अन्‍्तमें 
इसके पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीयने इस कामको पूरा किया । 

उक्त लेखकी २३ वीयं पंक्तिमें “ देवपुत्रशहीशाहानुशाहीशक- 
मरुण्डेःः लिखा है। ये सम्भवत: कुशान और शक राजाओंके प्रति- 
निधि थे; जिन्होंने चार शताब्दी पर्व भारतपर हमछा किया था और 

(१ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, ( १९०२ ) ४० १९२-१९७, । 

(२ ) जनेल रॉयल एकश्चियाटिक सोसाइटी ( १८९७ ) पृ० ४०१, । 

र्ण५ 


भारतके प्राचीन शजवंश-- 


धीरे धीरे उत्तरी भारतके स्वामी बन गये थे | ई० स० २५० (वि० 
सं० ३०७ ) तक मगधपर भी इन्हींका अधिकार था। परन्तु ईसाकी 
तृतीय शताब्दीके अन्तमें इनका प्रभाव घट गया था । 

उपर्युक्त देवपुत्र, शाही और शाहानुशाही शायद क्रमश: कुशान 
राजा कनिष्क, हुविष्क, और वासुदेवकी उपाधियाँ थीं। परन्तु तीसरी 
शताब्दीमें कुशान राज्यके टुकड़े हो गये थे और उस समयसे उस 
प्रदेशके प्रत्येक छोटे छोटे राजा भी इन उपाधियोंको ग्रहण करने 
ल्गेथे। 

कैनेडी साहबका अनुमान है कि “देवपुत्र” उपाधिवाले राजाका 
राज्य पंजाबमें था । 

प्रि० विन्सैण्ट ्मिथका अनुमान है कि शाही-शाहानुशाहीसे या 
तो ससेनियन राजा सापोरका तात्पय है या ओकक्‍्सस नदी परके कुशान 
राजाका | जोहन एलन साहब भी इस अन्तिम मतसे सहमत हैं । इसः 
कुशान राजाका राज्य भारतसे लेकर औक्सस तक था। 

हम पहले लिख चुके हैं कि शक राब्दसे पश्चिमी क्षत्रपोंका तात्पर्य 
है। परन्तु पेशावर आदि स्थानोंसे एक प्रकारंके सिक्के मिले हैं । 
उनपर “शक! लिखा है। बहुत सम्भव है कि यहाँ पर शक शब्दसे 
उन्हीं सिक्‍कोंके चलानेवालोंका तात्पर्य हो | मरुण्ड शब्द पुराणोमि 
मिलता है, उन ( पुराणों ) में इस वंशके राजार्भोको म्लेच्छ लिखा 
है । लेवी साहबका अनुमान है कि ये सीधिक या कुशानबंशी थे | 

(१-२ ) जनेरू रॉयल एशियाटिक सोसायटी (१९१२) ४० १०५७, 
६८२, और (१९१३ ) ४० १०६२१ 


( ३-४ ) कैटलॉग ऑफ दि कौइन्स ऑफ गृप्त डाइनेस्टी ( इण्ट्रोडकशन 9 
छु० २८ | 


रण 











रे 
-+<-६2/8:4.0:८ ॥4०+०२-६४६ (4५७ (2०७०-५० १००१ ह९- ९६४०-०० ६२ ४०४२ #. 2 ॥९॥७ ३२ ॥६ #> हिल 385 के 3 





शुप्त-चंश । 

जैनप्रन्थोंमें मरुण्डगाजको कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) का राजा िखा 
है। यह पाटलिपुत्रमें रहता था। चीनी ऐतिहासिकोंने भी इसे पाठलि- 
पुत्रका राजा लिखा है। इन बातोंसे अनुमान होता है कि ईसाकी प- 
हली या दूसरी शताब्दीके करीब भारतमें मरुण्ड-राज्यका विशेष प्रभाव 
था । ये राजा विदेशी थे और इनका राज्य गंगाक्रे आसपास था। 
शायद इनके पतनके साथ ही गुप्तराज्यका उदय हुआ हो । समुद्रगुप्तके 
समय इनका राज्य केवल उत्तरमें ही रह गया थो । लेसन साहबका 
अनुमान है कि ये मरुण्ड लोग रम्पाक ( काबुलकी नदीके उत्तरी 
किनारे परके ) देशके थे । हरिवंशसे पता चलता है कि ईसाकी 
सातवीं शताब्दीमें भी मरुण्ड लोग भारतके भूतपूर्व प्रतापी राजा 
माने जाते थे । 

उपयुक्त व्यवस्था स्वीकार करनेसे इन देवपुत्रादिकोंके राज्योंकी 
स्थिति इस प्रकार होगी:--- 

गंगाके ऊपरी प्रदेशभें मरुण्ड राज्य होगा और उसके उत्तर-पश्चि- 
ममें श्कोका राज्य | उस समय इनके राज्यमें आजकलका उत्तर- 
पश्चिमी प्रदेश ( [. ५०. ए. ), काइमीरका कुछ भाग और उत्तरी 
पंजाब था। बाकीके पंजाबमें देवपुत्रोंका राज्य था। शाही लोग गान्धारमें 
और शाहानुशाही काबुछमें राज्य करते थे। इनका राज्य भारतकी 
सीमासे लेकर औक्सस नदी तक फेला हुआ था। 

विन्सैण्ट स्मिथ इस ( समुद्रगुप्तके ) लेखकों ई० स० ३६० 
( वि० सं० 9१७ ) का या इसके कुछ बादका मानते हैं । 

समुद्रगुप्तका दूसरा ( एरणसे मिला हुआ ) लेख टूटा इआ है। 


(१ ) कैटलॉग ऑफ दि कोइन्स ऑफ दि गुप्त डायनैस्टी ( इन्टोडकशन ), 
छू० २९। 
(३) जनेल रॉयक एश्ियाटिक सोसाइटी, (१८९७) परु० ९८४,-९८६ । 
२५७ 





१ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


इसमें किसी मकान आदिके बनवानेका और सुवर्ण-दानका वर्णन है । 
यह दान सम्भवतः अखश्वमेघ-यज्ञके समय दिया गया होगा। इससे 
अनुमान होता है कि यह लेख इस ( समुद्रगुप्त ) के राज्यके अन्तिम 
समयमें लिखा गया था। 

इसके उत्तराधिकारियोंके छेखोंसे पाया जाता है कि इसने अपनी 
पिजयके उपलक्ष्यमें अश्वमेघ यज्ञ किया था और उस समय ब्राह्म- 
णोंको ( दान ) देनेके लिये एक प्रकारके सोनेके ( आश्वमेधिक ) सिक्के 
ढलबवाये थे। इनपर एक तरफ यूप (यज्ञस्तम्म ) के आगे घोड़ा खड़ा 
होता है और उपजाति छन्दर्में ' राजाधिराजः पृथिवीमवित्वा दि 
जयत्यप्रातिवार्यवीयेः ' लिखा रहता है । दूसरी तरफ महिषी ( पठ- 
रानी ) खड़ी होती है और “ अभ्वमेघपराक्रमः ? लिखा रहता है । 

यह यज्ञ ईसाकी दूसरी शताब्दीमें पुष्यमित्रने भी किया था। उसके 
बाद पहले पहल चौथी शताब्दीमें समुद्रगुतने और पॉँचबीं शताब्दीमें 
इसके पौत्र कुमारगुप्त प्रथमने किया। 

रापसन साहबने एक मुहर छपवाई है| इसपर घोड़ेकी तसबीर और 
«४ पराक्रमः ” खुदा है । शायद यह समुद्गगुतकी ही हो और इसी 
अगश्वमेधसे सम्बन्ध रखती हो। इसी तरह लखनऊके अजायबघरमें एक 
पत्थरका घोड़ा रक्खा हुआ है। उस पर केवल “ .----«« द्शुत्तस 
देखधस्म ' पढ़ा जाता है। पूर्वके कुछ अक्षर टूट गये हैं। यह भी 
सम्भवत: समुद्रगुप्तके इसी अश्वमेघ यज्ञसे सम्बन्ध रखता है। 

यद्यपि समुद्रगुप्तके इलाहाबादवाले छेखमें अश्वमेघ यज्ञका वर्णन 
नहीं है। तथापि इसके प्ूर्वोक्त ( आश्वमेघिक ) सिक्कों और इसके 


(१ ) जनछ रॉयल एश्षियाटिक सोसाइटी, ( १९०१ ) ४० १०२। 
्णट 


जुप्त-बंश | 


उत्तराधिकारियोंके छेखोंसे इस बातकी पुष्टि होती है | इस लिये 
सम्मवतः यह ( इलाहाबादका ) ढेख इस घटनाके पहले लिखवाया 
गया होगा। 

इसके प्रत्येक प्रकारके सिक्कोपर विजयबोधक वाक्योंके लिखे होनेसे 
अनुमान होता है कि दक्षिण-विजय करके वापिस आनेपर ही इसने 
सिक्के ढलवाना प्रारम्भ किया था। निम्नलिखित दो बातोंसे भी इसी 
अनुमानकी पुष्टि होती है। उनमेंसे एक तो यह है कि दक्षिण-विज- 
यमें इसे बहुतसा सुवर्ण मिला होगा और दूसरी यह है कि उस यात्रामें 
इसने अपने पड़ोसियोंके प्रचलित सिक्के भी देख लिये होंगे। 

इसके लेखादिकोंसे इसके समयका पता नहीं चछता। मि० जोहन 
एलन इसका राज्यारोहण समय ई० स० ३३५७ (वि० सं० ३९२ ) 
के करीब अनुमान करते हैं। मि० छेवीने चीनी प्रन्थोंके आधारपर 
इसको सीलोनके मेघवर्णका समकालीन सिद्ध किया है। मि० विन्सैण्ट 
स्मिथने इस मेघवर्णका समय ईं० स० ३५२ से ३७९ ( बि० सैं० 
४०९--४७३६ ) तक माना है और समुद्रयुप्तका राज्यारोहण समय 
ईं० स० ३३० (वि० सं० ३८७ ) निश्चित किया है| डाक्टर 
कीट मेघवर्णका समय ई० स० ३५१ से ३७९ (वि० सं० ४०८ 
से ४३६ ) तक मानते हैं और समुद्रमुप्तका राज्यारोहण समय ई० 
स० ३३५ (बि० स० ३९२ ) के निकट ही अनुमान करते हैं । 

समुद्रगुप्त ई० स० ३८० या ३८७५ (वि० स॒० ४३७ या 
४४२ ) तक जीवित रहा था । 

( १ ) भर्ली हिस्टी भॉफं इण्डिया, ६० २८७॥ 

( २ ) ऑक्सफोर्ड दिस्टी ऑफ इण्डिया, प्ृू० १७० | 

(३ ) जनेझ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ( १९०९ ) छू० ३४२ । 

श्ष्य 


भारतके प्राथीन राजवंश--- 


समुद्रगुप्तके राज्यकी वास्तविक सीमा इस प्रकार थीः--उत्तरमें 
हिमालय, दक्षिणमें नर्मदा, पूर्वमें ब्रह्मपुत्रा और पश्चिममें जमना और 
चम्बल । इसके अलावा पंजाबके यौघेय और मालबे आदिके लोग भी 
इसकी प्रभुता स्वीकार करते ये। इस राजाका दूसरा नाम शायद “काच ” 
था | यह नाम इसके कुछ सिक्कोपर लिखा मिलता है । फ्रीदपुरसे 
एक लेख मिला है। यह महाराजाधिराजश्रीधर्मादित्यका है। होन॑ले 
साहब इसे भी समुद्रगुप्तके समयका ही मानते हैं। यदि उक्त साहबका 
यह अनुमान ठीक हो तो मानना पड़ेगा कके इस राजाका तीसरा नाम 
धर्मादित्य भी था । परन्तु इस विषयका विशेष प्रमाण न मिलनेके 
कारण विद्वान्‌ छोग इस बातको स्वीकार नहीं करते । 

मि० विन्सैण्ट स्मिथने लिखा है कि बौद्ध भिक्षु वसुबन्धु पर इसकी 
विशेष कृपा रहती थी । परन्तु हम चन्द्रगुप्त प्रथमके वर्णनमें ही 
लिख चुके हैं कि यह वसुबन्धु पुरगुप्तके समय हुआ था। 

इसकी रानीका नाम दत्तदेवी और पुत्रका नाम चन्द्रगुप्त द्वितीय 
( विक्रमादित्य ) था। 

मि० एलन चन्द्रगुप्त प्रथमके विवाह-सूचक सिक्कोंके पीछे ' रिच्छ- 
वयः ? लिखा होनेसे उन सिक्कोकों इसौके समयके मानते हैं। उनका 
अनुमान है कि इसीने अपने मातापिताके नामपर उक्त सिक्के बनवाये थे | 

इसके अनेक प्रकारके सोनेके सिक्के मिले हैं| उनका विवरण नीचे 
लिखते हें:--- 

गरुड़घ्वजाह्लित --इन सिक्कोर्मे सीधी तरफ राजाके बायें हाथंके नीचे 

( १-३ ) कैटलॉग ऑफ दि कौइन्स ऑफ गुप्त डाइनैस्टी ( इण्ट्रोडकशन 
घर ३२ और ३३ । 

२६७० 


चीनी लेखप्रणाडीके अनुसार ऊपर नीचे स गु ( समुद्रगुप्त ) लिखा 
मुप्त 
द्र 

होता है और किनारेपर चारों तरफ उपगीति हउन्दमें ' समरशत- 
विततविजयो जितरिपुरजितो दिवं जयति * लिखा होता है। उल्टी 
तरफ दार्ये किनारेपर 'पराक्रमः ' लिखा रहता है। 

घनुर्धराक्षित---इन सिक्कोंमें सीधी तरफ राजाके बायें हाथके नीचे 
चीनी लेखप्रणालीमें समुद्र और किनारेपर चारों तरफ उपगीति छन्दरमें 
« अप्रतिरथो विजित्य क्षिति खुचरितेर्दियं जयति ' लिखा होता है । 
उल्टी तरफ “ अप्रतिरथः ” लिखा रहता है। 

परशुधराद्धित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाके बायें हाथके नीचे 
चीनी लेखप्रणालीमें समुद्रगुप्त और किनारेपर पृथ्वी छन्दर्में  कूतान्त- 
परशुजयत्यजितराजजेताजितः ” लिखा होता है। उल्टी तरफ 

कृतान्तपरछुः ” लिखा रहता है। 

काचाड़िकत---इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाके बायें हाथके नीचे 
“काच”! और किनारेपर उपगीति छन्दमें 'काचो गामचजित्य दियं 
कमेभिरुत्तमैजेयति ” लिखा होता है। उल्टी तरफ दक्षिण पाशबेमें 

ख्वराजोच्छेता ' लिखा रहता है 

व्याप्रवधाडिकत---इन सिक्कोपर सीधी तरफ  व्याप्रपराक्रम 
लिखा होता है | उठ्टी तरफ “ राजा समुद्रझुप्तः ” लिखा रहता है। 

बाणाड्कित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ किनारे पर ' मद्दाराजा- 
घिराजश्रीसमुद्रण॒ुप्तः ” और पावदान पर “सि? लिखा होता है। 

उल्टी तरफ “समुद्र॒शुप्तःः लिखा रहता है। 

आश्वमेधिक---इन सिक्कोपर सीधी तरफ किनारे पर उपजाति- 

बच 





भारतके प्रायीन राजवंश-- 
उन्दमें * राजाधिराज: पृथिवीमवित्वा [दिव॑ जयत्यप्रतियायेबीर्यः ” 
और घोड़ेके पेटके नीचे “सि? लिखा होता है। उल्टी तरफ 
“अश्वमेघपराक्रमः ! लिखा रहता है | 
५ चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) | 
ई० स० ३८८०-४० १३ (बि० सं० ४३७--४७०) | 

यह समुद्रगुप्तका पुत्र था। यद्यपि यह भी अपने पिताका सबसे 
बड़ा पुत्र न था, तथापि योग्यतम होनेंके कारण अपने पिता द्वारा 
राज्यका उत्तराधिकारी चुना गया थो। इसके समयके पाँच लेख मिले 
हैं । इनमेंके तीन लेखोंमें संवत्‌ लिखे हैं; जिनसे इसके शाज्य-समयका 
पूरा पता छगता है। इन्हींके आधार पर इस राजाका अभिषेक ई० 
स० ३८० (वि० सं० 9३७ ) के करीब और मृत्यु ईं० स० ४१३ 
(वि० सं० ४७० ) के करीब मानी जा सकती है। 

उक्त पाँच छेखेंमेंसे पहछा लेख उदयगिरिकी गुफासे मिला है । 
यह गुप्त संवत्‌ ८२ ( वि० सं० 2४५७-४५७८) की आषाढ़ शुक्ला 
एकादशीका है। इसमें चन्द्रगुप्त द्वितीयके सामन्‍त सनकानिकर्वशी 
महाराज विष्णुदासके पुत्र ( छगलगके पौत्र ) द्वारा दिये हुए दानका 
वर्णन है । परन्तु इसमें दाताके नामके केवल पिछले दो अक्षर 
£....ढल! ही पढ़े जाते हैं। फ्रीटसाहबके मतानुसार इस लेखका 
समय ईं० स० ४०१-२ की जून या जुलाईमें आता है । 

दूसरा लेख मथुरासे मिला है| यह ब्रिना संवतका है । 

यद्यपि इसमेंका राजा ( चन्द्रगुप्त ) का नाम टूठ गया है। तथापि 

( १-२-३ ) कौर्पस इन्सक्रिपश् नं इण्डिकेरम्‌ , जिल्द ३, 9० ५२, नंबर १३, 
पृ० २१ और २५। 

श्र 


अत बंश _ 

राजाके पिताका नाम समुद्र॒गुप्त और माताका नाम दत्तंदेवी लिखा 
होनेसे यह लेख भी निस्सन्देह चन्द्रगुप्त द्वितीयहीका है । 

तीसरा लेख साँचीसे मिला है । यह गुप्त संवत्‌ ९३ (बि० सं० 
29६८-४० ६५९ ) के भाद्रपदकी चतुर्थीका है। इसमें उन्दानके पुत्र 
आमरकारंदेव द्वारा दिये गये ईश्वरवासक गाँव और २५ दीनारोंके 
दानका वर्णन है। यह दान काकनाबोटके विहारमें नित्य पाँच जैन 
मिक्षुओंके भोजनके लिये और रत्नगूहमें दीपक जलानेके लिये दिया 
गया था । उक्त आमरकारदेव चन्द्रमुप्तके यहाँ किसी सैनिक पदपर 
नियुक्त था। इस लेखका समय ई० स० 9४१२-१३ के अगस्त या 
सितंबर महीनेमें आता है। 

चौथा छेखें भी उदयगिरिकी गुफासे मिला है। यह भी बिना 
संवत्‌का है। इसमें वीरसेन द्वारा महादेवकी गुफा बनवानेका वर्णन 
है । यह वीरसेन वंशपरम्परासे गुप्तराजाओंका मन्त्री और सान्धिविप्र- 
हिक (7 097887 प्रांणं5७ ) था और चन्द्रगुप्तकी विजययात्राके 
समय उक्त राजाके साथ ही यहाँ पर आया था। यह ( वीरसेन ) 
पाटलिपुत्रका रहनेवाछा था और इसका उपनाम शाब था। 

पॉचवौँ छेख गढ़वासे मिलाँ है | यह गुप्त संवत्‌ ८८ ( बि० सैं० 
४६३-४६४-३० स० ४०७-८ ) का है | इसमें १० ( सुब- 
के ) दीनारोंके दानका वर्णन है। 

कुतुबमीनारके पासके मेहरौलीसे मिले लोहस्तम्भपरके चन्द्रके ले- 
खका वर्णन हम चन्द्रगुप्त प्रथमके इतिहासमें कर चुके हैं । 

( १-२-३ ) कोपेस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरमू , जिल्द ३, एू० २९,३४, 
३६ । 

२६३ 


आरतके प्राचीन राजवंश--- 

इस चन्द्रगुप्त द्वितीयने वि० सं० ४५० ( ई० स० ३९३ ) के 
करीब पश्चिमके क्षत्रपोंकी जीतकर गुजरात, सुराष्ट्र और मालबेको 
अपने राज्यमें मिछ्ा लिया था और भारतसे शकोंका नाम तक मिटा 
दिया था। उक्त समय स्वामीरुद्रसिंह तृतीय वहाँका राजा था | 

उदयगिरिसे मिले हुए पूर्वोक्त दोनों लेखोंसे इस ( चन्द्रगुप्त द्वि- 
तीय ) का पूर्वी माल्वेपर भी अधिकार होना पाया जाता है । हम 
पहले ही लिख चुके हैं कि इन लेखोमेंसे एक गुप्त संवत्‌ ८२ (ई०स० 
४०१-२-वि० सं० ४9५७-५८) का है और दूसरा विना संबत्‌का। 
इसी दूसरे छेखसे इस राजाका अपने मन्त्री वीरसेनसहित उदयगिरि 
पर जाना और वीरसेनका उक्त गुफा बनवाना प्रकट होता है । यदि 
इसमें संबत्‌ लिखा होता तो चन्द्रगुप्त द्वितीयके क्षत्रपोपर चढ़ाई कर- 
नेका और उक्त स्थरूपर पहुँचनेका समय ठीक ठीक माद्धम हो जाता । 
परन्तु ऐसा न होनेसे इसका समय निश्चित करनेमें केवछ इनके 
सिक्कोंसे ही कुछ सहायता मिल सकती है । 

पश्चिमी क्षत्रपोंके सबसे पिछले सिक्के श० सं० ३१० या ३१ 
(३० स० ३८८ या ३८८ से ३९७ >वि० सं० 299४५ या ४४५ 
से ४५४ ) के मिले हैं । इनपर एक तरफ राजाका मस्तक और 
निरर्थक ग्रीक अक्षर बने होते हैं। तथा राजाके मस्तकके पीछे संबत्‌ 
छिखा रहता है। दूसरी तरफ उपाधियों सहित राजाका और उसके पि- 
ताका नाम छिखा होता है और बीचमें 4 चेत्यका चिह्न बना रहता 
क्षत्रप कोइन्स ( इण्ट्रोडकशन ) ० १४९, १५१ और सिक्के नंबर ९०७ से 
५६२९ ) 

रद 


है । सुराष्ट्र विजय करनेपर चन्द्रगुप्त द्वितीयने भी इसी प्रकारके सिक्के 
'ढलवाये थे | केवल उनमें चैत्यके स्थानपर गरुड़ पक्षीका चिह्न लुगवा 
दिया था । इसके इन सिक्कोपर सबसे पहला संवत्‌ ९० या ९५०+- 
१.८ (६० स० ४०९ या ४०९ से ४१३-वि० सं० ४६६ या 
४६६ से 9७० ) मिला है। 

हम पहले ही लिख चुके हैं कि इसका उदयगिरिसे मिला हुआ 
'एक लेख गुप्त संवत्‌ ८२ (ई० स० ४०१-२-वि० सं० ४५७ 
-४५८ ) का है। इससे उस समय पूर्वी माल्येपर इसका अधिकार 
होना प्रकट होता है | बहुत सम्भव है कि इसी यात्रामें इसने गुजरात 
और काठियावाडपर भी अधिकार कर लिया हो । अतः इस यात्राका 
समय ई० स० ३८८ से ४०१ ( वि० सं० ४४५ से ४५८ ) के 
मध्य होना चाहिये। इन्हीं सब बार्तोपर विचार करके मि० विन्‍्सैण्ट 
स्मिथने इसकी इस युद्धयात्राका प्रारम्म ई० स० ३८८ (वि० सं० 
४४५ ) के करीब और समाप्तिका समय ई० स० ३९५० (वि० सं० 
४५२ ) निश्चित किया है | यह समय करीब करीब ठीक ही प्रतीत 
होता है। 

बाणभट्टकत हषेचरितके छठे उकासमें लिखों है ।कि:--- 

“ अरिपुरे च परकरूतअकामुर्क कामिर्नवेश गुप्तम्धन्द्रशुत्तः शक- 
पति अशातयादिति । ” * अर्थात्‌ शत्रुके नगरमें दूसरेकी ल्लौकी कामना 








(१ ) यह अक्ल भी पढ़ा नहीं जाता। ( २ ) ईं० स० ४१३ में चन्द्रगुप् 
ड्वित्तीयकी म्॒त्यु मानी जाती दे ।--गप्त कौहन्स (इण्ट्रोडडशन) 9० ३९ । 
( ३ ) भर्लो हिस्दी आफ इण्डिया, ए० २७६। 
( ४) ईैं० स० १८९२ का कलकत्तेका छपा इषेचरित, ए० ४७९, नं० ८१। 
श्द५ 


भारतके प्राचीन राजवंश । 


करनेवाले शकपतिको ज्लीके वेशमें छिपे हुए चन्द्रगुप्तने मार डाला ।* 
इस कथाका भी ज्ञायद इसी चढ़ाईसे तात्परय हो। 

चीनीयात्री फाहियान ई० स० की चौथी शताब्दीके प्रारम्ममें 
(६० स० ३१९९-४० १४ ) भारतमें आया था। उसका मुख्य उद्देश्य 
विनयपिटक आदि बौद्ध धर्मके प्रन्थोंका पढ़ना और एकत्रित करना 
था । इसी कार्यके लिये उसने अपना विशेष समय बौद्ध मठोंमें रह- 
कर ही बिताया था । वह अपने उक्त कार्यमें इतना व्यग्र रहता था 
कि उसने उस समयके प्रसिद्ध चन्द्रगुत्त द्वितीयका नाम तक अपनी 
पुस्तकर्में नहीं लिखा है। उसका अन्य सांसारिक बातोंको छोड अपनी 
धर्मसम्बन्धी खोजमें लीन रहनेका एक और भी उदाहरण मिलता है। 
उसने अपनी पुस्तकमें लिखा है किः--- भारतमें बेचने और खरीद- 
नेका साधन केवल कोड़ियाँ हीं हैं।” यह बात कहाँ तक ठीक है 
इसका विचार पाठक स्वयंकर सकते हैं। क्यों कि उस समयके सैकड़ों 
सोने, चाँदके सिक्के अब तक मिलते हैं और अनेक लेखोंमें भी सुबर्ण 
और दीनारोंका वर्णन आता है। हमारी समझमें फाहियान एक साधा- 
रण तार्थयात्रीकी हैसियतसे भारतमें आया था और उसका बहुतसा 
समय धर्मकी खोजके लिये मठोंमें बौद्ध मिक्षुओंके संग ही बीता था। 
अत: सम्भव है कि उसको इस सांसारिक और व्यापारिक छेन देनसे 
अभिज्ञ होनेका मौका ही न मिला हो। परन्तु उसके इस छेखसे एक 
बात तो बड़े ही मारकेकी प्रकट होती है कि उस समय भारतंमे हृदसे 
ज्यादा सस्तीका जमाना था। साधारण जीवनके निवोहार्थ केबल 
कौड़ियोंसे है काम चल जाता था ! आज कलकी तरह लोगोंकों 
भूखसे मरनेकी नौबत नहीं आती थी। यहॉपर हम फाहियानके यात्रा- 

२६६ 


शुप्त-धंश । 


बर्णनसे उस समयका कुछ हाल उद्धृत करते हैं:-- 

उस समय उद्यान ( काबुलके आसपासके प्रदेश ) से उत्तरी 
भारतवर्षका प्रारम्म होता था। वहँँकि छोग मध्य हिन्हुस्तानकी 
भाषा बोलते और उन्हींके जैसा खान-पान और वबच्र व्यवहारमें 
लाते थे | वहाँ पर बौद्धवमका प्रभुत्व था और उस धर्मके ५०० 
मठ विद्यमान थे | वहाँसे फाहियान स्त्रात, गाँधार, तक्षशिलता 
होता हुआ पेशावरमें आया | वहाँ पर उसने कनिष्कका बनवाया एक 
चार सौ हाथ ऊँचा बौद्धस्तूप देखा । बहाँसे चछकर सिन्घुकों पार 
करता हुआ उक्त यात्री मथुरामें पहुँचा | वहाँ पर यमुनाके दोनों कि- 
नारों पर मिल्क कर २० संघाराम थे | इनमें तीन सहस््र भिक्ष रहा 
करते थे | वहाँ पर भी बौद्धघर्मका खूब प्रचार था। वहाँसे आगे 
मरुभूमिसे पश्चिम ( राजपूताने ) के राजा लोग भी बौद्धधर्मकों मानते 
थे। उसके दक्षिणका प्रदेश मध्यदेश कहलाता था। वह समशीतोष्ण 
देश था। उस देशकी प्रजा सुखी थी | वहाँ पर किसी प्रकारकी रोक-टठोक 
नहीं थी। छोग राजाकी भूमि जोतते थे और उपजका कुछ अंश उसे 
करस्वरूप दे देते थे। वे जहाँ इच्छा होती जा सकते थे। उन्हें किसी 
प्रकारका दण्ड नहीं दिया जाता था। अपराधीको उसकी शाक्तिके 
अनुसार केवल अर्थदण्ड दिया जाता था। हाँ यदि कोई बार बार 
चोरी या उपद्रव करता था तो उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता 
था। राजाके नौकर तनखा पाते थे। सारे देशमें सिवाय चांडालोंके 
न तो कोई जीवर्हिंसा ही करता था, न मद्य ही पीता था, और न लह- 
सुन प्याज ही खाता था। चाण्डाल छोग नगरके बाहर रहते थे और 
जब नगरमें आते थे तब छोगोंकी सूचनाके लिये छकड़ी बजाते चढते 

रच्७ 


भारतके प्राचीन राजबंश-- 


ये । उस देशके लोग न तो सूअर और मुर्गे ही पाठते थे न जाँबित 
पश्चु ही बेचते थे। वहाँपर मदकी दूकानें नहीं होती थीं। छेन-देनमें 
कीड़ियोंका व्यवहार किया जाता था और केवर चाण्डाल लोग ही 
हत्या करते व मांस बेचते थे। वहाँ पर अनेक खेत, घर, बगीचे, 
आदि मिक्षुओंकी दिये हुए थे और उनका बृत्तान्त ताम्रपत्रों पर 
खुदा हुआ था। ये प्राचीन राजाओंके समयसे चले आते थे और 
उस समय तक किसीने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। विहारमें 
'भिक्षुओंके भोजन और बच्का प्रूरा प्रबन्ध था | वर्षोऋतुमें पथिकोंको 
भी वहाँ पर रहनेका स्थान मिल जाता था। वहँसे फाहियान सांका- 
श्यकी तरफ होता हुआ कन्नौज पहुँचा-। वहाँके इत्तान्तमें उसने केवल 
हीनयानके दो संधारामोंका वर्णन ही किया है। वहाँसे साँची होता 
. हुआ वह कोशछकी राजधानी श्रावस्तीमें पहुँचा। उक्त नगर उस 
समय उजड़ी हुई हालतमें था | फाहियानने लिखा है कि उस समय 
वहाँ पर बहुत कम आदमी रहते थे और सब मिला कर दोसौसे कुछ 
ही अधिक घर थे। परन्तु जेतवन विहारमें उस समय भी भिक्षुक रहते 
थे। बहँसे चलता हुआ यह यात्री कापिलवस्तु पहुँचा। उस समय 
वह नगर ( बुद्धका जन्मस्थान ) बिलकुल उजड़ गया था। वहाँ न 
राजा था न नगरवासी ही थे | केवल दस घर गृहस्थोंके थे और कुछ 
श्रमण भी रहते थे । वहाँसे वह बुद्ध-निर्वाणके स्थान कुशीनगरमें 
पहुँचा । वहाँ पर सब जगह स्तुप बने थे। परन्तु नगरमें बस्ती कम 
और विरक थी | इधर उधर कुछ श्रमणोंके घर भी थे। वहाँसे रवाना 
होकर वह छिच्छवियोंकी राजधानी वैशाडी होता हुआ पाठलिपुत्रमें 
'पहुँचा | फाहियानने लिखा है कि वहाँ पर असछुरों द्वारा बनाये हुए 
२६८ 


शुत्त-चंदा । 
अशोकके महऊर और सभाभवन उस समय तक भी विद्यमान थे । वे प- 
त्थके बने थे और कारीगरीमें बहुत ही सुन्दर थे। ( उक्त यात्रीका 
विश्वास था कि इस लोकके छोग ऐसे भवन नहीं बना सकते हैं। ) 
बहाँ पर उस समय तक भी बौद्ध धर्मका अच्छा प्रचार था। प्रति वर्ष 
दूसरे मासके आठवें दिन बौद्ध मूर्तियोंकी रथयात्रा होती थी। नग- 
रमें वैश्योंके स्थापित किये भमोजनाछ्य और औषधालय थे | उनमें अ- 
सहाय छोगोंको भोजन और बीमारोंकों बीमारी भर पथ्य व औषधादि 
मिलता था और वे लोग अच्छे होने पर अपने अपने स्थानोंकों चढे 
जाते थे | वहँसे चल कर हमारा यात्री राजगृह, ग्रध्रकूट आदिकी 
तरफ होता हुआ गया पहुँचा | वह स्थान उस समय बिलकुछ उजाड़ 
पड़ा था। वहोँसे वह वाराणसामें मृगदावकों देखता हुआ कोशांबी 
पहुँचा। वहाँसे उक्त चीनी यात्री वापिस लछोठ कर पाटलिपुत्र चला 
आया | यद्यपि उक्त यात्री विनयपिटककी खोजमें आया था, तथापि 
उस समय विशेषतर जबानी शिक्षाका तरराका होनेके कारण इतनी 
लंबी यात्रामें उसे कहीं भी विनयापिटककी लिखित प्रति नहीं मिली | 
अन्तमें यहेँ पर उसे उसकी एक लिखित प्रति मिली | अतः तीन 
वर्ष रहकर उसने उक्त ग्रन्थकी नकंक की और साथ ही संस्क्तत भाषाका 
भी अभ्यास किया । यहाँसे वह गंगाके दक्षिण किनारे परके चंपाना- 
मक नगरमें ( यह चम्पा अड्ड-परूर्वी बिहारकी राजबानी थी ) होता 
हुआ ताम्रलिति ( तमढुक-बंगालके भेदनीपुर जिलेमें ) देशमें पहुँचा। 
वहाँ उस समय बंदरगाह था और चौबीस संघाराम थे। फाहियानने 
वहाँ पर दो वर्ष तक रहकर सूत्नोंकी नकल की और मूर्तियेंकि चित्रः 
बनाये । वहँँसे व्यापारियोंके एक जहाजमें सवार हो समुद्र्में दक्षिण- 

रद 


भारतके प्राचीन राजधंश--- 


पश्चिमकी तरफ रवाना हुआ और १४७ दिनमें सिहर पहुँचा | वहाँ 
पर बहुतसे श्रमण रहते थे। ( फाहियान लिखता है कि स्वय॑ बुद्ध देव 
भी वहें पर आये थे |) और बुद्धके दाँतका भी एक विहार था। 
नगरमें अधिकतर बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। वहाँ पर फाहियानने 
दो वर्ष तक अनेक ग्रन्थोंकी नकल की और अन्‍्तमें एक व्यापारी जहा- 
जमें-जिसमें २०० से अधिक यात्री थे-चढ़कर वहँसे रवाना हुआ और 
मार्गमें तूफानसे सताया जाकर ९० दिनमें “जावा? नामक ठापूमें 
'पहुँचा । उस टापूमें ब्राह्मण धर्मका ही प्रचार था । वहाँवाले बौद्धधर्म 
नहीं मानते थे | पाँच महीने बाद वहाँसे फिर वह एक नावमें चढ़ 
खाना हुआ | उस नावमें २०० यात्री और ५० दिनके खाने पीनेकी 
सामग्री थी | मार्गमें अनेक कष्ट झेलता हुआ वह ८२ दिनमें चीनके 
दक्षिणी किनारे पर पहुँचा । 

इस प्रकार हमारा यह प्रसिद्ध यात्री चांगगानसे चढकर ६ व्षमें 
मध्यप्रदेशमें पहुँचा, ६ वर्ष वहाँ पर रहा और लोटते हुए मार्गमें उसे 
३ वर्ष छगे। अतः कुछ १७ वर्षमें उसने अपनी उक्त यात्रा पूर्ण 
'की | उसने इस यात्रामें करीब ३० जनपदोंमें श्रमण किया था। 

( भारतमें उस समय खूब ही सुख सम्पत्ति और सदाचारका जमाना 
था । धार्मिक सत्रोमे नि्धनोंको अन्न:वल्थल मिलता था और धामिक 
ओऔषधाल्योंमें उनकी बिना दामोंके चिकित्सा की जाती थी । राज्यकी 
सुब्यवस्थाके कारण अपराध भी बहुत ही कम हुआ करते थे और पूर्ण 
शान्तिका राज्य था। राजकर्मचारियोंका वेतन नियुक्त था। अतः - 
उनको रिश्वत खानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। देशमें मांस, 
मदिरादिका बहुत ही कम प्रचार था। छोग प्याज और लहसुन भी 

२७० 


शुत्त-बंश । 

नहीं खाते थे । सूअर और मुर्गोका पाछना तथा पश्चुओंका ब्यापार 
करना भी निषिद्ध था। बाजारमें कसाइयों और शराबवालोंकी दूकानें 
नहीं होती थीं। छोग अस्पृश्य जातियोंसे दूर रहा करते थे और वे 
( अस्पृश्य जातिके ) छोग जब शहरमें आते थे तो छकड़ी खटखटाते 
रहते थे । इससे लोगोंकों उनके आगमनकी सूचना मिल जाती थी 
और वे उनसे अलग हो जाते थे। बौद्ध भिक्षुओंके खान-पानका सब 
अबन्ध धानिकोंकी तरफ्से ही होता था। डकैतियाँ और चोरियोँ भी 
नहीं होती थीं और न इधर उधर जानेमें परवानेकी ही जरूरत पड़ती 
थी | उस समय बहुधा फ्रौजदारी अपराधोंके छिये जुर्मानेकी ही सजा 
दी जाती थी। परन्तु जुर्माना देश काठके और अपराधकी ल्घुता 
गुरुताके अनुसार न्यूनाधिक होता था। प्राणदण्ड किसीको भी नहीं 
दिया जाता था। राजद्रोही और छुटेरोंका दाहिना हाथ काठ दिया 
जाता था। परन्तु ऐसा अवसर बहुत ही कम होता था। तथा उस 
समय लोगोंको न्यायाल्यसम्बन्धी तकलीफ बिलकुल नहीं थी ।) 

फाहियानके लेखसे यह भी प्रतीत होता है कि यद्यपि उस समय 
तक पाटलिपुत्र और मगधकी दशा अच्छी थी, तथापि गया आदि 
बौद्ध तीथौंकी दशा गिरने लगी थी। 

उस समयके लेखों और सिक्कोंसे प्रकट होता है कि उक्त काछके 
गुप्त राजा ब्राह्मणधर्मानुयायी थे | इसी लिये नरपतियोंके आश्रयसे 
बब्चित हो, बौद्ध धर्म अपना प्रभाव खो रह्य था और यही बौद्ध ती- 
थोंकी सम्ृद्धिंक नाशका मुख्य कारण था। 

मि० विन्सैण्ट स्मिथने लिखा है कि चन्द्रगुप्त द्वितीयने बंगाकसे बद्ध- 
सिस्तान तकके देश विजय किये थे। अतः इसका राज्य इसके पिता 

२७१ 


आरतके प्राचीन राजबंश-- 
समुद्रगुत्ततके राज्यसे भी बड़ा था। इसने उज्जैनको अपने राज्यके 
पश्चिम प्रान्तकी राजधानी बनाया था। इसकी उपाधि ' विक्रमा- 
दित्य ” थी और इसीने भारतके शक राज्यकी जड़ काठी थी। इन्हीं 
कारणोंसे बहुतसे विद्वान्‌ इसीकों उज्नेनका प्रसिद्ध विक्रमादित्य मानते 
हैं; जिसकी उपाधि “शकारि? भी थी। तथा कविकुछुगुरु कालि- 
दासको भी इसीकी सभाका एक रतन समझते हैं । परन्तु इसका 
विचार आगे चलकर स्वतन्त्रतापू्वक किया जायगा। प्रसिद्ध इक्ष्ताकु- 
बंशकी राजधानी अयोध्याकों भी इसके और ( इसके पिता ) समुद्र 
गुप्तकें समय ग़ुप्तराज्यके उस प्रान्तकी राजधानी होनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था | 

महाराज धटोत्कचके वर्णनमें लिखा जा चुका है कि वैशाली ( ब- 
सरासे ) से बहुतसी मिंड्रीकी मुहरें ( 5८४5 ) मिली हैं। इनमें एक 
मुहर “ महादेवी श्रीध्रुवस्वामिनी” की भी है| यह ध्रुवस्वामिनी महा- 

(१) राजशेखरने अपनी काव्य-मीमांसामें कथोत्थ मुक्तकके उदाहरणमें यह 
शोक दिया है।-- 

दत्वा रूढदगतिः खसाधिपतये देथीं ध्रुवस्वामिनीं । 
यस्मात्‌ खण्डितसाहसो निवदयूते श्रीशमगुछो नृपः ॥ 

अर्थात्‌ू--( जिस हिमालयमें ) चाल रुक जानेपर अपनी स्त्री श्ुचस्वामि- 
नीको खसोंके राजाको देकर खण्डितसाहस श्रीशर्मग्रुप्त राजा लोट आया था। 

इस 'छोकमें “ ध्रुवध्वामिनी ” और “गुप्त ” इन पदोंके दोनेसे कुछ विद्वार्नोंका 
अनुमान दे कि यहाँपर शर्मगुप्तकी जगद्द चन्द्रगुप्त ही पाठ द्वोगा, क्‍योंकि गुप्तव- 
शार्में एक ही धुवस्वामिनीका पता चलढता है, जो चन्द्रगुप्त द्वितीयकी ज्ली थी 
सम्भव दै उत्तरमें चन्द्रगुप्त द्वितीयको चीनके खशोंसे द्वार माननी पड़ी हो और 
यहीं पर इसकी रानी छिन गई हो । 

( नागरीश्रचारिणीपत्रिका भाग १, अंक २, प० २३४-३५। ) 
२७२ 


गुप्त-बंश। 
राजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त द्वितीयकी ज्ली और महाराज श्रीगोविन्दगुप्तकी 
माता थी | यह गोविन्दगुप्त शायद कुमारगुप्त (प्रथम) का छोठा भाई 
और वैशाली (बसरा) का:अधिकारी था। श्रीयुत भाण्डारकरका अनुमान है 
कि वह स्थान---जहाँ पर मुहरें भिली हैं---उस समयके मुहर बनानेवा- 
लेका कार्याछ्य होगा और ये मिली हुई मुहरें उस समयके अधिका- 
रियोंकी असली मुहरोंके नमूने होंगे । इन मुहरोंमें निम्नलिखित उपा- 
षियाँ मिलती हैं:--- 

४ कुमारामाव्याधिकरण !---कुमारका प्रधानमन्त्री | इस उपाधिके 
साथ छगी हुई “भद्टारक” और “युवराज? की भी उपाधियोँं मिलती 
हैं। इससे प्रकट होता है कि यहाँ पर ( इस मुहरमेंके ) युवराजसे 
राजाके उत्तराधिकारीका तात्पर्य नहीं है । 

“बलाधिकरण !--सेनापति । इसके साथ भी पृव्रोक्त “भट्टारक ? 
और “युवराज!” की उपाधियाँ लगी हैं । 

£ रणभाण्डागाराघिकरण---युद्ध-सामग्रीका कोशाध्यक्ष | 

 दण्डपाशाधिकरण !--प्रुलिस या फौजका अफसर | 

£ विनयशूर ? ( महाप्रतिहार )--राजाके मकानोंका निरीक्षक | 

४ महादण्डनायक ?--न्यायाधीश । 

चन्द्रयुत्तके दूसरे नाम देवगुप्त और देवराज भी थे । चामुकसे 
मिले बाकाटक्वशी महाराज प्रवरसेन द्वितीयके लेखमें छिखा है कि 
इसके पिता रुद्रसेन द्वितीयने महाराजाधिराज देवगुप्तकी कन्या * प्रभा- 
बती गुप्ता ” से विवाह किया था और उसीसे प्रब॒रसेनका जन्म हुआ 
था | परन्तु रुद्रसेनके ताम्रपत्रमें इसी प्रभात्रती गुप्ताकों चन्द्रगुप्तकी 

(१ ) कौर्पेस इन्सकरिपशर्न इण्डिकेरमू, जिल्‍द ३, नंबर ५५। 
(३ ) इण्डियन ऐण्टीकेरी, जिल्द ४७, पूु० १६५।॥ 
२७३ 
१८ $ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


कन्या लिखा है | अतः चन्द्रगुप्तका ही दूसरा नाम देवगुप्त था, यह 
निर्विवाद सिद्ध है। 

डा० फ्लीटने देवराजकों चन्द्रगुप्तका मन्‍्त्री अनुमान किया है। 
परन्तु चन्द्रगुतके गुप्त संवत्‌ ९३ के साँचीसे मिले लेखमें ' महारा- 
जाधिरजश्रीचन्द्रमुपस्य देवराज इति प्रिय नाम.«५०००-०००० 
लिखा होनेसे यह भी चन्द्रगुप्तका ही नाम प्रतीत होता है | 

चन्द्रगुप्तकों दूसरी रानीका नाम कुबेरनागा था। इससे प्रभावती 
गुप्ताका जन्म हुआ थौ। 

मि० स्मिथने इस ( चन्द्रमुत ) का समय ई० स० ३७५७ (वि० 
सं० 9३२) से ई० स० ४१३ (वि० सं० ४७०) तक माना है। 

इसके सिंहवधाह्लित सिक्कोंसे पता चछता है कि यह बड़ा वीर था 
और शायद सिंहकी शिकारका शौक रखता था। 

इसके भी कई प्रकारके सुवर्णके सिक्के मिले हैं:--- 

धनुर्धराक्वित---इन सिक्कोंपर सीधी तरफ राजाके बायें हाथके नीचे 
चीनी लेखप्रणाडीके अनुसार “चन्द्र ' और किनारेपर “ देवश्रीम- 
हाराजाधिराजश्रीचन्द्र गुत ” लिखा होता है। उलछठी तरफ “श्री 
विक्रमः ” लिखा रहता है। 

सिंहासनस्थ उपाक्चित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ “ देवश्ली महा- 
राजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्तस्य ” लिखा होता है। उछ्टी तरफ “श्री- 
विक्रमः ” लिखा रहता है । 

छत्रधराज्धित---इन सिक्कोंपर सीधी तरफ.  महाराजाधिराजश्री- 
चन्द्रग॒ुप्तः ” या उपगीति छन्‍्दमें ' क्षितिमवर्जित्य खुचरिति्दियं 

(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्रेरी ( १९१२ ), ए० २१४-२१५। 

रश्उछ 


गुप्त-बंधा । 
जयति विकरमादित्यः” लिखा होता है । उल्टी तरफ “विक्रमादित्यः 
लिखा रहता है | 


सिंहवधाक्लित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ वंशस्थविला छन्‍्दमें 
“नरेन्द्रचन्द्रभथित “-दिवं जयत्यजेयो भुविसिद॒विक्रमः या ' नरेन्द्र - 
सिंदचन्द्रमुप्तः पृथिवीं जित्वा दिवं जयति,!' “ मद्दाराजाधथि- 
राजश्रीचन्द्रमुप्त ” और “ देवश्रीमहाराजाधिराजश्रीचन्द्रमुप्तः 
इनमेंसे कोई एक पद लिखा होता है। उछटी तरफ “ सिंदविक्रमः 
“ लिहचन्द्रः ! या ' श्रीसिह॒विक्रमः ! लिखा रहता है। 


अश्वारोश्चड्धित---इन सिकवोपर सीधी तरफ “ परमभागवतमहा- 
राधिराजश्रीचन्द्रगुप्तः ' लिखा हाता है। उल्टी तरफ “अजित- 
विक्रम: ? लिखा रहता है। 
चॉदीके सिक्‍के । 
गरुड़ाक्धित ( क्षत्रपानुकारी )--इन पर सौधी तरफ क्षत्रपोंके 
सिक्कोंकी तरह राजाका मस्तक और ग्रीक अक्षरोंके चिह्न होते हैं और 
मस्तकके पीछे ब्राह्मी अक्षरोंमें वर्मका *ब” और अह्ल लिखे रहते 
हैं। इन अज्लोमं अब तक केवछ ९० का अइ्डू ही पढ़ा गया 
है। उल्टी तरफ गरुड़का चिह्र और “ परमभागवतमहाराजाधि- 
राजश्रीचन्द्र मुतविक्रमादित्य (६)! या ' भ्रीगुप्कुछस्य मदाराजा- 
घिराजशभ्रीचन्द्रमुतविक्रमाइस्य ” लिखा होता है | 
तेबेके सिक्के 
गरुड़ाक्वषित--इन सिक्कोपर सीधी तरफ किसी किसीमें “श्रीविक्र- 
मादेत्य:? लिखा होता है। उल्टी तरफ “ महाराजभीचन्द्र गुप्तः हे 
+ महाराजचन्द्रमुप्तः ”  श्रीचन्द्रशुपः ” या “ चन्द्रश॒ुप्तः ” लिखा 
रण 





भारतके प्राचीन राजबंश-” 
रहता है। कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिनपर सीधी तरफ “भ्रीचन्द्र ” 
और उल्टी तरफ “शुत्तः ढ़िखा होता है । 

कलशाझ्लित--इन सिक्कोपर केवल उल्टी तरफ “चन्द्र” लिखा 
रहता है और इस (नाम ) के ऊपर अर्धचन्द्रका आकार बना होताहै।॥ 

६ कुमारगुप्त प्रथम ( महेन्द्रादित्य ) | 
ई० स० ४२३-४७५७० (वि० सं० ४७०-५१२ )। 

यह चन्द्रगुप्त द्वितीयका पुत्र था और उसके बाद ई० स० ४१३ 
(वि० सं० ४७० ) के करीब गद्दीपर बैठा। मि० स्मिथ भी इसका 
राज्यारोेहणकाल ई० स० ४१३ (वि० सं० ४७० ) ही मानते हैं | 

इसके समयके भी कई लेख मिले हैं:--- 

पहला लेख गढ़वासे मिला है।। इसका संवत्‌ ट्ूठ गया है। केवल 
तिथि दशमी पढ़ी जाती है। इसमें कुछ दीनारों ( सुबर्णके सिक्कों ) 
के दानका वर्णन है। 

दूसरा लेख बिलसदसे मिला है | यह गुप्त संवत्‌ ९६ (ई० स० 
४१७-१६८-बि० सं० 29७१-४७२ ) का है। इसमें स््रामी महा- 
सेन ( कातिकेय ) के मन्दिरमें प्रतोली ( द्वार) और धर्मसत्र बनवाने- 
का वर्णन है | इनके बनवानेवालेका नाम ध्रुवशर्मा था और उसीने 
यह लेख वहाँके स्तम्भपर खुदवाया था । 

तीसरा लेख भी गढ़वासे मिला है | यह गुप्त संवत्‌ ९८ (३० 
स० ४१७-१८८वि० सं० ४७७३-४७४ ) का है। इसमें सत्रके 
लिये १२ दीनारोंके दानका वर्णन है । 

चौथा लेख मानकुबारसे मिलाँ है। यह गाँव अरियकसे नौ मीर 

( १-२-३ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌, जिल्‍द ३, ५० ३९, ४२, ४०॥ 

(४ ) कोपंस इन्सकरिपशनं इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, ए० ४५। 

२७६ 


शुप्त-बंश। 

दक्षिण-पश्चिम, जमनाके दक्षिण किनारे पर है | यह लेख गुप्त 
संबत्‌ १२९ (६० स० ५४८-४९-वि० सं० ६०४-६०५ ) 
के ज्येष्ठ मासका है। इसमें बौद्ध मिक्षु बुधमित्रके बुद्धकी प्रतिमा 
स्थापन करनेका वर्णन है। के० बी० पाठकका अनुमान है कि यह 
बुधमित्र वसुबन्धुका गुरु थो। 

एक छेख उदयगिरिसे मिला है | यद्यपि इसमें कुमारगुप्तका नाम 
नहीं है, तथापि गुप्त संबत्‌ १०६ (ई० स० ४२०५-४२६--वि० 
सें० ४८९१-४७ ८२ ) का होनेसे यह लेख भी इसीके समयका प्रतीत 
होता है। परन्तु इसमें राजाकी उपाधि केवल “महाराज? ही लिखी है। 

करमडाण्डे ( फ़ैजाबाद जिला ) से ० स० १९०८ (वि० से० 
१९६५ ) में एक महादेवका लिट्ड मिला था | उस पर ग्ुत्त संवत्‌ 
११७ (३० स० ४३६-वि० सं० ४९३ ) का एक लेख खुदा 
है। इस लेखमें मन्‍्त्री, कुमारामात्य पृथ्वीसेनका नाम है। यह प्ृथ्वीसेन, 
कुमारगुप्त प्रथमके समय “ महाबलाधिकृत ? ( सेनापति ) था। तथा 
इस ( पृथ्वीसेन ) का पिता शिखरस्त्रामी कुमारगुपके पिता चन्द्र- 
गुप्त द्वितीयके समय मन्त्री और कुमारामात्य था । इससे प्रतीत होता 
है कि ये ( मन्त्री और कुमारामात्य ) पद बंशपरम्परास्ते चले आते थे | 
इस बातका प्रमाण चन्द्रगुप्त द्वितीयके समयके उदयगिरिके छेखसे भी 
मिलता है। उसमें स्पष्ट ही लिखा है कि वीरसेन वंशपरम्परासे 
गुत्तोंका सान्धिविग्रहिक ( शंधांडर 0 ए2३०९ भाव छा ) था | 

( १ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी ( १९१२ ), ह० २४४। 

(२ ) कीर्पंस इन्सक्रिपशरन इण्डिकेरम्‌ , जिल्द ३, ० २५८, नंबर ६११ 

६ ३ ) कौप॑स इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌ , जिल्द ३, पृ० ३४ । 

२७७ 


भारतके भाचीन शाजबंश--- 


मन्दसोरसे एक लेख कुमारगुप्त और बन्धुवर्माका मिला है। इसमें 
दशपुर ( मन्दसोर ) में सूर्यके मन्दिर बनवानेका वर्णन है। यह 
मन्दिर माल्य संवत्‌ ४९३ (ई० स० 98३७-३८ ) में रेशमके 
कारीगरोंने बनवाया था और मालव संवत्‌ ५३० (ई० स० ४७३- 
४७४ ) में इसकी मरम्मत करवाई गई थी। उस समय कुमारगुप्तकी 
तरफ्से विश्वकर्मोका पुत्र बन्धुवर्मा दशपुर ( मन्दसोर ) का अधि- 
कारी था। इससे प्रकट होता है |कि यह मन्दिर कुमारगुप्त प्रथमके 
समय बनवाया गया था और इसकी मरम्मत कुमारगुप्त द्वितीयके समय 
की गई थी | 

गुप्त संचत्‌ू १३०५ (६० स० ४७५४-७५णजवि० सं० ५१०- 
५११ ) का एक छेख॑ मथुरासे मिला है। यद्यपि इसमें राजाका नाम 
नहीं दिया है, तथापि यह गुप्तसंवबत्‌ १३५ का होनेसे कुमारगुप्त 
प्रथमके अन्तिम समयका ही है । 

हालहीमें दामोदरपुर ( जिला दिनाजपुर-बंगार ) से इसके सम- 
यके दो ताम्रपत्र और मिले हैं | इनमेंसे पहछा गुप्तसंबत्‌ १२४ (६० 
स० ४४३-४७४८-वि० सं० ५००-७०० १ ) का और दूसरा ग्ु० 
सं० १२५९ (ई० स० ४४८-४९-वि० सं० ५०४-५०५ ) का 
है । इनमें धर्मकार्योके लिये प्रृथ्वी खर्रादनेका उल्लेख है। ये ताम्रपत्र 
साधारण ताम्रपत्रोंके समान नहीं हैं। इनसे पता चलता है कि 
उस समय लोग धर्मकार्यके लिये राज्याधिकारियोंसे ज़मीन खरीदा 
करते थे और उसकी कीमत सुवर्ण मुद्राओंमें दिया करते थे | इस 
लेन देनके नियम इस प्रकार थे--पहले प्रृथ्वी (धरीदनेवालेको उक्त 





( १ ) कीपेस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरम्‌ जिल्द ३, ४० २६२ । 
२७८ 


शुत्त-चंदा। 

प्रदेशके शासकके पास प्रथ्वी खरीदनेके लिये दररव्वास्त देनी पड़ती 
थी । उसमें जिस कार्यके लिये वह पृथ्वी खरीदना चाहता था, उसका 
तथा जहाँ परकी प्रथ्वी खरीदनी होती थी वहाँकी प्रचलित प्रथाके 
हिसाबसे उसकी कीमतका उल्लेख करना पड़ता था । यह कीमत प्रत्येक 
कुल्यवाप ( अथीत्‌ जितनी पृथ्बीमें एक कुल्य---द्रोण---नाज---बोया 
जाबे उतनी पृथ्वी ) पर दीनारोंके हिसाबसे लिखी जाती थी। यहाँ 
पर दीनारोंका तात्पर्य गुप्तोंकी सुवर्णमुद्राओंसे ही समझना चाहिये; 
क्योंकि गुप्तोंके अनेक लेखोंमें इसका उल्लेख आता है | इस प्रकार 
प्राथंना करने पर जब राज्यका पुस्तपाल ( रैकर्ड-कीपर ) इस पर अपनी 
अनुमति दे देता था तब खरीददारसे कीमत छेकर उसकी प्रार्थनाके 
अनुसार पृथ्वी नापकर उसकी हृदबंदी कर दी जाती थी । इसके बाद 
प्रार्थी उसको उक्त कार्यमें छा सकता था । 

उपयुक्त दोनों ताम्रपत्रोंसे उस समय पुण्डवर्धनमुक्ति ( उत्तरी बंगाल ) 
में बंजर जमीनकी कीमत फ्री कुल्यवाप तीन दौनार होना प्रकट होता है । 

इनसे यह भी प्रकट होता है कि उस समय विषयप्रति ( जिला 
अफसर ) को राज्यप्रबन्धम सलाह देनेके लिये चार मनुष्योंकी एक 
प्मा होती थी। इसमें एक नगरसश्रेष्ठी अथीत्‌ नगरका सबसे बड़ा धनी 
भादमी, एक सार्थवाह अर्थात्‌ सबसे बड़ा ब्यापारी, एक प्रथम कुलिक 
अर्थात्‌ सबसे बड़ा कारीगर और एक प्रथम कायस्थ-अर्थात्‌ सबसे 
बड़ा लेखक या सैक्रेटरी रहता था । 

मानकुवरसे मिले इसके छेखका हम पहले बर्णन कर चुके हैं । 
इसमें कुमारगुप्तके नामके आगे केवल “ भहाराजश्नी ! की ही उपाधि 

(१) कोर्पस्न इन्धकिपशन इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, नंबर, ५,७,८,५,६२,६४। 

श्र, 


भारतके प्राीन राजवंश-- 
होनेसे डा०फ्डीटने सन्देह किया था कि शायद पुष्यमित्रके और हुणोंकि 
आक्रमणसे इसका राज्य कमजोर पड़ गया होगा । परन्तु उपयुक्त मु० 
सं० १२० के ताम्रपत्रमें कुमारगुप्के आगे “ परमदवत परमभद्टा- 
रक महाराजाधिराजाश्री ” की उपाधि छगी होनेसे प्रकट होता है 
कि उस समय भी इसका प्रताप अक्षुण्ण था और इसका राज्य पूर्षमें 
उत्तरी बंगाठ तक फैला हुआ था । 

परन्तु जूनागढ़से मिंले इसके पुत्र स्कन्दगुप्तके लेखेमें निम्नलिखित 
पद्‌ हैं:- 

 जित्वा पृथ्वी समग्रां, ' “ सर्वेषु देशेषु विधाय गोप्न्ीन, 

* चूर्वेतरस्यां दिशि पणैदत्तं नियुज्य राजा घूतिमांस्तथाभूत्‌ 

इनसे प्रकट होता है ककि कुमारगुप्त: प्रथथके अन्त समय उसके 
राज्यके पश्चिमी प्रदेश हुणों, ( पुष्यमित्रों ), आदिके आक्रम्णोसे 
अवश्य ही उसके अधिकारसे निकक गये थे और गु० सं० १३६ 
( ६० स० ४५७०-वि० सं० ५११) के करीब इसीसे स्कन्दगुतको 
उनपर वापिस अधिकार करना पड़ा था। इसके बाद उसने बहेँ। 
( सुराष्ट्र-काठियावाड़ ) के प्रबन्धके लिये अपने सब कर्मचारियोंमें 
योग्यतम कर्मचारी पर्णदत्तको नियुक्त किया था । 

मिटारौसे भी सकन्दगुप्तका एक लेखे मिला है। उसमें लिखा है;--- 
* पितरिदि्वमुपेते बिश्ुतां चंशलक्ष्मी भुजबलविज्ितारिय्ये: प्रति- 
छाप्यभूयः ” अर्थात्‌ 'पिताके मरनेपर गड़्बड़ाई हुई वंशलक्ष्मीको, 
जिसने पुनः प्रतिष्ठित करके ” इससे भी प्रकट होता है कि कुमार 








(१) कोपस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरमू, जिल्द ३, नंबर १४ । 
(३ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, ए० ५२ । 
घ८० 


गुत्त-बंश। 
गुप्तके अन्तिम समय राज्यमें गड़बड़ मच गई थी; जिसको मिटानेके 
डिये उसके पुत्र स्कन्दगुप्तको शत्रुओंसे युद्ध करना पड़ा था। 
कुमारगुप्तकी मृत्यु ई० स० ४७५ (वि० सं० ५१२ ) में हुई 
थी । इसकी ल्लीका नाम अनन्तंदेवी और पुत्रोंका नाम स्कन्दगुप्त और 
पुरणुप्त था । यह अनन्तदेवी ही पुरगुप्तकी माता थी। परल्तु स्कन्दगुत् 
भी इर्साका पुत्र था या नहीं, इस बातका कुछ भी पता नहीं चलता 
है। इसके आश्वमेधिक सिक्कोके मिलनेसे प्रतीत होता है कि यह भी 
अतापी राजा था और इसने भी अपने दादा समुद्रगुत्तकी तरह अश्व- 
मेष यज्ञ किया था । 5 
कुमारगुप्तके सिक्कोंसे अनुमान होता है कि इसका इष्देव कार्ति- 
केय था और इसकी उपाधियाँ ' महेन्द्रः” और “महेन्द्रादित्यः थीं। 
गुप्त संवत्‌ ११६९ ई० स० ४३५-३६--बवि० सं० ४९१-९२ ) 
का लेखखण्ड गवालियरके ईशागढ़ परगनेके तुमैन गाँवसे मिला है। 
यह कुमारगुप्तके राज्य समयका है | इसमें घटोत्कचगुप्तकी वीरताका 
उल्लेख है। इससे अनुमान होता है कि शायद यह धटोत्कचगुप्त 
कुमारगयुप्त प्रथमका पुत्र या छोठा भाई हो और उस (कुमारगुप्त प्रथम ) 
के राज्य-समय ऐरनका शासक रहा हो । इसौसे इसके शासित प्रदे- 
शके छेखमें कुमारगुप्तके नामके साथ साथ इसका भी नाम दिया गया 
होगा | यदि यह अनुमान ठीक हो तो महाराज घटोत्कच गुप्तके इति- 
हासमें वर्णित वैशारलासे मिली ' श्रीघटोत्कचशुप्तस्थ ' नामवाली मुहर 


(१) अर्ली हिस्टी आफ इण्डिया, एू० ३०८। 
(२) जनेल एक्षियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, ( १८८९ ) ४० ८९ | 
(३ ) इण्डियन ऐण्टिक्रेरी, जिल्द ४९, ए० ११४-११५॥ 

२८१ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 
भी इसीकी अनुमान की जा सकती है। 

एक प्रकारके धनुर्षराक्षित सुवर्णके सिक्के मिले हैं | इनमें सीधी 
तरफ राजाके हाथ नीचे चिनी लेखप्रणालीमें 'घटो” लिखा होता है 
और उसके ऊपर अर्ध चन्द्र बना रहता है। परन्तु इसके किनारेंके 
लेखके साफ न होनेसे केवल उसका अन्तिम अक्षर “पः? ही पढ़ा 
जाता है | उछटी तरफ “ ऋमादित्यः ” छिखा रहता है। इनकी बना- 
बट और तोलूपर विचार करनेसे इनके बनानेका समय ईसबी सनकी 
पॉँचवीं शताब्दीका उत्तरार्ध ही विदित होता है। अतः ये सिक्के चन्द्र- 
गुप्त प्रथमके पिता महाराज घटोत्कचके समयके नहीं हो सकते । 
सम्भव है कि ये सिक्के इसी घटोत्कच गुप्तके हों । परन्तु इस बिषयमें 
निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 

कुमारगुप्तके सोने चाँदी और ताबेके सिक्केकि सिवाय रजताइत 
चेंदीके मुलम्मवाले ( आ।ए०० छो०(८० ) सिक्के भी मिले हैं | 

खुवर्णके सिके। 

धनुर्धराक्षित---इन सिक्कॉपर सीधी तरफ राजाके बायें हाथके नीचे 
“कु! ओर चारों तरफ उपगीति छन्दमें “ विजितावनिरव निपाति+ 
कुमारशुप्तो दिवं जयति ” अथवा “ जयति मदीतर्छ॑ कुमारशुप्तः, 
€ परमराजाधिराजश्रीकुमारशुप्तः, ' “ महाराजाधिराजश्रीकु मार - 
शुतः ' या ' शुणेशों महीतरछ जयति कुमारः ' लिखा होता है 
परन्तु पिछले दो पदोंवाले सिक्कोपर क्रमश: हाथके नीचे और कुहनीके 
बाहरकी तरफ ( चीनी लेखप्रणाढीकी तरह ) कुमार लिखा मिलता 
है | उलठी तरफ “ अ्रमिहेन्द्रः ” लिखा रहता है। 


(१ ) कैटलॉग ऑफ दि कौइन्स ऑफ गुप्त डाइनैस्ट्री, हेड २४, नं० ३ । 
र्८२ 


सुत्त-धंदा । 

खन्नधराक्षित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाकी दायें हाथकी 

कुहनीके नाचे ' कु” लिखा होता है। इसपर अधैचन्द्रकी आकृति बनी 

रहती है। किनारेपर उपगीति छन्दमें 'गामवजित्यखुचरितेः कुमार- 

शुर्तो दिवं जयति ' छिखा होता है। उल्टी तरफ “ शरकुमारशणुप्तः ! 
लिखा रहता है। 


आश्वमेघिक---इन सिक्कोपर सीधी तरफ ( बायें किनारेपर ) 
“ अयति दिवं कुमारः '” लिखा होता है। किसी किसीमें घोड़ेके पैरों- 
के नीचे ' अश्वमेघः ” लिखा मिलता है। उल्टी तरफ ' श्रीअश्व- 
मेघमहेन्द्रः ” लिखा रहता है। 

अश्वारोह्मड्टित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ उपगीति छन्दमें ' पृ- 
थियी तलम... ......“«««दिव जयत्यजितः,' “क्षितिपतिरजितो 
विजयी महेन्द्रसिंदों दियं जयाति,' “ क्षितिपतिरजितो विजयी 
कुमारशुप्तो दिवं जय॑ति, ' “ मुप्तकुछव्योमशशाी जयत्यजेयो जित- 
मद्देन्द्रड; ” “ कुमारणुप्तो जयत्याजितः या “गुप्तकुरामलखचन्द्रो 
मेहन्द्रक्मांजितो जयति ” लिखा होता है। उल्टी तरफ ' अजित- 
महेन्द्र: ' लिखा रहता है। 

सिंहवधाझ्लित-इन सिक्कोर्में सीधी तरफ उपगीति छन्‍्दमें * साक्षा 
दिव नरसिंहो सिंहमहेन्द्रो जयत्यानिशं,! ' क्षितिपतिरजितमहेन्द्र 
कुमारगुप्तोदिविं जयति, ! “ कुमारमुप्तो विजयी सिंदमहेन्द्रो दिवं 
जयति ' या वंशस्थविका छन्दमें “ कुमारणशुप्तो युधि सिंहविक्रमः 
लिखा होता है । उछटी तरफ्‌ “ श्रीमहेन्द्रसिंहः * या 'सिंहमहेन्द्रः” 
लिखा रहता है। 

व्याप्रवधाकह्लित---इन सिक्कोमें सीधी तरफ्‌ “ झ्रीमांव्याप्तबलपरा- 

२८३ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


क्रमः” लिखा होता है | उल्टी तरफ “कुमारणशुप्तोधिराजा ' लिखा 
'रहता है | ] 
मयूराक्षित---इन सिक्कोंमें सीधी तरफ्‌ 'जयति स्वभूमी गुणराशि 
४ एक महेन्द्रकुमारः ” लिखा होता है। उल्टी तरफ “महेन्द्रकुमार: 
लिखा रहता है। 

प्रतापाह्नित--इन सिक्कोर्में सीधी तरफ बीचकी मूर्तिके वाम 
भागमें “कुमार” और दक्षिण भागमें “शुत्तःः लिखा होता है और 
किनारेका लेख साफ न मिलनेके कारण अब तक नहीं पढ़ा गया है। 
उल्टी तरफ “ श्रीप्रतापः ” रिखा रहता है। 

गजारोह्यज्डित---इन सिक्‍कोंपरका लेख अब तक नहीं पढ़ा गया है 
और न अभी तक यही पूर्ण रूपसे कह सकते हैं कि ये इसी राजा 
( कुमारगुप्त प्रथम ) के हैं । 

सॉदीके सिफके । 

गरुडाझ्लित--इन सिक्‍्कोंपर सीधी तरफ राजाका मस्तक बना होतां 
है और किसी किसीमें मस्तकके पीछे “ वर्ष ? लिखा होता है। परन्तु 
अझ्ड नजर नहीं आते। उल्टी तरफ्‌ “ परमभागवतमहाराजाधिराज- 
ओऔफकुमार गुप्तमहेन्द्रादित्य ” या “ परम भागवतराजाधिराज॑भ्री- 
कुमारशुप्तमहेन्द्रादित्यः ? लिखा होता है । ये:सिंक्रे इसके राज्यके 
पश्चिमी प्रान्तके हैं। 

मयूराक्षित---इन सिक्कोपंर सीधी तरफ राजाका मस्तक होता है। 
किसी किसी सिक्केमें संवत्‌ मी लिखे रहते हैं; जिनमेंसे आज तक 
११९, १२२ और १२४ पढ़े गये हैं। उलटी तरफ उपगीति छन्दमें 
“ विजितावनिरवनिपतिः कुमारशुप्तो दिवं जयति ” लिखा रहता है। 

श्टछ 


शुप्त- बंध । 

ये सिक्के इसके राज्यके मध्यप्रान्तके हैं । 

( एशियाटिक सोसाइटीके मासिक पत्रमें इसका गुप्त संबत्‌ १३६. 
का सिक्का भी छपा है। ) 

चॉदीके मुलम्मेवाले सिक्के । 

गरुडाझ्धित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाका मस्तक और ग्रीक 
अक्षरोंके चिह् होते हैं। उछटी तरफ “ परमभागवतमद्दाराआाधि- 
राज श्ीकुमारगण॒स्मदेन्द्रादित्यः ” लिखा रहता है | (ये सिक्के. 
तॉबेके होते हैं और इनपर चाँदीका पानी चढ़ा रहता है । ) 

ताँबेके सिक्के । 

गरुडाक्लित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाकी खड़ी तसबीरः 
बनी होती है। उछटी तरफ “ क्ुमारणुप्तः ” लिखा रहता है। 

अभ्निकुण्डाक्लित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ “भ्रीकु? लिखा होता 
है। कुमारगुप्तके छेखों और सिक्कोके मिलनेके स्थानोंसे अनुमान होता. 
है कि इसने अपने पिताके राज्यकों अच्छी तरहसे सम्हाला था। 


७ स्कन्दगुप्त ( क्रमादित्यः )। 
ईं० स० ४५७५-४६९ (वि० सं० ५१२-५२६ ) । 
यह कुमारगुप्त प्रथमका पुत और उत्तराधिकारी था और गुप्तसंबत्‌ 
१३६ (ई० सं० ४५८०-वि० सं० ५१२ ) की वसन्तकतुमें राज्य- 
पर बैठा था । इसके समयके चार लेख और एक ताम्रपत्र मिला है । 
इनमेंसे पहछा लेख बिहारसे मिला है | इसमें संवत्‌ नहीं है। यह 
लेख दो भागोंमें विभक्त है। पहले भागमें कुमारमुतका नाम छिखा है और 


( १ ) कोर्पस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरम्‌, जिल्‍द ३, ए० ४७ । 
२८५ 





आरतके ध्राजीन राजवंश--- 


इस ( कुमारगुप्त ) के मन्त्री द्वारा यूपके बनवानेका वर्णन है। इससे 
यह भी प्रकट होता है कि इस मन्त्रीकी बहनसे कुमारगुप्तने विवाह 
किया था । यद्यपि इस छेखमें स्कन्दगुप्तका नाम नहीं है, तथापि इसके 
दूसरे भागमें स्कन्दगुप्तका नाम होनेसे और इस ( पहले ) भागमें 
भी “ स्कन्दगुप्तलट ” नामक गॉाँवका उल्लेख होनेसे यह स्कन्दगुप्तके 
समयका ही प्रतीत होता है। दूसरे भागमें स्कन्दयुत्का नाम दिखा 
है । € उपर्युक्त दोनों भागोंमें धार्मिक कार्योका उल्लेख है। ) 


दूसरा छेख भिटारीसे मिला है । इसमें विष्णुप्रतिमाकी प्रतिष्ठाका 
और उसके परूजनादिकके प्रबन्धके लिये गॉवके दानका वर्णन है। 
इससे विदित होता है कि कुमारगुप्तके अन्तिम समयमें राज्यपर विपत्ति 
आपडी थी और इस ( गुप्त ) बंशका प्रतापसूय भी मेघाच्छन्नसा हो 
गया था; परन्तु स्कन्दगुप्तने अपने बाहुबछसे राज्यपर आई हुईं इस 
विपत्तिको दूर कर दिया । इस बातके प्रमाणके लिये उक्त लेखमेंसे 
'कई पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं;--- 


( पंक्ति १० )--बिचलितकुललक्ष्मीस्तम्भनायोद्यतेन छ्विति- 
वल्लद्वयनीये येन नीता जियामा | समु-( पंक्ति ११ ) दितबकको- 
चान्पुष्यमित्रोश्व जित्वा क्षितिषचरणपीठे स्थापितों वामपादः । 


( १ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं जि० ३, एू० ५२ | 

( २ ) भ्रीयुत दरि रामचन्द्र दिवेकरका कथन है कि “पुष्यमित्रान्‌” के स्था- 
नपर “युद्धयमित्रान्‌? पाठ ठीछ प्रतीत होता है; क्‍यों कि इस छेखके सिवाय 
आज तक पुष्यमित्र लोगोंका कहीं भी प्रता नहीं चलता है । तथा उक्त छेखमें 
भी “पुष्य” और “युद्ध ” में विशेष अन्तर प्रतीत नहीं होता ।--( सरस्वती, 
मार्चे १९१४, ए० $५१-१५४। ) 


श्८द्‌ 


गुप्त-बेदा । 

अर्थात्‌ जाती हुई अपने बंशकी कक्ष्मीको रोकने लिये तैयार हुए 

जिस ( स्कन्दगुप्त ) ने जमीनपर लेट कर ही रात बिता दी और सेना 

और धनसे युक्त पुष्यमित्रोंकी जीतकर अपना बायाँ पैर राजाओंके 
ऊपर रक्‍खा | 

( पंक्ति १२ )-पितारिदिवमुपेते ( पंक्ति १३ ) विप्छुतां बंश- 
रूक्ष्मी भुजबलूबिजितारिय्येंः प्रतिष्ठाप्यमूयः जितमितिपरितो- 
चान्मातरं सास्तरनेचां हतरिपुरिव रृष्णो देवकीमम्युपेतः । 

अथोत्‌ पिताके मरनेपर गड़ाबड़ाई हुई अपने कुछकी लक्ष्मीको, 
अपनी भुजाओंके बल्से शरत्रुओंके नाश द्वारा पुनः प्रतिष्ठित करके 
पुत्रकी विजयसे हर्षके आँसू बहाती हुईं माके पास, जिस प्रकार 
शत्रुओंकी मारकर कृष्ण आये थे उसी प्रकार, स्कन्दगुत्त आया | 

(पंक्ति १४ ) स्वैडेण्डेः... ... रत्युव्मचलितं बंशं प्रतिष्ठाप्य । 

अथीत्‌ संकरटंमें पड़े हुए अपने बंशको, अपनी ही फौजकी सहा- 
यतासे पुनः प्रतिष्ठित करके। 

( पंक्ति १५ ) ह्वृणैय्यंस्यसमागतस्य समरे दोभ्योँ घरा 
कम्पिता। अथोत्‌ हूणोंसे छड़ते समय जिसके बाहुबलसे पृथ्वी कॉप 
्गश्थी । 

इस लेखकी ११ बीं पंक्तिमें पुष्यमित्रोंकी जीतनेका वर्णन आया 
है। परन्तु इन ( पुष्यमित्रों ) का पूरा पता गाना कठिन है | सम्भ- 
ब॒तः ये वे ही पुष्यमित्र होंगे; जिनका वर्णन विष्णुपुराणमें आया है। 
डाक्टर क्लीठके मतानुसार ये लछोग नर्मदाक्के निकट रहते थे | मि० 
विन्सैण्ट स्मिथ इनको ईरोनियन खयाल करते हैं | परन्तु अबतक इसका 

( १ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी ( १८८९ ), ४० २२६ । 

(९ ) ऑक्सफोड हिस्दी ऑफ इण्डिया, णू० १५६ । 

२८७ 





कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है । 

इस लेखकी १३ वां पंक्तिसे अनुमान होता है कि कुमारगुप्तने 
अपने अन्तिम समयमें उमड़ते हुए पुष्यमित्रोंको रोकनेके लिये स्कन्द- 
गुप्तको भेजा था। और इस ( स्कन्दगुप्त ) ने तीन मास तक घोर 
संग्राम करके उनको जीत लिया था। परन्तु इसके विजय प्राप्त 
करके वापिस लौटनेके पर्व ही इसका पिता कुमारगुप्त ( प्रथम ) मर 
चुकां था, इसी लिये इसको देखकर इसकी माके आँसू निकलप डे थे । 

इस लेखकी १५ बीं पंक्तिसे प्रकट होता कि इसने हृणोंपर भी 
विजय प्राप्त की थी । 

यद्यपि उपर्युक्त लेखमें संवत्‌ नहीं लिखा है, तथापि यदि उप- 
युक्त हृण और जूनागढ़के लेखवाले म्लेच्छ एक ही हों तो मानना 
पड़ेगा कि यह लेख ई० स० ४७५५ (वि० सं० ५१२ ) के आस- 
पासका है; क्‍यों कि इसी समय पहले पहल गुप्त राज्य पर हणोंका 
आक्रमण हुआ था। 

होन॑ले साहब इस लेखकों ई० स० ४६५७ (बि० सं० ५२२ ) 
के बादका मानते हैं। इसके प्रमाणमें वे कहते हैं कि उक्त संबत्‌- 
के पर्व गाँधार पर हूणोंका अधिकार नहीं हुआ था | परन्तु अब तक 
इस बातका निश्चय नहीं हुआ है कि इस लेखमें लिखे हृणोंके साथके 
युद्धसे भारत पर किये गये हृणोंके किस आक्रमणसे तात्पर्य है। 

तीसरा लेख जूनागढ़से मिला है। यह गुप्त संवत्‌ १३८ ( ई० 
स० ४५७-४५८८--वि० सं० ५१३-५१४ ) का हैं | इसके दो भाग 

(१ ) जनंल रॉयल एशियारिक सोसाइटी, (१९०९), पृ० १३६-१२८ + 

(२ ) कौपेस इन्सकिपशन इण्डिकेरं, जिल्‍द ३, छू० ५६ । 

२८८ 


सुप्त-धंश । 
हैं:...पहले भागसे विदित होता है कि उस समय स्कन्दगुप्तकी तरफसे 
पर्णदत्त सुराष्ट्रका अधिकारी था और उसने अपने पुत्र चक्रतढितको 
गिरिनगर ( गिरनार ) का अधिकारी नियुक्त कर दिया था । तथा 
गुप्त संवत्‌ १३६ (ईं० स० ४५०-४५६>-त्रि० सं० ५११- 
५१२ ) में वर्षाकी अधिकतासे सुदर्शन नामक झीलका बाँध टूट 
गया था | उसको गुप्त संत्त्‌ १३७ (६० स० ४५६-४५७-बि० 
सं० ५१२-०५१३ ) में उक्त चक्रपालितने दुरुत्त करवाया। दूसरे 
भागसे विदित होता है कि गृत सं० १३८ में चक्रपाडितने चक्रभत्‌ 
नामक विष्णुका मन्दिर बनवाया था। इस लेखके पहले भागकी 
तीसरीसे छठी पंक्ति तकके छोकोंसे भी प्रकट हेता है कवि पिताके 
मरनेपर स्कन्दगुप्तने अपने भुजबढसे शत्रुओंको जीतकर अपना राज्य 
प्रतिष्ठित किया था और शत्रुओंकी दबाये रखनेके लिये अपने राज्यके 
प्रत्येक प्रान्तमें अधिकारी नियुक्त कर दिये थे। 
चौथा लेख कहौम ( ककुभप्राम ) से मिला है! | ( यह कहौम 
नामक गाँव गोरखपुर परगनेमें है। ) यह लेख गुप्त संत्रत्‌ १४१ 
(६० स० 9४६०-४६ १--वि० सं० ५१६-५१७ ) का है । इस 
छेखसे प्रकट होता है कि मद्र नामक किसी पुरुषने उक्त ( ककुभ ) 
गॉबमें पॉँच तीर्थक्कूरोंकी मूर्तियाँ और एक स्तम्भ बनवाया था। य- 
द्यपि यह मद्रक जैन था, तथापि इसको न्राह्मणोंभ भक्ति रखनेवाला 
लिखा है | यह लेख भी स्कन्दगुप्तके समयका ही है । इससे प्रकट 
होता है कि उक्त समय तक गुप्त राज्यके पूर्वी और पश्चिमी प्रान्त भी 
स्कन्दगुप्तके ही अधिकारमें थे । 
इसके समयक्रा एक ताम्रपत्र इन्दौरसे मिला है । यह गुप्त संबत्‌: 
२८९ 
१९ 


मारतके प्राथीन राजबंधा-” 
१४६ ( ई० स० ४६५-४६६--वि० से० ५२१-५२२ ) का 
है। इससे वरिदित होता है कि, स्कन्दगुप्तका सामन्‍्त वैश्यपति 
सर्वेनाग अन्तर्वेदी ( गड़ा और यमुनाके बीचका देश ) का स्वामी 
था । उसके समय किसी देवविष्णु नामक ब्राह्मणने इन्द्रपुरके 
सूर्यमन्दिरमें दीपक जलानेके लिये दान दिया था। इस ताम्रपत्रसे 
बिदित होता है कि उस समय तक भी गुप्तराज्यके मध्यक्रे प्रदेशेमिं 
शान्ति तिराजती थी । इस ८ ताम्रपत्र ) में स्कन्दगुप्तकी उपाधि 
£ परमभद्टारकमहाराजाधिराज ? लिखी है । 

गुप्त संतत्‌ १४७८ ( ईं० स० ४६७-४६८८-बि० सं०५२३-- 
७५२४ ) का एक लेख गढवासे मिला है । यद्यपि इसमेंके राजाका 
नाम टूट गया है, तथापि संवतादिकोंसे अनुमान होता है कि यह 
छेख भी स्कन्दगुप्तके समयका ही है | इससे प्रकट होता है कि उस 
समय तक भी इसका राज्य निष्कण्टक था | 

सोमदेवरचित कथासरित्सागरके १८ वें भागमें राजा विक्रमा- 
दित्यकी एक कथा लिखी है कि “ एक समय उज्जेनमें महेन्द्रादित्य 
नामक राजा राज्य करता था । उसके समय भारतपर म्लेच्छोंने अपना 
अधिकार बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु महेन्द्रादित्यके पुत्र विक्रमा- 
दित्नने उनका नाश कर डाछा |” इस कथाका और कुमारगमुप्तके 
भिटारी और जूनागढ़के लेखोंका भाव बिल्कुल मिल्ता हुआ ही है । 
उनसे भी-जैसा कि हम पहले लिख चुके हें-विदित होता है कि 
हुणेने कुमारगुप्तके अन्तिम समय उसके राज्यपर हमला किया था। 
परन्तु उसके पुत्र स्कन्दगुप्तने उनको जीतकर अपने राज्यकी रक्षा की। 
(3 ) झर्पस इन्सक्रिपणर्न इण्डिकेरमू, जिल्द ३, नंबर ६९।........ 

२९० 


शुठ-चंशा । 
ऊपर ढिखी हुई कथासरित्सागरकी कथामें राजाका नाम भहेन्द्रा- 
दित्य और उसके पुत्रका नाम विक्रमादित्य लिखा है। कुमारगुप्त और 
स्कन्दगुप्तके सिकॉसे प्रकट होता है कि कुमारगशुप्तकी उपाधि महेन्द्रा- 
दित्य और उसके पुत्र स्कन्दगुप्तकी विक्रमादित्य थी | अतः उक्त 
कथाका संबन्ध इन्हीं दोनोंके समयसे है । मि० जोहन ऐलनका अनु- 
मान है कि “ यद्यपि राज्यपर बैठते समय स्कन्दगुप्तने हृर्णो (म्लेच्छों) 
के आक्रमणको रोक दिया था, तथापि इसके चाँदीके गरुडाक्लित 
सिक्केकि बहुत कम मिलनेसे अनुमान होता है कि इसके राज्यके 
अन्तिम भागर्म गुप्त राज्यका पश्चिमी प्रान्त, जिसमें इस प्रकारके सिके 
ढाले जाते थे, इसके हाथसे निकक गया था । इसके उत्तराधिकारीके 
इस प्रकारके (चौँदीके गरुडाज्लित ) सिक्‍्कोंके न मिलनेसे भी उपर्युक्त 
बातकी ही पुष्टि होती है, क्योंकि ऐसे सिक्के गुप्तराज्यके पश्चिमी प्रान्तमें 
ही चलते थे और जब वह प्रान्त इस ( स्कन्दगुप्त ) के हाथसे निकल 
गया तब फिर इसके उत्तराधिकारीको उनके ढाढनेका सौभाग्य कैसे 
प्राप्त्गदो सकता था? ई० स० ४६५ ( वि० स० ५२२ ) के 
करीब टवणोंने गान्धार ( पश्चिमी पंजाब ) पर अधिकार कर लिया और 
ईं० स० ४७० (वि० स० ५२७ ) के करीब स्कन्दगुप्तके राज्य 
पर दुबारा आक्रमण किया | स्कनदगुप्तने राज्यपर बैठते समय इनके 
हमलेसे अपने राज्यकी अच्छी तरह बचा लिया था, तथापि बह इस 
( पिछले ) आक्रमणको न सम्हाल सका। इससे गुप्तराज्यकी जड़ 
हि गई और इसके बाद इसके वंशजोंका राज्य केवठ अपने पूर्बी 
आन्तों पर ही रह गया ।” ः 
परन्तु कुमारमुप्त प्रथमके और बुधगुप्तके दामोदरपुरसे मिले हुए 
०१ 


भारतके प्राजीन राजवंधा-- 
ताम्रपत्रोंकी देखकर स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्कन्दगुप्त और उसके 
उत्तराधिकारियेंकि समय भी पुण्ड्वर्घन ( उत्तरी बंगाल ) पर गुप्तोंका 
ही अधिकार था। इसी प्रकार इन्दौरसे मिले हुए गुप्त संबत्‌ १४६ 
(६० स० 9६७-वि० सं० ५२३) के स्कन्दगुप्तके समयके ताम्र- 
पैत्रसे अन्तर्वेदि ( गंगा और यमुनाके बीचका प्रदेश ) और इन्दौरका 
भी इसीके अधिकारमें होना सिद्ध होता है। कोसम ( कौशाम्बी-- 
जमनाके बॉँये किनारे पर ) से मिले गुप्त संवत्‌ १३९ (६० स० 
४०९ ) के महागजा भामवर्माके लेखमें यद्यपि गुप्त राजाका नाम नहीं 
है तथापि उसमें गुप्त संबतके होनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस 
समय वह प्रदेश भी स्कन्दगुप्तके ही अधीन था। 

स्कन्दगुप्तकी उपाधि “क्रप्तादित्य? थी । परन्तु चाँदौके किसी 
किसी सिक्के पर विक्रमादित्य” भी लिखी मिलती है। 

इसके सोने और चौंदीके अब तक बहुत कम सिक्के मिले हैं । 
इनमेंसे वे सोनेके सिक्के-जो कि इसके राज्यके प्राराम्भिक काठमें ढाले 
गये थे-इसके पर्व जोंके सिक्‍कोंसे मिलते हुए ही हैं। परन्तु इसके रा- 
ज्यंके उत्तरकालिक सिक्‍्क्रे-और खास कर पूर्वी प्रान्तके सिक्‍्के-ख़राब 
सुबर्णके बने हैं तथा वजनमें भी पहलेबालोंसे भारी हैं । 

इसके कई प्रकारके सुत्रणेके सिक्के मिले हैंः---- 
पूवेकालछिक । * 

धनुर्घरद्वित---इन सिक्कों पर सीधी तरफ राजाके बॉयें हाथके. 

नीचे चीनी लेखप्रणालीम कक ? लिखा रहता है। सिक्‍केके बाँयें 


किनारे पर 'खुघन्वी' और दाग पर 'जयति महाीतरू' पढ़ा जाता है। 


. (१) एपिग्राफिया इण्डिका, जि० १५, ५० १२९,१४४। 
(२-३) फौपंस इ० इ० जि० ३, नें० १६ औरर नं० ६०५, ए० २६६-६७ । 
बणर 





श॒त्त-चंश । 

इसमेंका यह दाई तरफका लेख स्पष्ट न होनेसे अब तक पूरा नहीं 
पढ़ा गया है। उछटी तरफ “भीस्कन्द्शुप्तः” लिखा रहता है। 

लक्ष्मपड्डित---इन सिक्‍कों पर भी ऊपर लिखे धनुधराक्लित सिक्‍कोंके 
समान ही लेख होता है| अन्तर केबल इतना ही है कि इनमें राजाके 
हाथके नीचे कुछ नहीं लिखा होता | 

उक्त दोनों प्रकारके सिक्के तौलमें अन्य गुप्त सिक्केकि समान ही 
होते हैं और स्कन्दगुप्तके राज्यके प्रारम्भिक कालके समझे जाते हैं। 

उचस्तरकालछिक । 

धन्धेराक्षि---इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाके हाथके नीचे 

5 कु ” और किनारे पर उपगीति छन्दमें “जयति दिवं श्रीक्रमादित्यः ! 


लिखा होता है। उल्टी तरफ 'ऋमादित्य/ लिखा रहता है | 

ये सिक्के तौलमें अन्य सिक्‍कोंसे भारी होते हैं और इनका सुवर्ण 
भी खराब होता है। ये इसके राज्यके उत्तर कालके समझे जाते हैं। 

चॉदीके सिफके । 

गरुडाक्लित---इन सिक्‍कोंपर सीधी तरफ किसी किसीमें राजाके 
भस्‍्तकके पीछे “बर्षे! छिखा होता है। उल्टी तरफ “ परमभागवत- 
महाराजाधिराजश्रीस्कन्द्शुप्तक्रमाद्त्यः ” लिखा रहता है। 

ये सिक्के इसके राज्यके पश्चिमी प्रान्तके हैं। 

दृषभाद्ित---इन सिक्कों पर सीधी तरफ कुछ नहीं छिखा 
होता। उछटी तरफ “ परमभागवतमहाराज़ाधिराजश्रीस्कन्द गुप्त- 
अमादित्यः ” लिखा रहता है। परन्तु इनके छेखोंमें बड़ी गड़बड़ 
होती है। किसी सिक्‍केमें कोई अक्षर भूछसे छुटा हुआ होता है 
और किसीमें कोई । 

श९३ 


भारतके आचीन राजवंश--- 


अग्निकुण्डाद्भगित---इन सिक्कों सीधी तरफ ग्रीक अक्षरोंके चिह् होते 
हैं। उल्टी तरफ ' परमभागवतश्मीचिक्रमादित्यस्कन्द्शुप्तः ” या 
परमभागवतश्रीस्कन्द्गुष्तक्रमादित्यः लिखा होता है। किसी 
किसीमें अन्तिम लेखके बीचके कुछ अक्षर भूलसे छुटे हुए होते हैं, 
तथा किसी किसी सिक्‍केपर ( उलठ्टी तरफ ) केवछ “ परमभागवत- 
ओऔस्कन्दगुष्तः” ही लिखा रहता है। 


मबूराक्षित--इन सिक्‍कोंपर सीधी तरफ संवतके अड्डू लिखे रहते 
हैं; जिनमेंसे अब तक गुप्त संवत्‌ १४१,१४५ ( ८१),१४६ 
ही मिले हैं। (इनमें १४५ में का पॉँचका अज्ढ सन्दिन्ध है। ) 
उल्टी तरफ उपगीति छन्दमें 'विजितावनिरवनिपतिजेयाति दिख 
स्कन्दगुप्तोयं” या 'विजितावनिरवानिपातिःभ्रीस्कन्दगुप्तो दिवं ज- 
याति ' लिखा रहता है। ये मयूराज्धित सिक्के इसके राज्यके मध्य 
प्रान्तके हैं। 


इस राजा (स्कन्दगुप्त) के सुवर्णके केवछ दो ही प्रकारके सिक्‍कोंके 
मिलनेसे और उनमें भी अन्तिम समयके सिक्‍कोंका सुवर्ण खराब 
होनेसे अनुमान होता है कि इसके समय राज्यका वह परूबंका विभव 
और विस्तार शायद कुछ घट गया था । 

( रॉयछ एशियाटिके सोसाइटीके मासिक पत्रमें इसका गुप्त-संवत्‌ 
१४८ का सिक्का भी छपा है। ) 

स्कन्दगुप्तकी मृत्यु ई० स० ४६८ (वि० सं० ५२५) के बाद 
हुई होगी । मि० स्मिथ ई० स० ४६७ (बि० सं० ५२४ ) में 
इसकी मृत्यु मानते हें | 

घ्ण्छ 


शुत्त-चंशा ! 
कुमारगुप्त द्वितीय । 
ईं० स० ४६९-४७६ (वि० सं० ७५२६-७५३२ )। 

सारनाथसे बौद्ध मूर्तियोंपर खुदे हुए तीन लेख मिले हैं। उनमेंका 
पहला गु० सें० १५४ (ई० स० ४७४-वि० सं० ५३० ) का 
है | उसमें छिखा है “ भूमि शासति कुमारगुप्तेः” | इससे स्पष्ट 
प्रकट होता है कि उस समय कुमारगुप्तका राज्य था। परन्तु यह 
लेख स्कन्दगुप्तके पिता कुमारगुप्त प्रथमका तो हो ही नहीं सकता | 
अतः स्पष्ट है कि यह स्कन्दगुप्तके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय « 
का ही होगा। श्रीयुत राधागोविन्द बसाकका अनुमान है कि जिस 
प्रकार चन्द्रगुप्त प्रथमके पौत्रका नाम भी चन्द्रगुप्त ही था उसी 
प्रकार कुमारगुप्त प्रथमके पौत्रका नाम भी कुमारगुप्त हो तो इसमें 
शकूबाकी कोई बात नहीं है । 

मन्दसोरसे माख्व संवत्‌ 9९३ और ५२९ (३० सं० ४३७ 
और ४७३ ) का एक लेख मिलो है | इसका वर्णन हम कुमारगुष्त 
प्रथमके इतिहासमें कर चुके हैं | इसमें माठछय संबत्‌ ५२९ (३६० 
स० ४७३) में दशपुर (मालवा ) के जिस सूययमन्दिरके जीर्णोद्धारका 
वर्णन है, बह इसी कुमारगशुष्त द्वितीयके समय हुआ होगा । 

बुधगुप्तका लेख गरु० सं० १७७ का मिला है | अत; यदि ग्रु० 
सं० १५६ तक कुमारगुप्तका जीवित रहना माना जाय तो खोहसे मिला 
हुआ महाराज हस्तीका ताम्रपत्र भी इसी कुमारगुप्तके समयका होगा; 
क्यों कि उसमें गु० सं० १५६ (ई० स० ४७६-वि० सं० ५३३) 

(१ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द ४७, ए० १६१-१६२ | 


, ( २-३ ) कॉर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌ , जिल्द ३, ५० ७९-८८ और 
नं० २१, ० ९३-१००। 


श्थ्५ 


भारतके ग्रा्यीन राजवंश--- 


छिखा है | परन्तु यदि कुमारगुप्त द्वितायका देहान्त इसके पूर्व ही हो 
गया हो तो यह उसके उत्तराधिकारी बुधगुप्तके समयका समझा जायगा। 
इस लेखमें केवल ' शुप्तनृपराज्यभुक्ती ' लिखा होनेसे उस समयके 
राजाके नामके विषय निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु 
इतना तो इससे अवश्य सिद्ध होता है कि माल्वेपर उस समय तक 
भी गुप्तराजाओंका ही अधिकार था | 

कुछ सोनेके सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिनपर “ प्रकाशादित्यः ' 
लिखा है । मि० विन्सैण्ट स्मिथँका अनुमान है कि ये सिक्के भी पुरगु- 
प्तके ही हैं। परन्तु इस अनुमानको स्वीकार करनेसे पुरगुप्तकी “विक्र- 
मादित्य ” और  प्रकाशादित्य ” दो उपाधियाँ माननी पड़ेंगी जो ठीक 
प्रतीत नहीं होतीं । 

होने साहबे इन ' प्रकाशादित्य ” उपाधिवाले सिक्‍कोंकी यशोधर्मा- 
के मानते हैं| परन्तु मि० जोहन ऐलने इससे सहमत नहीं हैं। उनका 
कथन है कि एक तो सिक्‍कों पर 'विजित्य वर्ुधां दिवं जयति ! 
लिखना गुप्तवंशियोंमें रूढीसी हो गई थी और इसके लिखनेका अधि- 
कारी होनेके लिये राजाको वास्तवमें पृथ्वीविजयकी आवश्यकता नहीं 
होती थी | अतः केवल उक्त लेखके अक्षरार्थंकों सार्थक करनेके लिये 
यशोधमीकोी घसीटना उचित नहीं है। दूसरे अब तक कहीं भी 
यशोधर्माकी “ प्रकाशादित्य ” उपाधि नहीं मिली है। 

मि० एलर्ने इन सिक्‍कोंको स्कन्दगुप्तके उत्तराधिकाराके अनुमान 





(१ ) भर्ली हिस्दी ओफू इण्डिया, ए० २९३ । 
(२ ) जर्नठ रॉयल एक्षियाटिक सोसाइटी (१९०९ ) पृू० १३५-१३६ । 
( ३-४ ) कैटलेंग ऑफ दि कोइन्स ऑफ गुप्त डाइनैस्टी ( इण्ट्रोडकशन ) 
पूृ० ५२। 
रण 


शुप्त-चंदा । 


करते हैं; जो कि ईसाकी पाँचवी शताब्दीके अन्तिम भागमें हुआ 
होगा। आगे चलकर उन्होंने यह भी लिखा है कि आजतक स्कन्दगुप्तके 
उत्तराधिकारीका कुछ पता न छगनेके कारण ही भिठारीकी मुहरके 
आधार पर स्कन्दगुप्तका उत्तराधिकारी उसके भाई पुरगुप्तको मान 
लिया है। परन्तु सम्भव है कि स्कन्दगुप्तके समयसे इस वंशकी दो 
शाखाएँ हो गई हों और मुख्य शाखामें स्कन्दगुप्तके वंशज रहे हों 
और उपशाखामें पुरगुप्तके वंशज हों । 


उपयुक्त सारे अनुमान उस समय तकके हैं; जब तक कि स्कन्द- 
गुप्तके उत्तराधिकारीका पता नहीं चछा था। परन्तु अब सारनाथसे मिले 
हुए गु० सं० १५७ के लेखके आधार पर इसके स्कन्दगुप्तक उत्तराधि- 
कारी सिद्ध होनेसे यदि ये सिक्के इसी कुमारगुप्त द्वितीयके मान लिये 
” जायेँ तो सब गड़बड़ मिट जायगी। यद्यपि ये सिक्के कुमारगुप्त तृतीयके 
सिक्कोंसे दिखनेमें भद्दे हें तथापि नरसिंहगुप्ते सिक्‍कोंसे मिलते हुए 
हैं और यदि इनकी सुबर्णकी उत्तमता पर विचार किया जाय तो ये 
नरसिंहगुप्तके सिक्‍कोंसे पहलेके प्रतीत होंगे । 


प्रकाशादित्य उपाधिवाछे सोनेके सिक्के । 


सिहा श्वारोह्म॑कित---इन सिक्‍कों पर सीधी तरफ घोड़ेके नीचे 'रू' 
या “ड” और किनारे पर उपगीतिछन्दमें 'विजित्य चखुधां दिवं जयति' 
लिखा होता है। उछटी तरफ ' श्रीध्रकाशादित्यः ' लिखा रहता है। अभी 
'तक इस विषयका पूरा प्रमाण न मिलनेसे कुमारगुप्त द्वितीयके विषयमें 
विद्वानोंने अधिकतर अनुमानसे ही काम लिया है। 


२९७ 


भारतके प्राचीन राजबंश-- 


बुधगुप्त ! 

ई० स० ४७६-५०५७ (वि० स० ५३२-५६२ ?) के निकट तक 

हम कुमारगुप्त द्वितीयके वर्णनमें सारनाथसे मिली हुई बौद्ध 
मूर्तियोंके तीन छेखोंका उल्लेख कर चुके हैं | इनमेंसे पहला गु०से० 
१७४ का लेख बुधगुप्तके पिता कुमारगुप्तके समयका है। परन्तु दूसरे 
और तीसरे लेखमें क्रमशः लिखा है:--- 

“मुप्तानां समतिक्रान्ते सप्तपंचाशदुत्तरे शते समानां पृथिवीं 
बुधगुप्ते प्रशासति” 

“,,.प्त पंचाश दुसरे शते समानां पृथिवीं बुधगु...(५ते ) प्रा - 
सति वशाखमालसे सप्तमे ” 

इनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त संबत्‌ १५७ (६० स० 
३४७७--वि० सं० ५३४ ) में बुधगुप्तका राज्य था। 


कुमारगुप्त प्रथमके इतिहासमें हम जिन दामोदरपुरसे मिले हुए पाँच 
ताम्रपत्रोंका उल्लेख कर चुके हैं उनमेंसे पहले दो तो कुमारगुप्त प्रथ- 
मके समयके हैं और उसके बादके दो इस बुधगुप्तेके समयके 
हैं। इनमें बुधगुप्तकी उपाधि “' परमदैवतपरमभद्वारकमदाराजा- 
घिराजश्री ? लिखी है। इनमें भी धर्मकार्यके लिये प्रथ्वी खरीदनेका 
उल्लेख है। यद्यपि इन दोनमिंसे संवत्‌के अझ्लू नष्ट हो गये हैं; तथापि 
इनसे यह तो स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि बुधगुप्तके समय भी गुप्त- 
राज्यका पूर्वी हिस्सा ( उत्तरी बंगाल ) इसीके राज्यमें सम्मिलित था। 


(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्ेरी, जिल्द ४७, ४० १६२। 
(२ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १५, ए० १३४-१४१ | 
रश्९्८ 


आुत-धंध | 

एरनसे स्तम्म पर खुदा हुआ गुप्त संवत्‌ १६५ (६० स० ४८४- 
८०-बवि० सं० ५४ १-४२ ) का एक लेखे मिला है । इसमें बुधगुप्तके 
राज्यसमय महाराज मातृविष्णु द्वारा ध्वजत्तम्भ स्थापित करनेका वर्णन 
है | इसी छेखसे यह भी पता चलता है कि उस समय महाराज छुर- 
श्मिचन्द्र यमुना और नर्मदाके बीचके प्रदेशका शासक था | 

इसके चौंदीके सिक्के मिले हैं:---- 

मयूराक्धित---इनमें सीधी तरफ राजाके भस्तकके पीछे संवत्‌ लिखा 
रहता है। इनमेंसे अब तक केवल गुप्त संवत्‌ १७५ (ई० स० ४९४- 
९०-वि० सं० ५५०-५१ ) ही पढ़ा गया है। उल्टी तरफ 
उपगीति छन्दमें ' विजिताबानिरवनिपतिः भ्रीबु धगुछो दिवं जयाति ” 
लिखा होता है। यह लेख कुमारगुप्त प्रथम और स्कन्दगुप्तके सिक्कों 
परके लेखोंसे मिलता हुआ ही है। 

उपर्युक्त लेखों और सिक्‍कोंसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुधगुप्तका 
राज्य उत्तरी बंगाछठ, सारनाथ और नर्मदा व जमनाके बीचके प्रदेश 
पर था | 

चीनीयात्री हुएन्त्संगके आधारपर कर्मिगहाम साहबने लिखा है कि 
बुधगुप्त शीलादित्यके मगधको जीतनेके समयसे पहलेका चौथा राजा 
था | शीलादित्यने ईं० स० ६०० में मगध विजय किया था | 

हम पहले गुप्त संबत्‌ १६५ के एरनके स्तम्भके लेखका उल्लेख 
कर चुके हैं। इसमें बुधगुप्तके समय महाराज सुरश्मिचन्द्रका मालवेका 
शासक होना, और इसके अर्धनिके विषयपति प्रादेशिकशासक मातृ- 
विष्णु और उसके छोटे भाईका ध्वजस्तम्म खड़ा करना छिखा है। 

(१ ) फ्छीटका कौपेस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिलल्‍्द २, नं० १९ । 

२२९, 


:सारतके भाचीन राजवंशं-- 


इससे प्रकट होता है कि उस समय तक मालवेपर बुधगुप्तका ही 
अधिकार था। परन्तु वहीं ( एरन ) से एक लेख तोरमाणके राज्यके 
पहले वर्षका मिला है। इसमें स्वर्गवासी मातृविष्णुके छोटे भाई दयित- 
विष्णुके एक मन्दिर बनवानेका उल्लेख है। यह मन्दिर महाराजा- 
घिराज तोरमाणके राज्य-समय बनाया गया था। यद्यपि इस छेखमें 
'संबत्‌ नहीं है, तथापि बुधगुप्तके उसी स्थानके गु० सं० १६५ (ई० 
-स० ४८४-५-वि० सं० ५४१-२ ) के लेखमें उल्लेिखित मातृ- 
विष्णुके स्व॒गंवास होनेके बाद दयितविष्णुके उक्त मन्दिरके बनवानेका 
उल्लेख होनेसे स्पष्ट प्रकट होता है कि ई० स० 9४८४-७५ ( वि० 
'सं० ५४० १-२ ) तक मालवेपर गुप्तोंका ही अधिकार था और उसके 
बाद किसी समय उसपर तोरमाणने कब्जा कर लिया होगा। 


उपयुक्त लेख जहँसे मिले हैं उस स्थान(एरन)का उल्लेख समुद्रगुप्तके 
लेखमें ऐरिकिण नामसे आया है और उसीका उल्लेख पूर्वोक्त हृण- 
वैशी तोरमाणके लेखमें भी है। उस समय इसका विषयपति (हा- 
किम ) मातृविष्णुका छोटा भाई धन्यविष्णु था। इससे प्रकट होता 
है कि समुद्रगुतसे लेकर बुधगुप्ततके समय तक इस पश्चिमी प्रदेश 
( मालवा ) पर गुप्तोका ही अधिकार था और गुप्त सं० १६५ के 
बाद किसी समय कुछ काछके लिये इस पर तोरमाणका अधिकार 
- हो गया था। 


उपर्युक्त प्रमाणों पर विचार करनेसे डाक्टर हॉनेले, मिस्टर बि- 





( १ ) फ्लीटका कोपेस इन्सकिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, नं० ३६ । 
( ३ ) क्रीठका कोपस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, नं० २। 


३७०७० 


जुध्त-बंश 

न्सैण्ट स्मिथ और मिस्टर जोहन एलन आदि बिद्वानोंका अनुमान ठीक 
प्रतीत नहीं होता । उनका अनुमान है कि बुधगुप्तका राज्य केवल 
यमुना और नमेंदाके बीचके देश पर ही था, या उस समय पूर्वी माल- 
वेके गुप्तोकी एक अलग ही शाखा थी। क्‍यों कि बुधगुप्तके लेखोंसे 
प्रकट होता है कि वह उत्तरी बंगाल, बनारस और मालवेका स्वामी 
था। अतः स्कन्दगुप्तके बादसे गुप्तोंके हाथसे पश्चिमी प्रदेश (माछवा) 
का निकल जाना नहीं माना जा सकता | 

खोह (बघेलखण्ड) से गुप्त संबत्‌ १६३ (६० स० ४८२-८३८ 
वि० सं० ५३९-४० ) का पसरिाजक महाराजा हस्तीका एक 
लेख मिला है। इसमें “ गुप्तन्नपराज्यभुक्तो ” लिखा होनेसे प्रकट 
होता है कि उक्त परित्राजक राजा हस्ती भी इसी बुधगुप्तका सामन्‍्त था । 

कारी तलाई ( जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ) से गु० सं० १७४ (ई० स० 
४९३-४-वि० सं० ५००-१ ) का एक तात्रपत्र उच्छकल्पके 
महाराज जयनाथका मिला है | इसमें गुप्त संवत्‌ लिखा होनेसे श्रीयुत 
बर्सोक इसे भी बुधगुप्तका सामन्त ही अनुमान करते हैं | डा० क्लीट- 
ने भी अपने गुप्त लेखोंकी भूमिकामें लिखा है कि पाँचवीं शताब्दीके. 
चौथे चरणमें भी गुप्तोंका प्रभाव विद्यमान था । 

(१ ) जर्नल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ( १८८९ ) ४० १३५। 

(२ ) एलन्स, इण्डियन कोइन्स, गुप्त डाइनेस्टी (इण्टोडकशन ) पृ०६२। 

(३ ) अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, ५० ३११ और एहून्स गुप्त कौइन्स 
( इण्टरोडकशन ) एू० ४९ । 

(४-५ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, नं० २२ और २६ । 

( ६ ) एपिआफिया इण्डिका, जिल्‍्द १५, ४० १२३ | 

(७ ) कौपस इन्सक्रिपश ने इण्डिके रं, जिल्द ३, (इण्ट्रोडकशन) छएू० २०-२१ ५ 


३०१ 


भारतके प्राचीन राजवंश । 


मि० विन्सैण्ट स्मिथने लिखां है कि ईैं० स० ४७० (वि० सं० 
७२७ ) के आसपास स्कन्दगुप्तकों वैदेशिकोके लगातार होनेवाले 
आक्रमणोंके आगे सिर झुकाना पड़ा था और उसकी मृत्यु ई० स० 
४9८० (वि० सं० ५३७) के आसपास हुई थी। परन्तु ऊपर दिये हुए 
लेखों आदिके आधार पर अब यह अनुमान ढीक प्रतीत नहीं होता। 


श्रीयुत के० पी० पाठकका अनुमान है कि गु० सं० १८० (ई० 
स० ५०० ) के आसपास तोरमाणने बुधगुप्तसे मालवा और सुराष्टर 
छीन लिया था। इसी समयसे शायद सुराष्ट्रमें मेत्रकबंशी भटाकैने 
हृणोंके सामन्‍तकी हैसियतसे वहाँ पर अपना राज्य कायम किया 
होगा। परन्तु मश्नगोँवसे मिले हुए गुप्त संवत्‌ १९१ (६० स० 
५१०-१ १--वि० सं० ५६७-८ ) के महाराजा हस्तीके ताम्रपंत्रमें 
और खोहसे मिले इसके पुत्र संक्षोमके गु० सं० २०९ (६० स० 
७२८-९-बवि० सं० ५८०-६ ) के तात्रपत्रमें 'शुप्तनुपराज्यथ्युक्ी' 
लिखा होनेसे सिद्ध होता है कि गुप्तोंके राज्यके मध्यके प्रान्तों पर 
उस समय तक भी उन्हींका अधिकार था। दह्वण केबल इनके पश्चिमी 
राज्य पर ही अधिकार कर सके थे । मध्यका और पूर्वी प्रदेश गुप्तोंके 
ही अधिकारमें रहा था | इसीसे रापसन साह॒बका यह अनुमान भी-- 
कि ईसबवी सनकी पॉँचवीं शताब्दौके अन्तिम भागमें इनके सब सा- 
मन्त स्वाधीन हो गये थे-ठाक नहीं प्रतीत होता । 





(१ ) भर्ली दिलद्वी ऑफ इण्डिया, 2० ३१०-११ । 
( २-३ ) कौर्पस इन्सक्रिपश्चन इण्डिकेरं जिल्द ३, नं० २३ और २५। 
( ४ ) रापसन, इण्डियन काइन्स, ० २६, ९२ | 
३०२ 


शुप्त घंश । 

उपर्युक्त सब बातों पर विचार करनेसे यही सार निकलता है कि 
भाजुगुप्तके अन्तिम समय हृणोंके आक्रमणोंसे विस्तृत गुप्त राज्य हिु 
गया था और भानुगुप्तके समय उसका हास प्रारम्भ हो गया था । 

गवालियरसे मिछा छुआ मिहिरकुलका लेख उसके राज्यके १५ वें 
वर्षका है। इससे सिद्ध होता है कि उसने कमसे कम १५ वर्ष तो 
अवश्य ही राज्य किया था। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि वह भानु- 
गुप्तका समकालीन था और उस समय उसका अधिकार केवल 
गुप्तोंके पश्चिमी प्रदेश ( मालवा ) पर ही था | 

भानुगुप्त | 

ईैं० स० ५०७५ (वि० सं० ५६२ ) के निकटसे ई० स० 
७३३-४ (वि० सं० ५००-१ ) के निकट तक | 

यह बुधगुप्तका उत्तराधिकारी था। 

एरनसे गुप्त संबत्‌ १९१ (६० स० ७५१०-११०-वि० सं० 
७५६६-६७ ) का गोपराजका एक लछेख मिला है । इसमें प्रतापी 
राजा मानुगुतके साथ गोपराजका इस स्थान पर आना और युद्धमें 
मारा जाना लिखा है। यद्यपि इसमें शत्रुओंके नामका उल्लेख नहीं है, 
तथापि सम्भवतः ये हृण छोग ही होंगे । 

दामोदरपुरसे मिले हुए पूर्वोल्लिखित पॉच ताम्रपत्रेमिंसे चारका वर्णन 
यथात्थान किया जा चुका है | श्रीयुत राधागोविन्द बसाकका 
अनुमान है कि यह पॉँचवों ताम्रपत्र इसी भानुगुतके समयका है। 


(१ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, नं० ३७ । 

(२) क्लीट, कोपंस इन्सकरिपद्न इण्डिकेरं जिल्द ३, न॑० २०। 

(३) एपिभ्राफिया इण्डिका, जिल्‍्द १५, 2० १४१-४४। 
३०३ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


यद्यपि इस ताम्रपत्रमें राजाके नामके पहले अक्षर टूट गये हैं और 
केवल पिछले दो अक्षर “गुप्त ही रह गये हैं, तथापि उनका अनुमान 
है कि टूटे हुए स्थानमें केवछ दो ही अक्षर समा सकते हैं और सम्भ- 
वतः ये दोनों अक्षर “ भानु ” ही होंगे। यदि यह अनुमान ठीक हो तो 
भानुगुप्तका कमसे कम गुप्त संबत्‌ २१४ (६० स० ५३३-४८ 
वि० सं० ५९०-१ ) तक उत्तरी बंगालका स्वामी होना मानना 
पड़ेगा; क्‍यों कि उक्त ताम्रपतन्र गुप्त संवत्‌ २१४ के भाद्रपद मासका 
है ओर इसमें पूर्ववर्णित ताम्रपत्रोंके अनुसार ही गुप्त राजाकी उपाधि 
* परमदैवतपरमभद्टारकमहाराजाधिराजश्री ” लिखी है | इस 
ताम्रपत्रमें 'पुण्ड्वर्धनभुक्ति! ( उत्तरी बंगाल ) के शासकका नाम 
व उपाधि “ डपरिकमहाराजाराजपुश्रदेवभद्धारक ' लिखी है।इस 
राजपुत्र उपाधिसे अनुमान होता है कि उस समय वहौँका शासक 
शायद बुधगुप्तका पुत्र होगा । 

बुधगुप्तके इतिहासमें गु० सं० १९१ के हस्तीके और गु० सं० 
२०९ के उसके पुत्र संक्षोभके ताम्रपत्रोंका वर्णन कर चुके हैं | उनसे 
प्रकट होता है कि उस समय भी उक्त प्रदेशपर भानुगुप्तका अधि- 
कार था । 

उच्छकल्पके महाराजा सर्वनाथका एक ताम्रपत्र गुप्त संवत्‌ १९३ 
( ईं० स० ५१२-१३-वि० सं० ९५६९-७० ) का और दो 
लेख क्रमशः गु० सं० १९७ (ई० स० ५१६-१७-वि० सं० 
५७३०४) और गु० सं० २१४ (ई० स० ५३३-४८ 
वि० सं० ५०९०-९१ ) के मिले हैं। इनसे अनुमान होता है कि 

( १-९-३ ) फ्लीट, कोर्पस इन्ध्रक्रिपशन्न इण्डिकेरं, जिल्द ३, नं० २८, 

०, ३१) 

३ गा 


शुत्त-घंध । 
यह भी भानुगुप्तका समकालीन और सामन्त था। श्रीयुत बसाकका 
अनुमान है कि शायद सर्वनाथका पिता जयनाथ भी कुछ काल्तक 
इसका समकालीन व सामन्त रहा हो, तो आश्चर्य नहीं । 
मन्दसोरसे तीन लेख यशोधर्माके समयके मिले हैं । इनमेंका एक 
मालब संबत्‌ ५८९ (६० स० ७५३२) का है | उपर्युक्त लेखोंमेंसे पहले 
लेखमें लिखा हैः--- 


ये भुक्ता श॒ुप्तनायैज्ने सकछवसुधाक्क्रान्तिदष्ठप्रतापे- 
शझोशा हणाधिपानां क्षितिपतिमुकुटाध्यासिनीयान्प्रविष्टा ॥ 
॥ 


आखौदित्योपकण्ठासलछवनगहनोपत्यकादामहेन्द्रा- 

दागड्रगश्छिष्रसानोस्तुहिनिशिखरिणः पश्चिमादापयोधेः ॥ 

सामन्तैयेस्य बाहुद्रविणह् तमदैः पादयोरानमक्लिः । 

००००००००३१०००००००००७००७ ००००००००९७००००००००००००००००००००० 

नीचैस्तेनापि यस्य प्रणतिभुजबलावज्जेनक्लिष्टमूध्नों- 

च्यूडापुष्पोपदारेर्मिदिरकुलन पेणार्चितं पादयुग्मं ॥ 

अथीत्.-.--प्रबढ पराक्रान्त गुप्त राजाओंने भी जिन प्रदेशोंको नहीं 
भोगा था और न अतिबडी हृण राजाओोकी ही आज्ञाका जहाँ प्रवेश 
हुआ था ( ऐसे प्रदेशों पर भी यशोघर्मोाका अधिकार था। ) 

(पू्वमें ) छोहित्य नदी ( बक्मपुत्रा ) से छेकर पश्चिमी समुद्रतक 
और ( उत्तरमें ) हिमालयसे ( दक्षिणमें ) महेन्द्रपवंत तकके सामन्त 
छोग जिसके पैरों पर गिरते थे । 

जिसके पैरोंपर प्रतापी राजा मिहिरकुकको भी सिर झुकाना 
पड़ता था। 

( १ ) फ्लीठका कोपेस इन्स० इ० जि० ३, नं० ३३, ३२४, २५। 

३०५ 
२० 


भारतके प्राचीन राजवंधा-- 

उपर्युक्त बातोंस अनुमान होता है कि सम्भवतः ईसवी सन्‌ 
७५३३-४७ (वि० से० ५९०-९ १ ) के बाद किसी समय यशो- 
धर्माने मिहिरकुकको हरा कर अपनेको उत्तरी भारतका सम्राट घोषित 
किया होगा और उसी समयके करीब गुप्तराज्यकी समाप्ति हुई होगी। 

चीनी यात्री हुएन्ससंगने लिखों है:---“श्रावस्तिका राजा मिहिरकुल 
बौद्धोंका बड़ा शत्रु था । उसने बालादित्यके राज्यपर हमछा किया। 
बालादित्यने पहले तो उसको पकड़ लिया, परन्तु अन्तमें छोड़ दिया। 
इस पर वह भाग कर काश्मीर चला गया और वहाँका राजा बन बैठा ।” 

बिद्वान्‌ लोग इस बालादित्यकों और मिटारीसे मिली हुई मुहसरमेंके 
गुप्त राजा नरसिहगुप्तको एक ही अनुमान करते हैं; क्योंकि इसके सिक्कों 
पर उक्त उपाधि ( बारादित्य ) लिखी मिल्ती है। 

उपयुक्त दो विरुद्ध प्रमाणोंकी देखकर मि० विन्सैण्ट स्मिथने अनु- 
मान किया थौ कि “शायद बैदेशिक शत्रुओंसे छड़नेके लिये उस समय 
राजा लोग मगधके राजा बालादित्यकी और मध्यभारतके राजा यशो- 
घमोकी अधिनायकतामें एकत्रित हुए होंगे।” परन्तु डाक्टर क्लीट लिखते 
हैं कि “पश्चिममें तो मिहिरकुडको यशोधमाने हराया था और मग- 
घकी तरफ बालादित्यने |? मि० एलनने लिखों है कि “बालादित्यने तो 
क्रेवल मिहिरकुलके हमलेसे मगधकी रक्षा की होगी; परन्तु अन्तर्मे 
यशे।धर्मान ही उसे पूर्णतया परास्त करके कैद कर लिया होगा। 
किन्तु हुएन्त्संग बौद्धधर्मोनुयायी था । इसीसे उसने दोनों कथार्भोको 

(६ ) अली दिस्टी ऑफ इण्डिया, ए० ३१८ । 

(३ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी ( १८८९ ) छू० २२८ । 

( ४ ) एलन्स-इण्डियन कौइन्स, गुप्त ढाइनेस्टी, (इण्ट्रोडकशन) प्रु० ५९ । 

३०६ 


गुप्त-वंश। 

सुनकर मिहिरकुछकों पूर्ण रूपसे पराजित करनेका यश अपने संधर्मी 
बालादित्यको ही देना उचित समझा हो तो आश्चये नहीं | ” 

इन सब बातोंका तात्पय यही निकलता है।के यशोघमाके प्रताप- 
विस्तारके साथ ही साथ गुप्तोंका प्रभाव उत्तरी भारतमें अस्त हो 
गया था। 

गुप्त राजाओंका समय । 

१ गुप्त---वि० से० ३३२-३५७ (ईं० स० २७५-३०० )। 

२ घटोत्कच---वि० सं० ३५७--२७७(ई०स० ३००-३२०)। 

३ चन्द्रगुप्त ( प्रथम )--बि० से० ३७७-३९२ (ई० स० 
३२०-३१३५ ) | 

9 समुद्रगुत---बि० सं० ३९२-४३७ (ई० स० ३३५- 
३८० )। 

७५ चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य )--वि० सं० 9३७-४७० 
(ई० स० ३८०-४ १३ )। 

६ कुमारगुप्त प्रथम ( महेन्द्रादित्य )--बि० सं० ४७७०-५१२ 
( ई० स० ४१३-४५५० )। 

७ स्कन्दगुप्त ( ऋ्रमादित्य )---वबि० से० ५१२-७५२६ (६० 
स० ४५०-४६९ )। 

८ कुमारगुप्त द्वितीय ( क्रमादित्य )--बि० सं० ५२६-५३२ 
( ६० स० ४६९-४७६ )। 

९ बुधगुप्त--वि० से० ५३२-५६२ (६० स० ४०७६-५० ०)। 

१० भानुगुप्त--वि० से० ५६२-७५९० (ई० स० ५०७५- 
१३३ )। 

३०७ 


भारतके प्राचीन राजवंश --- 


३०: रे गुप्तराजाओंका वंशबृक्ष | 


२ घटोत्कच गुप्त (लिच्छविवंश ) 
| 
| | 
३ चन्द्रगुप्त (प्रथम)--कुमारदेवी 
(वाकाटक-वंद ) 
४ समुद्गगुप्त--दत्तदेवी 


७५ चन्द्रगुत्त ( द्वितीय )-म्रुवदेवी और कुबेरनोगा 
| | 





| | | 
६ कुमारगुप्त (प्रथम)--अनन्तदेवी, गोविंदगुप्त, प्रभावती--  रुद्रसेन 





७ स्कन्दगुप्त परगुप्त--बत्सदेवी. दिवाकरसेन (प्रवरसेन) 


| 
८ कुमारगुप्त (द्वितीय) नरासिहगरुप्त-महादक्ष्मीदेवी 
| 


९ बुधगुप्त कुमारगुप्त ( तृतीय ) 
| 
१० भानगुप्त फुटकर- 
घटोत्कच गुप्त 
चन्द्रगुप्त ( तृतीय ) 
किष्णुगुप्त 


(१ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी ( १९५१२ ) 9० ३२१४-१७ । 
३०८ 

























द्ै। »६-८६४४ है रद रा ऐ--72&( ४-०४ ४४ 
छः ४३०४९६ ०8 ५४ > ९७३ ॥४3४४० ४--६४७ (-००४७ 2६४४७ | 
2] 2६ ४ की कह ही +४८ | 
?9हे 8 ढ | / ४-४० 2-०४५ िडि० 
घ०ह "| #डध५ [से॥2 ४0 ५0७ 3७०७ ४20. #ले ६४४७४--१ ६१, ५०१४५ ४७४ हु 
पर | 
2७ *9 है >श8] ३५६2श३ (4042 घ23 958: 28229|27--7% ६५, बदतर 
६५७४ “5 (85- ५४ |.(2५( 209 है [2७३०-३४ है? है-४४५ ०६६ झ् 
७४-२७ ४ *8 ४५ 228 (08200 ४/-2शुडे, हि शहए। ५०४४३ [०४ | 
०७४ ०६ ४ 228 ५०203 ॥०५॥४९॥)| ॥क्षिह-ध्चआ। ४ि2?ओ हि | 
पे ८८ न « ] [४902-१४ ४. #०है०४ (29 ब् 
(४/४ ) 
०६४५ ॥% | 20०६ ३--००४ ६-६० ४४ |. शष्थिकर्क 
५ '॥ है ०80 १६१६४ १४४४५ ेटरे कर [६-7 ०४४५ ४-०?३४ ६» के 
६६६ '॥ 2७ एसेक्े।2 86 08 :0228% ४७0. इक ३९१७० ७-४०३ 3०४३६ ०६ /! 
& ह 6६ 6८ ध । पा 2750० | #-है ३५ (2? हू 
। | (५४४ ) 
६ ४ '६ ४५६४ १६2५३ ॥६0%७०-3 90।%| ३७७०४८--४०४ २7९५७ ५? | #४४2& 
। मु 
| शा 989)॥॥ [88 एकड़ ताज किल्अ । ४७ ॥4॥॥002 








। है ॥2%७ ७ ॥०/2७ ६४ ५ 2॥>22७ ५६६०४ 8/290 8४ 






82-६0 22 "6 ५४७ 2288] 0:20]3 ॥५॥॥४५%8| 
०६ % ६ 228 ३६203 ४५% ७८३ हब ड 
कर 3 "9 “४-38 ओह ५४ ७]82% ४४0, 
दि म्थ्छे *९७७ डे ५9% ७०३ पात। 
5 ०३ “०> »28 ३४०५४ ४०2४३ 


5 ० 





४ ६ 2280 ३३६20 8४॥50७५|७८३ 0. 


४-७४४ ०४ “०# >०8) “७३४20॥॥ ४॥८2४]8 
*६७ (४०2५) ३७४४७ &8॥०8७०५ ड0ऐ 20% 


3$ ४ 

3४ '& है 22६8 2६288 डिक मूक 
2७५ है | 
क्देन है द् ह््ध हद । 
६४४७ 8 #<3[% ४६ ५॥॥४ ७७०2५ 2७) 

हर व है दा ह्ढ हद 

५ ] ६6 है 

5 बछ ब्र ढ्ढ ध्ड 

६ 2 


है 2280) १६203 [४30५ ७-४ 95% 
|. ५ २४५ )2॥५७ 288[8 $%२॥॥००७)॥ ७७७ 
४० ५ है +»8 १६203 ५४५६ ७-3 90४ 





भारतके प्राचीन राजवंश--- 











०३ ०३ 208 ०३ ०॥ 220५७ पट? न ० अ् 
3260208]2| (-है ६४७ | ७---० ४४ 8६९ 
४20 ६-० ४४ | *--5३०४७ [४४ । 4 )॥ | 
ऊैसे आय धा% ४४ | धन ०४ |. ४ 
&0 ३22 | ६---०४४ (४३६ 5 
अयाल49(१-३०३ है+->ढह७ [०५६ कैशिड 
| हे ० “३ 
_ ( 22४७ ;' 
32३0४: *&-६ ५० & 2908 ) ५४४ (श्‌श्श ) 
बध७0४७ #ौ-है५+॥ | ०-४८५ #०५६ | फेशि॥र्क 
ऊँ छू 90| ? 2-:०05५ #जधेदेन 2#9 १6 
820! 2-98 ,. #नहेंडे७ (22७ १ 
७ ३ ३ “०98० ]) देल ०६ 35% |. 
किाग30 | देग0 व र+0 |. 
5४ धतम 98४ | ४+०टण फह+ |. 
#छे 20७ ४-०४०| ०-३७४ ७२६ | 
85 ७५-०४५ | #-३3७४७ ४४७ रा 
जे | 7-० न #>४६६४४ 2६8 हक 
हि 4-9 ५०५ | “४३४४ ०४४ ध् 
शा विजनर | ८-५४ ४ 3६४ | 59253 
ऋछ &ऐ0/, ४-४४४३ | ४-४४४७ 3४8८ 
22%/9॥0| ५-7## | ५-#०५७५ [७०४ | “9 '5 'क 


३१० 


सुप्त-चंश । 





भिटारीकी घुहरमेंके विशेष राजा । 

भिटारी ( जिला गाजीपुर ) से कुमारगुप्तकी एक मुहर मिली है। 
यह मिश्रित चौँदीकी है। इसमें गुप्तसे लेकर कुमारगुप्त प्रथम तकके 
नाम दिये हैं। उसके बाद कुमारगुप्तके पुत्रका नाम महाराजश्रीपुरगुप्त 
लिखा है। इसकी माका नाम महादेवी अनन्तदेवी और स्त्रीका नाम 
ब॒त्सदेवी था । वत्सदेवीसे नरासेंहगुप्तने जन्म लिया और इसकी कली 
महालक्ष्मी देवीसे कुमारगुप्त उत्पन्न हुआ। 

श्रीयुत रमेशचन्द मजूमदारका अनुमान है कि कुमारगुप्त प्रथम 
ईं० स० ४५६-७ के प्रर्व ही मर गया था और अफसदके लेखानु- 
सार गुप्तबंशकी पिछली शाखाके कुमारगुप्तने ईश्वरबर्माको हराया था; 
जो हारहासे मिले हुए लेखके अनुसार ईंसाकी छठी शताब्दकि मध्यमें 
विद्यमान था | अतः सारनाथसे मिला बौद्ध मूर्तिक नीचे खुदा हुआ 
गुप्त संवत्‌ १५४ (ई० स० ४७३-४ ) का छेख उपर्युक्त दोनों 
कुमारगुप्तोंके समयका नहीं हो सकता। सम्भवतः वह भिटारीसे मिली 
हुई मुहरके कुमारगुप्त द्वितीयके समयका ही होना चाहिये । बहुतसे विद्वान 
इसे दूसरी शाखाके किसी कुमारग्रुप्तकका अनुमान करते हैं। परन्तु 
स्कन्दगुप्तकी मृत्युके अनन्तर छः वर्षके भीतर ही गुप्त राज्यमें दूसरी 
शाखाका प्राहुर्भाव होना नहीं माना जा सकता; क्‍यों कि दामोदरपुरसे 
मिले हुए कुमारगुप्तके उत्तराधिकारी बुधगुप्तके ताम्रपत्रसे स्पष्ट प्रकट 
होता है कि वह भी अपने पूर्वजके समान ही प्रतापी था। अतः यदि 
भिटारीकी मुहरके कुमारगुप्तके पुत्र पुरणुतको और स्कन्दगुप्तको एक 

(१ ) जन एशथ्थियाटिक सोसाइटी, बंगाल ( १८८९ ) धरू० <४-१०५ | 

( ३ ) इण्डियन ऐण्टिक्रेरे, (१५१८ ) प्ू० १६९१-६७ । 

शे११ 


भारतके प्रायीन राजवंश--- 

ही मान लिया जाय तो यह सब गड़बड़ मिट जाती है। ( डाक्टर 
हार्नलेका भी यही अनुमोन है। ) अगर यह बात ठीक हो तो इन 
राजाओंका क्रम इस प्रकार होगा;--- 











नं राजाओंकेनाम | ज्ञात समय | आलमानिक काल राजाओंके नाम ज्ञात समय | आनुमानिक काल 
१ €कनन्‍्दगुप्त या पुरभुप्त । हे० स७ ४५६-७ से 
अथवा ४४६७-८८ ३० स० ४५६-४६८ 
स्कन्दगुप्त और पुरगुप्त | 
३| नरसिंदगुप्त है ई० स॒ु० ४६८-४७२ 
३ | कुमारगृप्त द्वितीय हैं० स० ४७३-४ | ३० स॒० ४७२३-४७७ 
४ बुधगुप्त ४७७-< से ४९४-७ | हैं०ग स० ४७८-००० 


और बुधगुप्तके बाद ई० स० की छठी शताब्दाके आरम्मसे मग- 
घंके पिछले गुप्त राजाओंकी शाखाका राज्य प्रारम्भ हो गया होगा; 
क्यों कि उस शाखाका चौथा राजा कुमारगुप्त ईश्वरव्मीका समकालीन 
होनेसे ईसाकी छठी शतताब्दीके मध्यमें विद्यमान था । परन्तु श्रीयुतत 
राधा गोविन्द बसाकका अनुमान है कि स्कन्दगुप्तका उत्तराधिकारी 
गुप्त संवत्‌ १५४ (ई० स० ४७७३-४७ ) के सारनाथके लेखबाला 
कुमारगुप्त ही था और उसके पीछे बुधगुप्त गद्दीपर बैठा | सम्भव है 
कि जिस प्रकार चन्द्रगुप्त प्रथमके पौत्रका नाम मी चन्द्रमुत था, उसी 
प्रकार कुमारयुप्त प्रथमके पौत्रका नाम भी कुमारगुप्त ही होगा। भर- 
सरसे जो गुप्तोंक सिक्के मिले थे उससे भी इसी बातकी पुष्टि होती 


(१ ) जनेल रॉयल एश्ियाटिक सोसाइटी, (१९०९ ), पृ० १०२१ 
(२ ) एपिप्राफिया इण्डिका, जिलल्‍्द १५, ५० ११८-२० । 
३३१२ 


जुत्त वंश 
है। उनमें समुद्रगुप्त, चन्द्रमुप्त (द्वितीय ) कुमारगुप्त ( प्रथम ) 
स्कन्दगुप्त भौर प्रकाशादित्यके सिक्के थे | इन्हींके आधार पर मि० 
एलनने अनुमान किया था कि “ सम्मवत: प्रकाशादित्य ही स्कन्द- 
गुप्तका उत्तराधिकारी था और उसीके समय ये सिक्‍के गाड़े गये 
होंगे ।” डाक्टर होर्नढेके अनुमान ( स्कन्दगुप्त और पुरगुप्त दोनों एक 
ही राजाके नाम थे ) के खण्डनमें उन्होंने (मि० जोहन एलनने ) 
स्पष्ट ही लिखा है कि “ यह बिडकुल असम्भव है कि  विक्रमा- 
दित्यः और 'प्रकाशादित्य” ये दोनों उपाधियाँ एक ही राजाकी हों |” अतः 
 प्रकाशादित्य ” उपाधिवाले सिक्के किसी दूसरे ही राजाके होंगे, जो 
कि ईंसाकी पाँचवीं शताब्दौके अन्तिम भागके निकट विद्यमान था 
और जिसका नाम अब तक प्रकट नहीं हुआ है । 
श्रीयुत बसाक इन्हीं ( प्रकाशादित्य उपाधिवाले ) सिक्‍कोंकों सक- 
न्दगुप्तके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीयके अनुमान करते हैं। दा- 
मोदरपुरसे जो गुप्त संवत्‌ २१४ (६० स० ५३३-३४ ) का ताम्र- 
पत्र मिला है, उससे प्रकट होता है कि उक्त समय तक भी गुप्त- 
वैंशकी प्रधान शाखाका प्रभाव पूर्णतया विद्यमान था। इन्हीं सब 
बातोंके आधार पर बसाक महाशय भिटार्रौाकी मुहरके पुरगुपत्त आदि 
राजाओंको गुप्तोंकी उपशाखामें अनुमान करते हैं और उनका कहना 
है कि जिस समय स्कनन्‍्दगुत्त हणों आदिसे छड़नेमें छगा हुआ 
था, उसी समय इसके भाई पुरगुप्तने अपना राज्य अछग ही. कायम 
कर लिया होगा और अन्‍्तमें प्रधान शाखावालोंने इन्हें अपना कुट्॒म्त्री 
जान इनसे छेड़ छाड़ करना उचित न समझा होगा। 
( १) एडन्स केटले|ंग ऑफ गुप्त कोइन्स ( इण्ट्रोडकशन ), ४० ५१-५२। 
श्श्३ 








भारतके प्राचीन राजवंश--- 


नरसिंहगुप्त (बालादित्य) के बनवाये हुए नालन्‍्दके प्रसिद्ध मन्दिरसे 
प्रकट होता है कि सम्भवतः इस शाखाका राज्य गुप्तराज्यके पूर्वी भाग 
-दक्षिणी बिहार-में होगा। यदि यह अनुमान ठीक हो तो इनकी वंशा- 
वी इस प्रकार होगीः--- 


कुमारगुप्त प्रथम | 
[..--०-यऑघ्[ 

स्कन्द्गुत्त पुरगुप्त 

हम ( द्वितीय ) नरसिंहगुप्त 

हि कुमारगुप्त ( तृतीय ). 


भानुगुत् 
पाठकोंके अवलोकनार्थ ऊपर दोनों मत उद्धृत कर दिये गये हैं; 
परन्तु जब तक कुछ और प्रमाण न मिल जायेँ तब तक इस विषयमें 
निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। 
अब आगे इन राजाओंका इतिहास लिखा जाता है;--- 
पुरशुष्त । 
कुछ विद्वान्‌ इसे स्कन्दगुप्तका छोटा भाई अनुमान करते हैं और 
कुछ इसे स्कन्दगुप्तका ही दूसरा नाम समझते हैं । पहले मतवालोंमें 
भी दो भेद हैं। एक इसे स्कन्दगुतका उत्तराधिकारी और प्रधान 
शाखाका राजा मानते हैं और दूसरे इसे दूसरी छोटी शाखाका संस्था- 
पक अनुमान करते हैं। इनका खुलासा वर्णन पहले किया जा चुका है। 
३१४ 


गुप्त-बंध । 

परमार्थने वसुबन्धुके जीवनचरितमें लिखा है कि “इस € बसुबन्धु ) 

के प्रभावसे अयोध्याका राजा विक्रमादित्य बौद्धमतानुयायी हो गया 

था और उसने अपनी रानी और (उत्तराधिकारी ) पुत्र बालादित्यको 

इसके पास शिक्षा ग्रहण करनेके लिये भेजा था। जब बालादित्य राज्य- 
पर बैठा तब उसने अपने गुरु वसुबन्धुको अयोध्यामें बुलवाया ।” 


मि० होनेलेका अनुमाने है कि पुरगुप्तका ही दूसरा नाम विक्रमा- . 
दित्य था; क्योंके उसके पुत्र नरसिंहगुप्तके सिक्‍्क्रोंपर “ बालादित्य 
उपाधि लिखी मिलती है। उनका यह भी अजुमान है कि शायद स्क- 
न्दगुप्त ( विक्रमादित्य ) ने ही पिछले दिनोंमें दृर्णोसे अपनी राजधा- 
नीकी रक्षा करके “ पुरगुप्त ” की उपाधि ग्रहण की होगी | 


मि० विन्सैण्ट ए० स्मिथने लिखों है कि स्कन्दगुप्तके मरनेपर ईसवी 
सन्‌ ४८० (वि० सं० ५३७ ) के आसपास उसका भाई पुरुप्त 
गद्दीपर बैठा । परल्तु स्कन्दगुप्त, कुमारगुप्त और बुधगुप्तके छेखोंपर 
विचार करनेसे मि० स्मिथका उपर्युक्त अनुमान ठकि प्रतीत नहीं होता। 
हम यथास्थान लिख चुके हैं कि स्कन्दगुप्तके लेख ईं० स० 9६७-- 
६८ (वि० सं० ५२३-२४ ) तकके, कुमारगुतके ई० स० 
३४७३-७४ (वि० सं० ७५२९-३० ) के और बुधगुप्तके ई० स० 
४8७६-७७ (वि० सं० ७५३२-३३ ) से ई० स० ४९४-९७ 
(बि० सं० ५५७०-५१ ) तकके मिले हैं। अतः ईसबी सन्‌ ४८० 
(बि० सं० ५३७ ) के करीब पुरगुप्तका स्कन्दगुतके पीछे गद्यौपर 


(१ ) जर्नल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ( १९०९ ), ए० १०२ । 
(२ ) भर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, ए० ३११ । 
ञ्े१५ 


भ्मरतके प्राचीन राजवंश--- 


बैठना असम्भव प्रतीत होता है। इसके धनुर्धराद्धित सोनेके सिक्के 
मिले हैं। इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाके हाथके नाँंचे पु. लिखा 
श 


होता है और किनारेंका लेख स्पष्ट न होनेके कारण पढ़ा नहीं जाता । 
उल्टी तरफ “ श्रीविक्रमः ” लिखा रहता है। 
नरसिहमशुत्त । 
भिटारीकी मुहरमें इसे पुरगुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी लिखा 
है। इसके सिक्कोमे इसकी उपाधि “बालादित्य” ढिखी मिलती है। 
चीनी यात्री हुएन्संगने लिखा है;--“ श्रावस्तिका राजा मिहिरकुल 
बौद्धोंका बड़ा शत्रु था। उसने बालादित्यके ( मगध ) के राज्य पर 
हमला किया । बाछादित्यने पहछे तो उसे पकड़ लिया, परन्तु अन्तमें 
छोड़ दिया । इस पर वह भागकर काइमौर चछा गया और बहाँका 
राजा बन बेैठा।” यह मिहिरकुर हृणवंशका था और ई० स० ७५०२ 
(वि० सं० ५५९ ) के करीब अपने पिता तोरमाणका उत्तराधिकारी 
हुआ। बालादित्य नालन्दके प्रसिद्ध बौद्ध मिक्षु वसुबन्धुका शिष्य था और 
इसीने नालन्द ( दक्षिणी बिहार ) में एक प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया था। 
यह इंटॉंका बना था । उस समय उक्त नगर बोद्ध-प्रन्थोंके पठन पाठ- 
नका खास विद्यापीठ था। 
मन्दसोरसे एक लेख मिला है। यह दो स्तम्भोंपर खुदा है। 
इसका उल्लेख भानुगुप्तके इतिहासमें किया जा चुका है। यह यशो- 
घधमोके समयका है। इसमें लिखा है कि राजा मिहिरकुल भी इस 
: ( यशोधर्मा ) के पैरॉपर सिर झुकाता था । यद्यपि इस छेखमें बहु- 
( १ ) वाटसे युआनचबंग्स ट्रेवल्स, पृ० २८८-२९९ । 
(३) कोपेस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, नं० ३३। 
ड्े१६ 





शुत्त-बंश । 
तसी बातें बढ़ावा देकर लिखी गई हैं, फिर भी चीनी यात्री हुएन्त्संगके 
लेखसे ( बालादित्यने मिहिरकुलकों भगाया था ) यह छेख अधिक 
विश्वासयोग्य है। डाक्टर क्रीटका अनुमान है कि बालादित्य ( नर- 
सिंहगुप्त) ने तो मिहिरकुछको मगधके पास और यशोधमनि 
पश्चिमी भारतमें हराया होगा। मि० जोहन एलनका खयाल है कि बाला- 
दित्य ( नरसिंहगुप्त ) ने पहले मिहिरकुछके हमलेसे केवल मगधकी 
रक्षा की होगी, परन्तु अन्तमें यशोधमौने ही उसे ( मिहिरकुछको ) 
कैद कर लिया होगा। हुएन्त्संग बौद्धधर्मानुयायी था, अतः उसने 
उक्त दोनों कथाओंकों सुनकर मिहिरकुछको पूर्ण रूपसे पराजित 
करनेका यश अपने सधर्मी बालादित्यको ही दे दिया होगा | 
हम पहले लिख चुके हैं कि मिहिरकुछ ६० स० ५०२ के करीब 
गद्दीपर बैठा था और मन्दसोरके लेखानुसार ई० स० ५३३-३9०- 
(बि० सं० ७५९०-९१ ) के पूर्व ही यशोघर्मा द्वारा कैद कर 
लिया गया था। डा० होन॑लेने इस घटनाका समय ई० स० ५२५ 
(वि० सं० ५८२ ) के करीब माना है| 
यदि सारनाथसे मिला हुआ गु० सं० १५४ (वि० सं० ५२९-३ ० 
-ई० स० ४७३-७४ ) का कुमारगुप्तका लेख ( श्रीयुत मजूमदारके. 
खयालके माफिक ) इस ( नरसिंहयुप्त ) के उत्तराधिकारीका अनुमान 
कर लिया जाय तो चीनी यात्री हुएन्संगके छकेखानुसार बालादित्य 
( नरसिंहगप्त ) का मिहिरकुलके समय तक जीवित रहना ही सिद्ध न 
होगा, क्‍यों कि मिहिरकुछ ई० स० ५०२ के करीब गद्दीपर बैठा था। 


(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्रेरोी ( १८८९ ), ४० २२८ । 

(९ ) एलन्‍्स कैटलॉग ऑफ गुप्त कोइन्स ( इण्ट्रोडकशन), ए० ५९-६० 8 

(३ ) जर्नछ रॉयछ एश्षियाटिंक सोसाइटी ( १९०९ ), ए० १३१ । 
३१७ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


मि० विन्सैण्ट स्मिथ नरसिहगुप्तका राज्यारोहण का ई० स० 
४८० के करीब अनुमान करते हैं। 

इसकी ख््लीका नाम महालक्ष्मी देवी और पुत्रका नाम कुमारगुप्त 
( तृतीय ) था । इसके सोनेके कुछ धनुधराक्लित सिक्‍के मिले हैं जिन 
पर सीधी तरफ़ राजाके हाथके नीचे श्‌ और पेैरोंके बीच 'झु! लिखा 


होता है तथा किनारे पर “जयति नरखिंहणशुप्तः” लिखा रहता है। 
उल्टी तरफ “बाछादित्यः' लिखा होता है । 
कुमारगुप्त । 

यह नरसिंहगुप्तका उत्तराधिकारी था। मिटारीसे जो मुहर मिली 
है बह इसीके समयकी है । इसका पूरा वर्णन पहले दिया जा चुका 
है। सम्भवतः इसीके राज्य-समय ईं० स० ५३९ ( वि० सं० ५९६ ) 
में बौद्ध सम्प्रदायके महायान ग्रन्थोंक्ों एकत्रित कर उनका अनुवाद 
करवानेके लिये चीनसे पहली मण्डली मगधमें आई थी और इसी 
राजाने उनकी सहायताके लिये परमार्थको नियुक्त किया था। यही 
परमाथथ कई वर्षोतक यहाँ पर कार्य करनेके बाद अनेक पुस्तकोंको 
लेकर चीनदेशको गया था और वहाँ पहुँचकर ई० स० ५४८ (वि० 
सं० ६०५ ) में चीनंदेशके राजासे मिला था। ई० स० ५६९ (बि० 
सं० ६२६ ) में वहीं पर ७० वर्षकी अवस्थामें इस ( परमार्थ ) का 
देहान्त हुआ | 

(१ ) अर्ली दिल्टी ऑफू इण्डिया, ए० ३११-१२। 


( ९ >) इसकी एक धातुनिर्मित प्रतिल्षेषि ( मैठककास्ट ) जोधपुर राज्यक्रे 
अजायबषधरमें भी रक्‍्ली गई है । 





वननसीनीीययीती--+-+०- 


३१८ 


शुप्त-बंश । 

श्रीयुत मजूमदारका अनुसरण करनेसे इस कुमारगुप्तका समय 
सारनाथंके लेखानुसार ग्ु० सं० १५४ (६० स० ४७३-७४८ 
वि० सं० ५२९--३० ) के निकट आवेगा | इससे उपर्युक्त चीनी 
मण्डलीका इसके समय आना और इसका उनकी सहायताके लिये 
परमार्थको नियुक्त करना आदि बातें असम्मब हो जायँंगी। मि० 
विन्सेण्ट स्मिथने इसका राज्यारोहण समय ई० स० ९३५ ( बि० 
सं० ९९२ ) के निकट अनुमान किया है। 

इसके समयके भी सोनेके कुछ धनुर्धराक्धित सिक्के मिले हैं जिन 
पर सीधी तरफ राजाके हाथके नीचे 'कु' लिखा होता है और किसी 
किसीमें पेरोंके बीचमें गो” या “जा” पढ़ा जाता है। किनारे पर 
* मद्ाराजाधिराजभ्रीकुमा र शुप्तक्रमादित्यः ” छिखा रहता है। 
उल्टी तरफ ऋमादित्य/ या 'श्रीक्रमादिव्यः ” लिखा होता है। 

इसके बादका इनका कुछ बृत्तान्त नहीं मिलता। मि० स्मिथ गुप्त- 
चंशमें केवल दो कुमारगुप्तोंका होना ही मानते हैं । 





फुटकर । 
ई० स० ७५३३ (वि० सं० ५९० ) से ई० स० ६२५७ (वि० 
सं० ६८२ ) तक। 

कालीघाठटसे कुछ सिक्के मिले थे । उनमें नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त 
( तृतीय ) और विष्णुके सिक्के थे । इनमेंके विष्णुसे शायद विष्णु- 
गुप्तका तात्पर्य होगा और शायद यह कुमारगुप्त तृतीयके उत्तराधि- 
(3) भर्ल हिल्झी भू इण्डिया, ५० ३१९। (२ ) ऑक्सफोर्ड हिस्टी 
ऑफ इण्डिया ( एडिशन एण्ड करैकशन ) ४० १७१ का । 

३१५ 


सारतके प्राचीन राज वंश--- 


कारियोंमेंसे हो । इसके सिक्‍्कोंकी उछटी तरफ “चन्द्रादित्य” लिखा 
होता है। डा० होनैलेने इन सिक्‍्कोंको विष्णुवर्धनके समझ कर इनपर 
लिखे हुए “चन्द्रादित्य/ को “धर्मौदित्य” पढ़ा था। परन्तु मि० जोहन 
एलन इनको गुप्त राजाके ही मानते हैं | इनकी बनावट और अक्षरों 
आदिसे भी इसी अनुमानकी पुष्टि होती है। 


विष्णुगुप्त ( चन्द्रादित्य ) | 
हम ऊपर इसके सिक्‍कोंका वर्णन कर चुके हैं। इसके धनुर्षरा- 
क्वित सोनेके सिक्‍कों पर सीधी तरफ राजाके हाथके नीचे ५ और 


पैरोंके बीच “रः लिखा होता है। उल्टी तरफ 'श्रीचन्द्रादित्यः ! लिखा 
रहता है । अब तक इसका कोई विशेष बृत्तान्त नहीं मिला है| मि० 
एलन इसका समय ई० स० ५४ ०-६० ( वि० सं० ५९७-६ १७ ) 
अनुमान करते हैं। 
चन्द्रगुप्त ( द्वाद्शादित्य ) । 

इसके भी सुत्र्णके धनुर्धराक्षित सिक्‍के मिले हैं।ये तौलमें १४४ 
प्रेन ( करीब ५८ रत्ती ) होनेके कारण स्कन्दगुप्तके पूर्वके सब गुप्त 
राजाओंके सिक्‍्कोसे भारी हैं। इन पर सीधी तरफ राजाके पैरोंके 
बीचमें “भा! लिखा होता है और राजाके हाथके नीचे ४० लिखा रहता 


है तथा किनारे पर छेखके आदिके अक्षर “द्वाद” और अन्तके *आ 
दित्य! पढ़े जाते हैं। उल्टी तरफ “ध्रीद्धादशादित्यः ” लिखा होता 
है। इनके देखनेसे स्पष्ट प्रकट होता है कि ये सिक्के स्कन्दगुप्तके 


(१) पुलन्स केटलॉग ऑफ गुप्त कोइन्ध, डेट २३, नं० ६-८ ॥ 
३२७० * 


मुप्त-चंश। 
पिछले भारी सिक्‍कोंकी नकछ पर ढलवाये गये होंगे। परन्तु इनकी 
सुवर्णकी उत्तमतासे ये नरासतंहगुप्तंक पहलेके प्रतीत होते हैं | रापसन 
साहबने उपर्युक्त बातों पर बिचार कर इन्हें किसी तीसरे ही चन्द्रगु- 
प्तका माना है। वामनने एक स्थान पर लिखा है।-- 
सोय॑ संप्रांति चन्द्रगुप्ततनयश्न्द्रप्रकाशों युवा । 
जातो भूपतिराश्रयः रूतधियां दिषया रूताथेअमः ' | 

इस छोकमें ' चन्द्रगप्ततनयश्न्द्रभ्रकाशः ' लिखा होनेसे बहुतसे वि- 
द्वान्‌ इस चन्द्रगुप्त तृतीयको प्रकाशादित्यका पिता अनुमान करते हैं। प- 
रन्तु प्रमाणाभावसे इस विषयम को निश्चित मत नहीं दिया जा सकता। 

श्रीयुत बसाकके लेखानुसार हम इन प्रकाशादित्य उपाधिवाले 
सिक्‍कोंका वर्णन कुमारगुप्त द्वितीयके इतिहासमें कर चुके हैं । 

मि० एन इनका समय ई० स० ४८०-५६० (वि० सं० 
७५३७-६ १७) के मध्य अनुमान करते हैं। वे” उपर्युक्त चन्द्रगुप्त 
( द्वादशादित्य ) को और पूर्बवर्णित घटोत्कचमुष्त ( ऋमादित्य ) को 
स्कन्दगुप्तक उत्तराधिकारी अनुमान करते हैं । परन्तु कुमारगुप्त 
द्वितीयके और बुधगुप्तक लेखों पर बिचार करनेसे इस अनुमानमें सन्देह 
उत्पन्न हों जाता है। अत: जब तक विशेष प्रमाण न मिलें तब तक 
इस विषय पर विचार करना कठिन है। उलठी तरफ “्रीनरेन्द्रादित्यः' 
लिखा रहता है। 





नरेन्द्राद्त्य । 
घनुर्धरांकित---इसके घनुधैरांकित सोनेके सिक्कों पर सीधी तरफ 
(१ ) न्यूमिसमेटिक क्रॉनिऋछ ( १८९१ ) पृ० ५७ । 
(३ ) एपिप्राफिया इण्डिका, जिल्द १५, ४० ११८ (३ / एलन्‍्स कैट- 
लॉग ऑफ गुप्त कौइन्स ( इण्ट्रोडकशन ) ए० ५५। 
३२०. 
२१ 


भारतके प्राचीन राजवंदश-- 


ध्वजापर गरुड़की जगह नन्‍्दी बना होता है और राजाके बायें हाथके 
नीचे दो अक्षर बने होते हैं तथा पैरोंके बीचमें “च!” लिखा रहता है। 
उल्टी तरफ “श्रीनरेन्द्रादित्यः ” लिखा रहता है। 
राजलीलांकित ( परिचारिकाइयांकित )--इस प्रकारके सुबर्णके 
सिक्‍कों पर सीधी तरफ राजाके बांयें हाथके ऊपर 'यम” और तख्तके 
नीचे 'घ! लिखा होता है। उल्टी तरफ ' नरेन्द्रादित्यः ” लिखा रहता है। 
जयशुप्त । 
इसके सुवर्णके सिक्के मिले हैं!--- 
घनुर्धरांकित---इन सिक्‍कोंमें सीधी तरफ ध्वजा पर गरुड़की जगह 
चक्र होता है और राजाके बायें हाथके नीचे चीनी लेखप्रणालीमें (जय ! 
लिखा रहता है । उलठी तरफ श्रीध्रकाण्डयद्ा(/' लिखा होता है। 
धनुर्धराक्षित---ये चाँदाके मुलम्मेवाबाले सिक्के हैं। इन पर सीधी 
तरफ राजाके हाथके नीचे चीनी प्रणालीमें (जय ” लिखा रहता है। 
उल्टी तरफ लक्ष्मीके बाम भागमें छोटासा हाथी बना होता है। 
गरुडांकित--ये सिक्के तॉबेके हैं । इन पर सीधी तरफ राजाका 
मस्तक होता है। उल्टी तरफ गरुडके नीचे 'जयशुप्तः लिखा रहता है । 
हार्रशु्त । 
कल्शांकित---इन पर सीघी तरफ पुष्पसहित कलश रकक्‍्खा होता है। 
उल्टी तरफ ' भ्रीमहाराजहरिगुप्तस्थ ' लिखा रहता है। ये तँबिके हैं। 
चीरसेन । 
वृषभांकित---इन पर सोधी तरफ खड़े हुए बैलके ऊपरको “श्री 
बीरसेनः लिखा होता है। उछ्टी तरफ बैठी हुई छक्ष्मीके पास ही 
“ऋ्रमादित्य? लिखा रहता है | ये सिक्के सुवर्णके हैं । 


३२२ 


दादा । 


शशाह़् । 
हि 

ईं०स० ६००-६२५ (वि० सं० ६५७-६८२ ) । 

इन पर सीधी तरफ बैलपर बैठे हुए महादेवकी मूर्ति बनी होती है 
ओऔर इसके दक्षिण पाश्चम चन्द्रमाका चिह्न बना होता है। बैलके 
नीचे “जय! और किनारे पर “श्रीश” छिखा रहता है| उछटी तरफ 
कमछासीना लक्ष्मी होती है। इसके एक हाथमें कमऊ होता है और 
दूसरा हाथ खाली होता है। लक्ष्मीके दायें बायें अपनी सूँडसे अभि- 
ब्रेक करते हुए दो छोटे छोटे हाथी होते हैं त्तथा बायें किनारे पर 
“श्रीशशांकः' लिखा रहता है। ये सिक्के गौड ( कर्ण-सुवर्ण ) के 
राजाके हैं । यह देश पूर्वी बंगालमें हैं । इस राजाका समय ई० स० 
६००-६२०७५ (वि० सं० ६५७-६८२ ) तक था। 

अन्य प्रमाणोंक सिवाय इसके राज्य-समयका एक ताम्रपत्र भी 
मिला है! | यह गुप्त संबत्‌ ३०० (६० स० ६१९-६२०--्रि० 
सं० ६७६-६७७ ) का है। इसमें एक गाँव देनेका वर्णन है। इसी 
तरह रोहतासगढ़से पत्थरका बना हुआ एक मुहरका सँचो मिला है। इस 
परदो पंक्तियाँ खुदी हुई हैं। पहलीमें * भीमद्ासामन्त ? और दूसरीमें 
“ शकांकदेवस्य ” लिखा है। यह मुहर भी सम्मवतः इसी शशाझ्लु- 
देवकी होगी। चीनीयात्री हुएन्त्सड्रके छेखसे पता चलता है कि बोद्ध- 
धर्मके शत्रु शशाझ्लने वैसवंशी राजा राज्यवर्धनकों धोखा देकर मार 

( १ ) एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द ६, प्रृ० १४३ । 

६ ३ ) कोपेस इन्सक्रिपहानं इण्डिकेरं, जिल्द ३, ५० २८३, नं० ७० । 

इरच 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


डाला था | यह राज्यवर्धन हषबर्धनका बड़ा भाई था। बाणभट्टने 
भी अपने हर्षचरितमें लिखा है कि;---“ गौड़के राजाने राज्यवर्घनको 
धोखा देकर मार डाला था।!” बूलरसाहबकों हर्षैवरितकी एक 
लिखित प्रति मिली थी। उसमें गौडाधिप शशाझ्डको “नरेन्द्रगुप्तः लिखा 
था | मि० हाछ भी इस बातसे सहमत हैं। इसके प्रमाणमें वे (भण्डिः 
का छेख उद्धृत करते हैं:---दिवभूयंगते देवे राज्यवधेने शुप्तनास्ला च 
ग़हीते कुशस्थले ।' अर्थात्‌ राज्यवर्धनके मरने पर और गुप्त नामवाले 
राजाके कुशस्थल ( कान्यकुब्ज ) ले लेने पर । 

हम नरेन्‍्द्रादित्यके सिक्रोेंका वणेन ऊपर कर चुके हैं | इनमेंके 
धनुर्धराद्धित सिक्कोपर गरुड़की जगह बैल होता है और इसके राज- 
लीलाह्लित सिक्के शशाह्लके सिक्केकि साथ ही मिले थे। इससे अनुमान 
होता है कि डाक्टर बुलरके कथनानुसार शायद ये सिक्के भी शशाह्ूके 
ही हों। 

राज्यवर्धन ई० स० ६०६ (बि० सं० ६६३ ) में मारा गया 
था और शशाह्डका पूर्वबोक्त ताम्रपत्र गुप्त संबतू ३०० (ईं० स० 
६१९-६२०-वि० स० ६७६-६७७ ) का है। अतः शशाह्लका 
समय ई० स० ६०० से ६२५ (बि० सं० ६७७ से ६८२ ) 
तक मानना ही उचित है। 

यथ्पि बाणने हषैचरितमें लिखा है कि राज्यवर्धनके मारे जा- 
नेपर उसके छोटे भाई हर्षवर्धनने शत्रुओंपर शीघ्र ही चढ़ाई की थी 
और उनसे अपने भाईका बदला ले अपनी विजयबैजयन्ती फहराई 
थी, तथापि राज्यवर्धनको मृत्युके १३ वर्ष बादके पूत्रोक्त ( शशा- 
. (१ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १, पू० ७० । 

( ९ ) एलन्स-कैटलॉग औफ्‌ ग्रुप्त कोइन्स ( इन्टोडकशन ) छू० ६४: 

ये 


हुण-बंदा । 
इुके राज्य-सम्यके ) ताम्रपत्रको देखकर अनुमान होता है कि इस 
विजय-यात्रा्में ह्षको पूरी सफलता नहीं हुई थी । 
यह राजा शैव था और इसको बौद्ध मतसे बड़ी घृणा थी | बि० 
स० ६५७ (६० स० ६०० ) के करीब इसने बुद्ध गयाके बोधि- 
वृक्षको-जिस पर अशोककी पूर्ण भक्ति थी-खुदवाकर जलबा दिया, 
पाटलिपुत्रमंके बुद्धके पदचिह्ोंवाली शिलाको तुड़वा डाला, और 
बौद्ध मठोंको तुड़वाकर बौद्ध भिक्षुओंको अनेक प्रकारके कष्ट दिये। 
( इसके बाद मगधके राजा पूर्णवर्माने उक्त बोधिदृक्षकों फिरसे छगाया 
था | कुछ छोग इसे अशोकके वंशका अन्तिम राजा मानते हैं । ) 


हण-वश । 

ब्ध् “> 
ईं० स० ४०५ ( वि० सं० ५१२ ) से ई० स० ५४० (वि० 

सं० ५९७ ) तक। 
हृण नामकी एक जाति मध्य एशियामें रहती थी | वहाँसे रबाना 
होनेपर इस जातिकी दो शाखाएँ हो गई । उनमेंसे एक औक्सस और 
दूसरी वोल्गा नदीकी तरफ रवाना हुई | बोल्गाबाली शाखाने तो ई० 
स० ३७५ के करीब पूर्वी यूरोपपर आक्रमण कर गोथ लोगोंको खदेड़ 
दिया और औक्ससवाली शाखाने कुशान राजाओंसे काबुल छीन कर 
भारतकी तरफ चढ़ाई की | ये औक्सस नदीपर बसे हुए हृण श्वेत- 
इणके नामसे प्रसिद्ध थे और शायद वोल्गापर बसनेवाली शाखासे 
मिन्न थे । इनकी भारतपरकी पहली चढ़ाई शायद ई० स० ४५५ 
श्श्५ 


आरतके प्राचीन राजवंश-- 
( बि० सं० ५१२ ) के पर्व हुई होगी जैसा कि स्कन्दगुप्तके मिठा- 
रीसे मिले हुए लेखेसे प्रकट होता है | उसमें लिखा है;--- 
४ हृणैयंस्य समागतस्य समरे दोभ्यों धरा कम्पिता।! 
अर्धात्‌--हृणोंके साथ ऐसा युद्ध हुआ कि पृथ्वी कॉप गई । 
परन्तु इस युद्धमें इन्हें सफलता नहीं हुई और स्कन्दगुप्तके दबा- 
वसे इन्हें कक जाना पड़ा | इसके १० वर्ष बाद ई० स० ४६५ 
( वि० सं० ५२२ ) में इन्होंने गांधार ( पश्चिमी पंजाब ) पर अधि- 
कार कर लिया और ३० स० ४७० ( बि० सं० ५२७ ) के करीब 
स्कन्दगुप्तके राज्यपर दुबारा आक्रमण किया । इससे गुप्त राज्यकी नींव 
हिल गई । तथा उसके पश्चिमी प्रान्तपर हुणोंका अधिकार हो गया | 

ईंसबी सन्‌ ४८४ ( वि० सं० ५४१ ) में पर्शियाके राजा फौरो- 
जको मारकर हूणोंने उधरका खटका भी दूर कर दिया । कहते हैं कि 
इसी समयके आसपास ये लोग पशिया ( ईरान ) का खजाना दूट 
कर छाये थे | इसीसे ससेनियन शैलीके सिक्कोंका भारतमें प्रवेश हुआ | 
ये सिक्के अठन्नीके बराबर होते हैं | इनकी एक तरफ राजाका चेहरा 
बना होता है और आसपास लेख रहता है। दूसरी तरफ अभ्मिकुण्ड 
बना होता है; जिसके दोनों तरफ दो आदमी खड़े होते हैं। इन 
सिक्कोर्मे एक विशेषता यह होती है कि ये बहुत ही पतले होते हैं । 

इस प्रकारके सिक्के पहले पहल भारतमें इसी समयसे प्रचलित हुए 
और इनका राज्य नष्ट होनेपर भी गुजरात, मालवा और राजपूतानेमें 
ई० स० की ११ वीं शताब्दी तक प्रचालित थे | परन्तु क्रमशः इनका 
आकार छोटे होनेके साथ ही साथ इनकी मुटाई बढ़ती गई। और 


( १ ) फ्लीटठ, केपस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरमू, भाग ३, ४० ५२। 
श्र 


हण-बंश। 

होते होते इसमेंका राजाका चेहरा भी ऐसा भद्दा बनता गया कि बह 
गधेके खुरके समान दिखाई देने छगा। इसीसे छोगोंने इसका नाम 
गधिया ( गणैया ) रख दिया | इस प्रकारके सिक्के अब भी गुज- 
रात, मालवा और राजपूतानेमें बहुत मिलते हैं । 

भारतपर आक्रमण करनेवाले श्वेत हृणोंका मुखिया तोरमाण था। 
ई० स० ४९९ ( वि० सं० ५५६ ) के बाद ही यह “महाराजा? 
की उपाधि धारण कर मालवेका राजा बन बैठा | 

इसके समयके दो लेख मिले हैं | पहला इसके राज्यके प्रथम वर्षका 
एरन ( सागर जिंले ) से और दूसरों कूर ( नमककी पहाडियोंके 
पास ) से | इस पिछले छेखका संबत्‌ टूट गया है। 

इसके चौंदीके सिक्के मिलते हैं | ये गुप्तोंस मिलते हुए होते हैं । 
इनपर राजाके मस्तकके पास संवत्‌ ५२ लिखा रहता है। यह संबत्‌ 
शायद हृण संवत्‌ होगा; जो ई० स० 99८ (वि० से० ए०७ ) 
के फरीब प्रारम्भ हुआ थाोँ। दूसरी तरफ “बिजिताबनिरवनिपति- 
श्रीतोरमाणदेवजयाति ” लेख और पर खोले हुए मोर होता है। 

उपयुक्त बातोंपर व्रिचार करनेसे अनुमान होता है कि उस समय 
हणोंका प्रताप बढ़ती पर था ( और आश्चर्य नहीं कि भानुगुप्त और बलू- 
भीके राजा भी उस समय इनके अधीन रहे हों । ) 

ई० स० ५०२ ( वि० सं० ५७५९ ) के करीब तोरमाणके मरने- 


( १ ) केप॑स इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरं, भाग ३, ए० ३६। 

(२ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १, ४० २३८ । 

( ३ ) रापसन्स इण्डियन कौइन्स, प्लेट, नं० ४, न॑० १६। 

( ४ ) जल एकश्ियाटिक:सोसाइटी ऑफ बंगाल,जिल्द ६३, ४० १,ए० १९५ 
३२७ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 
पर इसका पुत्र मिहिरगुर् इसका उत्तराधिकारी हुआ। राजतरब्विणी 
( प्रथमस्तरंग ) में लिखा है:--- 
अथ स्लेडछगणाकीण मण्डल्ले चण्डचेष्टितः 
तस्यात्मजोभून्मिहिरकुलः काछोपमो हुपः ॥ २८९ 0७ 

अर्थीत्‌---काश्मीर मण्डलके म्लेच्छोंसे भरजानेपर यमराजके समान 
उद्ण्ड मिहिरकुछ नामका राजा हुआ | इसीके आगे इस राजाका 
वृत्तान्त इस प्रकार लिखा है;---“ यह बड़ा निर्दयी और हिंसक था। 
इसने लंकाविजयकर लौटते हुए मार्गमें कर्णाठ, चो आदि देशोंको 
जीता | इसके काश्मीर पहुँचनेपर अकस्मात्‌ एक हाथी पहाड्परसे 
फिसल गया और चिंघाड़ता हुआ नौंचे गिरकर मर गया। मिहिरकुलकों 
इसकी चिंघाड़ बहुत पसंद आई, इस कारण उसने सौ हाथियोंको उसी 
प्रकार छुढ़कवा दिया । इसने श्रीनगरमें मिहिरेशवर महादेव स्थापन 
किया, मिहिरपुर नामक नगर बसाया, कंदहारक ब्राह्मणोंको बहुतसा 
दान दिया और इस प्रकार ७० वे राज्यकर अन्तमें रोगग्रस्त होकर 
इसने अभि प्रवेश किया | ? 

यह वर्णन कह्णने इधर उधरसे संग्रह कर लिखा है, क्यों कि 
इसके आगे ही उसने लिखा है कि ““बहुतसे केखक लिखते हैं कि इसने 
स्लेच्छोंको मार कर धर्मंको प्रतिष्ठित करनेके लिये ही यह क्रूरता ग्रहण 
की थी । जो कुछ भी हो, इसका चारित्र बड़ा ही क्रूर था। इसके 
समयका एक लेख ग्वाल्ियरसे मिलाँ है । यह इसके १५ वें बषका 
है। इसकी राजधानी साकल ( स्थालकोट-पंजाबमें ) थी। काश्मीर- 

(१ ) इसका संस्क्ृतरूप “मिहिरकुल” मिलता है । 

(२) यद्द स्थान ' हस्तिवंचक ” नामसे प्रसिद्ध है । 

(३ ) कॉर्पस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरं, जिल्‍्द ३ नं० ३७ । 

३२८ 


डृण-वंश | 

विजयमे इसे तीन वर्ष छगे थे | ० स० ५२० (बि० सं० '१७७) 
में जब संगयून इससे मिठा था उस समय यह इसी युद्धमें या हुआ 
था। चीनीयात्री हुएन्त्संगने लिखा है कि ' श्रावस्तिका राजा मिहिर 
कुल बौद्धोंका बड़ा शत्रु था। इसने बालादित्यके राज्यपर हमला किया। 
बालादित्यने पहले तो इसे पकड़कर कैद कर दिया, परन्तु अन्‍्तममे 
छोड़ दिया । इस पर यह भागकर काश्मीर चछा गया |” परन्तु 
मन्दसोरसे मिले हुए यशोधर्माके लेखमें लिखा हैः--- 

“ झूडापुष्पोपहरिमिंहिरकुछजपेणाचिंतं पादयुग्मं 

अथौतू--मिहिरकुलने यशोधर्माके पैरोपर सिर रक्खा था। 


यद्यपि उपयुक्त दोनों प्रमाण एक दूसरेके विरुद्ध हैं, तथापि इनसे 
उक्त दोनों राजाओंके समय इसका परास्त होना ते निर्विवाद सिद्ध 
होता है। इसका विशद्‌ विवरण भानुगुप्त और नरासंह गुप्तके इतिहासमें 
दिया जा चुका है। यह घटना ई० स० ५२५ (बि० से० ५८२) 
से ई० स० ५२८ (वि० सं० ५८७ ) के मध्य हुई होगी। 


मि० विन्सैण्ट स्मिथने लिखों है कि “जिस समय मिहिरगुल 
( मिहिरकुल ) कैद किया गया था उस समय मौका पाकर इसके छोटे 
भाईने साकल ( स्थालकोट ) पर अधिकार कर लिया था । अतः 
-छुटेनपर छाचार हो मिहिरकुलको काइमौरमें जाकर पनाह छेनी पड़ी । 
वहँकि राजाने इसकी इज्जत कर इसे निवाहार्थ कुछ जागीर दे दी। 
परन्तु कुछ समय बाद मिहिरगुलने शरण देनेवाले वहाँके राजाको मार 
काइमीरपर ही अधिकार कर लिया | इसके बाद इसने गांधारपर अधि- 


(१ ) अर्ला हिस्दी ऑफ इण्डिया, एू० ३१८-३१९ । 
श्र 


आरतक पाचन राजवंश > 
कार कर लिया और बहँकि हूण राजाके परिवारको मय बहुतसे प्रजा 
जनोंके कत्छ करवा दिया ।” परन्तु यह बात सुंगयुनके और राजतर>- 
ड्रिणीके लेखसे सिद्ध नहीं होती । 

इसके सिक्कों पर एक तरफ राजाकी तसबीर बनी होती है । 
उसके पांछे त्रियूछ और आगे बैल बना होता है तथा ऊपरकी त्तरफ्‌ 
“जयतु मिहिरकुल” लिखा रहता है। दूसरी तरफ ससेनियन सिक्कोंके समान 
अग्निकुण्ड बना होता है जिसके दोनों तरफ दो आदमी खड़े होते हैं। मि० 
स्मिथका अनुमान है कि “ कोसमस ” की लिखी पुस्तकमें भारतके हुण 
राजा गोल्ससे इसी मिहिरगुलका तात्पर्य होगा | यह पुस्तक ई० स० 
७५४७ (वि० सं० ६०४) में लिखी गई थी । मिहिरगुल शैव मता- 
नुयायी था | यह बौद्ध स्तूपोंको नष्ट कर मठोंकों छूठ छेता था और 
बीद्ध भिक्षुओंकों हर तरहसे तंग करता था । ६० स० ५४२ ( बि० 
सं० ५९९ ) में इसको मृत्यु हो गई । 

इसके पीछेके किसी हण राजाका इतिहास नहीं मिला है | ई० 
स० ७५६५७ (वि० सं० ६२२ ) के करीब तुरकोंने पर्शियाके ससे- 
नियन शासकोंसे मैत्री स्थापित कर श्वेत हणोंको नष्ट कर दिया और 
इसके बाद जब ससेनियन राज्य शक्तिहीन हो गया तब उन्होंने हणोंके 
समग्र राज्यको ही अधिकारभुक्त कर लिया | इस प्रकार नष्ट होनेसे 
बचे हुए भारतके हृण धीरे घीरे यहाँके लोगोंमें मिक गये | अब भी 
राजपूर्तोकी ३६ शाखाओंमें एक शाखा इसी (हुण) नामसे प्रसिद्ध है। 

ऐतिहासिक लोग गुर्जरोंका भी हुणोंके साथ ही आना मानते हैं । 

(१ ) रापसन्स-इण्डियन कोइन्स, हेट ४, नें० २० । 

(२) अर्ली दिस्द्री औफू इण्डिया, ए० ३१७। 

३३० 





हण-बंध। 
इन्होंने राजपूतानेमें अपना राज्य स्थापन किया था। इनकी राजधानी 
भीनमाल ( श्रीमाठ ) थी | यह प्रदेश आजकल जोधपुर राज्यमें है। 
यहींसे इनकी एक शाखा भड़ोचकी तरफ गई थी। 
मिहिरिगुलके परास्‍्त होनेके (ई० स० ५२४ से ५२८-बि० 
सं० ५८१ से ५८५ ) बादसे महमूद गजनीके पंजाब पर अधिकार 
करने (ई० स० १०२३-”बवि० सं० १०८० ) तक, अर्थात्‌ ५०० 
वर्ष तक, भारतवर्ष बाहरी आक्रमणोंसे बचा रहा था । यद्यपि ईसवी 
सन्‌की आठवीं शताब्दीमें अरबोंने सिंध विजय किया था, तथापि 
डस प्रदेशके एक तरफको होनेके कारण शेष भारतपर इसका प्रभाव 
बहुत ही कम पड़ा था। 
मिहिरगुलके परास्त होनेके बाद इसवी सन्‌को छठी शताब्दीके. 
उत्तरार्धका हाल बहुत ही कम मिलता है | अनुमान होता है कि हृणों- 
के आाक्रमणके कारण भारतकी दशा चलबिचल हो गई थी । इसीसे 
शायद उस ससय एक भी ऐसा राजा नहीं रहा होगा जिसका प्रताप 
विशेष उल्लेखयोग्य हो | 


श्दे१ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


यशोघमा । 
१>$8॥४#<&* 
इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं | इसके तीन लेख मन्दसो- 
रसे मिले हैं| इनमेंसे केवल एक लेख पर ही मालव संबत्‌ ५८९ 
(६० स० ५३२ ) लिखा है। इनमेंका एक लेख दो स्तम्भों पर 
ख़ुदा है । विद्वानोंका अनुमान है कि इसने ये स्तम्भ अपनी मिहिर- 
गुलकी विजयकी यादगारमें खड़े किये थे । 
इनमें इसके राज्यका विस्तार इस प्रकार लिखा है:--- 
' ये भुक्ता शुप्तनाथैन्नेसकछवखुधाक्क्रान्तिड ए प्रतापै- 
जाशाहृणाधिपानां क्षितिपतिम्ुकुटाध्यासिनीयान्प्रविष्टा ! 
आलोहित्योपकण्ठाक्तलवनगहनोपत्यकादामहेन्द्र[-- 
दागड्राश्छिश्रसानोस्तुहिनशिखरिणः पश्चिमादापयोघेः ॥ 
अर्थात्‌---जिन प्रदेशोंपर गुप्तों और हृणोंका अधिकार नहीं हुआ 
था उनपर इसने दखुल जमा लिया था । इसके राज्यकी सीमा ( पूर्वमें ) 
ब्रह्मपुत्रा नदौसे ( पश्चिममें ) समुद्र तक और ( उत्तरमें ) हिमालयसे 
( दक्षिणमें ) महेन्द्र पवेत तक थी । सम्भव है, इसके राजकवियोंने 
बहुत कुछ बढ़ावा देकर उपयुक्त वृत्तान्त लिखा हो । इसके प्रृवेजों 
या उत्तराधिकारियोंका अब तक कुछ भी पता नहीं छगा है। 


| (१) भानुगुप्त, नरातैंहगुप्त और मिहिरणुलके इतिहासमें इसका वर्णन: आ 
चुका है । 


हे३२ 


बैस-वंश।- 





वेस-वंरा । 
<7०€ुन> 
बि० स० ५०७ (ई० स० ७५०० ) के: निकटसे बि० सं० 
७०४ (ई० स० ६४७ ) तक। 
इस बंशके राजा शैव थे और इनका राज्य थानेश्वरके आसपास था। 
१ पुष्पभूति । 
इस वंशका सबसे पहला नाम यही मिला है | यह राजा शिवभक्त 
था और इसकी राजधानी श्रीकण्ठ ( थानेश्वर ) थी । इसकी उपाधि 
* महाराज? मिलती है। 


२ नरवधेन । 
यह राजा पुष्पभूतिका वंशज था । इसकी रानीका नाम वज्जिणी- 
देवी मिला है। 
३ राज्यवर्धन । 
यह नरवर्धनका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसको सूर्यका इष्ट 
था | इसकी रानीका नाम अप्सरादेवी था | 


४ आदित्यवधेन । 

यह राज्यवर्धनका पुत्र था और उसके पीछे गद्दी पर बैठा | यह 
मी सूर्यका भक्त था। इसको रानीका नाम महासेनमुप्ता था। यह 
शायद गुप्तवंशकी थी। ( सम्भव है, यह मालवेके राजा महासेनगुप्त- 
की बहन हो । ) 

उपर्युक्त राजाओंकी उपाधि केवल “महाराज” ही मिलती है। इससे: 
प्रकट होता है कि ये गुप्तराजाओंके सामन्त होंगे । 

श्बे< 


'आरतके प्राचीन राजवंश-- 
५ प्रभाकरवर्धन । 

यय आदित्यवर्धनका पुत्र था और उसके पीछे राज्यका स्वामी 
हुआ । श्रीहर्षचरितसे प्रकट होता है कि इसने सिन्ध और गुजरातके 
राजाओंकों तथा गुजेर और उत्तरपश्चिमी पंजाबके हृणोंको परास्त 
किया था। इसकी उपाधि 'परमभदट्टारकमहाराजाधिराज” मिलती है। 
इससे सिद्ध होता है कि पहले पहल इसीने स्वाधीनता प्राप्त की होगी। 
यह भी सूर्यका उपासक था। इसकी रानीका नाम यशोमती था। 
इससे दो पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। इनके नाम क्रमश:--- 
राज्यवर्धन, हृ्षेवर्धन और राज्यश्री थे। प्रभाकरधनने माल्यराजके 
पुत्र कुमार और माधवकों क्रमशः राज्यवधेन और हर्षके अनुयायी 
नियत किये थे । कुछ विद्वान्नोंका अनुमान है कि सम्भवतः ये महा- 
सेनगुप्तके छोटे पुत्र थे और इन्हाँके बड़े भाई देवगुप्तने मोखरी ग्रह- 
बमीको मारा था | इसीसे हर्पने इनके बड़े भाईकों मार कर मालवेके 
राज्यकी समाप्ति कर दी और अन्‍्तमें हर्षका अनुयायी माधवगुप्त मग- 
'घका अधिकारी नियत किया गया । 

राज्यश्रीका विवाह मौखरी-बंशी राजा अबन्तिवर्माके पुत्र प्रहवर्मासे 
हुआ था | ग्रहवर्मा कन्नौजका राजा था। इसे मार कर मालवेके रा- 
जाने इसके राज्य पर अधिकार करनेके साथ ही राज्यश्रीको भी केंद 
कर लिया । यह घटना प्रभाकरवधेनके देहान्त समय हुई थी | इसका 
देहान्त वि० से० ६६१ (३० स० ६०४ ) के करीब हुआ था। 

कुछ चौंदीके सिक्के ऐसे मिले हैं जो गुप्तोंक सिक्कोंसे मिलते हुए हैं । इन 


( १ ) कॉर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, ५० २१५। (२) कैटलोय 
ऑफ दि काइन्स ऑफ गुप्त एण्ड मौखरी किंगज एक्सैट्रा, ए० ४१ । 
देशे७ 


चैस-घंदा ! 


पर एक तरफ राजाका मस्तक बना होता है और उसपर चन्द्रमाकी आ- 
कऊति बनी रहती है तथा पासमें संवत्‌का 'स” पढ़ा जाता है। परन्तु अछ्ू 
स्पष्ट नहीं पढ़े जाते | दूसरी तरफ ' बिजितावनिरवनिपतिश्रीप्रता- 
'पशीछ दियं जयति” लिखा रहता है | मि०बर्न इनको प्रभाकरवर्धनके 
अनुमान करते हैं । 





६ राज्यवधेन । 

यह प्रभाकरव्धनका ज्येष्ठ पुत्र था और उसके पीछे राज्य सिंहासन पर 
बैठा । ई० रु० ६०४ (वि० सं० ६६१ ) के करीब पिताकी आ- 
ज्ञासे राज्यवर्धन हृणोंको जातनेके लिये उत्तर-पश्चिमी-सीमान्तकी तरफ 
गया था। उस समय इसकी अवस्था १८ वर्षके करीब थी। इसने 
वीरतासे युद्ध कर हृणोंको परास्त किया और स्वयं भी उस युद्धमें 
घायल हुआ । इसके इसी अवस्थामें वापिस छौट कर आनेके पूर्व ही 
इसके पिताका देहान्त हो गया । इससे इसको इतना दुःख हुआ कि 
इसने राज्याधिकार प्रहण करनेसे अनिच्छा और अपने छोटे भाई हृषवर्ध- 
नको राज्य सोंप बौद्ध भिक्षुक होनेकी इच्छा प्रकट कौ । इसी अवसरगसें 
मालवराज द्वारा ग्रहवर्माके मारे जाने और राज्यश्रीके केद होनेकी खबर 
मिली | यह खबर पाते ही बहनका बदला छेनेके लिये राज्यवर्धनको भिक्षुक 
होनेका विचार छोड़कर राज्यभार ग्रहण करना पड़ा | यह घटना ई० 
स० ६०४ (वि० सं० ६६१ ) के करीब की है | इसके बाद 
शीघ्र ही इसने १०००० सवारोंकी सेना केकर मालवेके राजापर च- 
ढाई कर दी और थोड़े ही परिश्रमसे उसे परास्त कर उसका सारा 
सामान द्ूट लिया। परन्तु उसी समय गौड ( मध्य बंगाल ) के राजा 
शशाहूने अपनी कन्याका विवाह इसके साथ करनेका वादा किया 

३२७ 


भारतके प्राचीन राजधध--- 


और फिर विश्वासघात करके इसे मार डाछा । सम्भव है कि बोद्ध- 
विरोधी शैव शशाइसे एक बोद्धधर्मावरूम्बी राजाकी विजय सहन ने 
हुई हो और इसीसे उसने ऐसा किया हो | 

हपैवर्धनके ताम्रपतन्रमें राज्यवर्धनका बौद्ध होना और देवगुप्त आदि 
अनेक राजाओंका जीतना लिखा है | उसीमें लिखा है कि इसने अपने 
बचन पर दृढ रह कर हात्रुके घरमें प्राण दिये थे । 

यह घटना ६० स० ६०६ (बि० स० ६६३ ) की है। शशाझूुका 
विशेष हाल पहले गुप्त राजाओंके इतिहासके साथ लिखा जा चुका है। 
कुछ विद्वार्नोका अनुमान है कि हषके लेखमें लिखा हुआ देबगुप्त ही 
प्रहवमीकी मारनेबाछा माल्वराज होगा । 


७ हर्षवधेन । 


यह राज्यवर्धनका छोठा भाई था और उसके मारे जाने पर उसका 
उत्तराधिकारी हुआ | प्रोफेसर आपटेके मतानुसार इसका जन्म श० 
सं० ५१२ (ई० स० ७५९०-वि० सं० ६४७) ज्येष्ट क्रष्णा 
१२ के १० बजे रातको हुआ था। यहाँ पर मास अमान्त मानना 
चाहिये । (प्राप्ते ज्येष्टामूलीये भमासि बहुलासु वहुलपक्षद्वाद्श्यां 
व्यतीते प्रदोषसमये क्षपायोवने )-हेचरित, चतुर्थ उछूबास प्रू० 
२६३ )। 

जिस समय राज्यवधन पिताकी आज्ञासे उत्तर-पश्चिममें हृणोंसे छड़ने 
गया था, उस समय हर्ष भी उसे पहुँचानेके लिये कुछ दूर तक उसके 
साथ गया था और मार्गमें शिकारके छिये ठहर गया था। वहाँपर इसे 
पिताके बीमार होनेका समाचार मिका। समाचार पाते ही यह छौट कर 
राजधानीमें पहुँचा। उस समय तक इसके पिताकी अवस्था दाह- 

३२३६ 





चैसा-बंदा । 
ज्वरके कारण बहुत शोचनीय हो चुकी थी और राज्यवर्धनके लौट कर 
आनेके पूने ही वह (प्रभाकरवर्धन) इस असार संसारसे बिदा हो गया 
था । और इसके पूर्व ही हर्षकी माता यशोवतीने भी सरस्वतीके तट 
पर चिता-प्रवेश कर लिया था । हषको इस घटनासे बहुत ही दुःख 
हुआ । उस समय इसकी अवस्था करीब १६ वर्षके थी। इसके बाद 
उपर्युक्त प्रकारसे राज्यवर्धनकी मृत्यु होनेपर हषैको राज्यमार ग्रहण करना 
पड़ा। यह घटना वि० सं० ६६३ (ई० स० ६०६ के अक्टूबर) में 
हुई थी। 
राज्यपर बैठते ही हर्षने सेना छेकर दिग्बिजयके लिये प्रयाण करनेका 
विचार किया और सब राजाओंके पास पत्नोंद्वारा सूचमा भेज दी कि 
या तो आप लोग अधीनता ग्रहण करें या युद्धके लिये तेयार हो 
जानें | इसके बाद विजययात्रा प्रारम्म हुई और पहला पड़ाव राज- 
घानीसे थोड़ीसी दूर चछ कर सरस्वतीके तीरपर पड़ा | यहाँपर प्रागू- 
ज्योतिष ( बंगाल, राजशाही जिलेमें ) के राजा भास्करबर्माके दूतने 
आकर एक छत्र भेटकर अपने राजाकी तरफ़्से मैत्रीकी प्रार्थना 
की । क्हॉसे कुछ दूर आगे बढ़नेपर भण्डि नामक सेनापति 
भी आ मिला । इसने मालवराजके यहाँकी छठ मेंट करके 
राज्यश्रीका केदखानेसे मौका पाकर विन्ध्याचछके ज॑गछमें भाग जा- 
नेका समाचार सुनाया । यह सुन राजाने भण्डिको सेना लेकर गल्लाके 
किनारे ठहरनेकी आज्ञा दी और ल्वयं बहनको ढूँढ़नेके लिये विन्घ्या- 
टबीकी तरफ रवाना हुआ । वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षुककी सहाबतासे 
उसका पता लगाकर और उसे साथ लेकर गंगाके तठ पर पड़ी अ- 
'पनी सेनामें आ मिठा। यहाँ पर बाण कविरचित “इर्षचारित” की 


डेइेऊ 





गे 


मरतक आजम राजबेशनर 

कथा समाप्त होती है। राज्य पर बैठते समय हर्षके लिये दो जिम्मेदरियाँ 
मुख्य थीं, एक तो अपने भाईका बदछा ठेना और दूसरा अपनी 
बहनका पता लगाना । यद्यपि हर्षचरितमें राज्यश्रीके मिलनेका तो 
बर्णन दिया है, तथापि उसमें इसकी चढ़ाईके नतीजेका कुछ भी हाल 
नहीं छिखा है । अन्य प्रमाणोंसे पता चलता है कि यद्यपि गौडाधिप 
शशाहु ( नरेन्‍्द्रगुप्त ) के राज्यपर हर्षने अधिकार कर लिया था तथापि 
बह स्वयं किसी न किसी तरह बच गया | यह बात उसके गुप्त संबत्‌ 
३०० (६० स० ६१९-वि० सं॑० ६७६ ) के ताम्रपत्रसे प्रकट 
होती है | इसमें एक गाँवके दानका वर्णन है | आगे हम हुएन्त्सांगेके 
यात्रावर्णनस हर्षका कुछ इत्तान्त उद्धृत करते हैं:-- 

“ कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के राजा प्रभाकरर्घनका बड़ा पुत्र 
राज्यवर्धन उसका उत्तराधिकारी हुआ परन्तु कर्ण-सुबर्ण ( बंगाल ) 
के राजा शशाहु (नरेन्द्रगुत) ने उसे मार डाठा। इसपर उसके मन्त्रि- 
योंने उसके छोटे भाई हर्षबर्धनकों शीलादित्यके नामसे गद्दीपर बिठाया। 
इसकी सेनामें ५,००० हाथी, २०,००० सवार और ५०,००० 
पैदक लिपाही थे | करीब ६ वर्षो्गे ( वि० सं० ६६९-६० स»9 
६१६९ तक ) उसने पंजाबको छोड़ सारे उत्तरी हिन्दुस्तानकों अपने 
अधीन कर लिया। इसौमें बिहार और बंगालका बढ़ा हिस्सा भी 
था। यह राजा बोद्ध धर्मको माननेवाला था। इस लिये इसने जीव- 
हिंसाका निषेध कर दिया, फौंसीकी सजा उठा दी, अनेक स्तूप 

(१ ) एपिप्राफिया इण्डिका, जिल्‍्द, ६, ४० १४४ । 

(२) यह यात्री वि० सं० ६८६ (ई०स० ६२५९ ) में चौनसे रवाना 


ड्ोकर भारतमें आया था और वबि० सं० ७०२ (ईैं० स० ६४५ ) में वापिस 
चौनको लछोट गया था । 





३३८ 


-वैस-बंधा ! 
बनवाये, सड़कोंपर चिकित्सालय खोले, उनमें वैद्योको नियत किया, 
तथा वहॉपर ओषधियों और अन्न-पानका भी प्रबन्ध किया । यह 
राजा हर पाँचवें वर्ष बोद्धोंके त्योहारपर “मोद्षमहापारिषद्‌” कर दूर दूर- 
के विद्वानोंका समूह एकत्रित करता था और उस समय बहुत दान- 
दक्षिणा देता था । 

“जब हुएन्त्सांग कामरूपके राजा कुमारके साथ नालन्दंक संघाराममें 
ठहरा हुआ था, तब शीछादित्यने उक्त राजाकों मय हुएन्त्सांगके बुछुवा 
भेजा | ( उस समय हर्ष बंगालमें था) और वहाँ पहुँचनेपर हर्षने उस 
(हुएन्त्सांग) की बहुत खातिर की। डस समय शीलादित्य कान्यकुब्न 
लौटनेबाछा था। अतः बहाँसे धार्मिक छोगोंको एकत्रित कर लाखों मनु- 
घ्योंके साथ उसने गंगाके दक्षिणी किनारेसे यात्रा की और कामरूपके 
राजाने उत्तरी किनारेसे साथ दिया । ९० दिनमें ये छोग कनोंज 
पहुँचे । इसके बाद शीलादित्यकी आज्ञानुसार २० देशोंके राजा अपने 
अपने देशोंके प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रमणों, आह्मणों, प्रबन्धकर्ताओं और 
सैनि्कोॉसहित एकत्रित हुए। इनमें ४,००० बोद्धमिक्षु और ३, ्०७ 
जैन और ब्राह्मण आदि थे | ( इन २० राजाओमें सुदूर प्ूूर्वका आसा- 
अका ओर सुदूर पश्चिमका वलमीका राजा भी था )। शीछादित्यने भी 
इस राजकीय धार्मिक समूहके लिये गंगाके पश्चिमकी तरफ एक सैघा- 
राम और १०० फीट ऊँचा एक बुर्ज बनवाया | इसके बीचमें मनु- - 
ष्यके आकार प्रकारकी सुवर्णकी एक बुद्धप्रतिमा स्थापन की गई। - 
तथा उस महीनेकी ( बसन्‍्त ऋतुके तीसरे महीनेकी ) पहली तिथधिसे 
२१ दिन तक श्रमणों और ब्राह्मणोंको राजाकी तरफ्से बराबर भोजन 
करवाया गया | संघारामसे राजमहर तकका स्थान तम्बुओं और गाने- 

डडे३० 


भारतके प्राजीन राजवंश-- 


बांले लोगोंके खेमोंसे भरा हुआ था। इन दिनों नित्यबुद्धकों एक 
छोटी ३ फीटकी मूर्तिको सजे हुए हाथीपर सवारी निकाली जाती 
थी | इसकी बाई तरफ इन्द्रकी तरह शीलादित्य और दाई तरफ ब्रह्माकी 
तरह कामरूपका राजा पाँच पाँच सो सुसज्जित हाथियोंकी रक्षार्मे 
चलता था | शीलादित्य चारों तरफ मोत्ती आदि बहुमूल्य वस्तुएँ ओर 
सोने चॉदीके बने हुए फ़ूछ उछालता चलता था । मूर्तिको नित्य स्नान 
कराया जाता था और स्वयं शीलादित्य उसे अपने कंघेपर रखकर पश्चिमी 
बुजंपर ले जाता और बस्त्ाभूषण पहनाता था | इसके उपरान्त भो- 
जन होता था। तदनन्तर बिद्वन्मण्डली एकत्र हो शाल्लार्थ करती 
थी । सन्ण्या होनेपर राजा अपने महलूमें जाता था। अन्तमें २१ वें 
दिन सब लोग अपने अपने स्थानको रवाना हुए | उस दिन बुर्जमें 
आांग लग गई थी | ( यह घटना शायद वि० सं० ७०० (ई० स० 
६४३ ) के निकटकी होगी । इस घटनाके बाद हर्षने प्रयागमें होने- 
वाले घर्मसमाजमें हुएन्त्सांगको भी चलनेको कहा । यह समाज ह्षके 
राज्यमें तीस वर्षसे हर पाँचवें वर्ष नियमानुसार होता चछा आता था 
खओऔर अबकी छठी बार होनेवाला था। इसका समय ई० स० ६४४ 
(वि० सं० ७०० ) माना गया है। ( इससे प्रतीत होता है कि 
उत्तरी भारतके जीतनेमें लगे हुए हर्षके राज्यके पहले छः वर्ष यहाँपर नहीं 
गिने गये हैं और ई० स० ६१२ से जब कि उसने उक्त बिजय 
: काये समाप्त कर लिया था राज्यबर्षकी गणना की गई है। सम्भव है, 
उस समय इसने अपने बिजयकी खुशामें पहछी सभी की होगी ) । 
इस अवसरपर राज्यका सारा खजाना गरीबोंको बॉँट दिया जाता था | 
(१ ) अर्ली द्विस्ट्री ऑफ इण्डिया, ० ३४८॥। 
हु बप 


चेस-बच्द । 
यद्यपि चीनी यात्रीका इरादा वापिस घरकी तरफ डोटनेका था परन्तु 
राजाके कहनेपर उसे साथ जाना पड़ा । इस समाजमें उत्तरी भारतके 
विद्वान्‌ , गुणी, साधु, गरीब, भिक्षुक सब मिलाकर कोई ५,० ०,००० 
मनुष्य एकत्रित हुए थे। यह समाज ७७५ दिन तक रहा । पहले दिन 
गंगाकी रेतीमें बने हुए एक गृहमें बुद्धकी मूर्ति रक्खी गई और बहुतसे 
कीमती वच्त् आदि बेटे गये । दूसरे ओर तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और 
शिवकी मूर्तियोंकी भी इसी प्रकार प्रजा को गई | चौथे दिन १०,००० 
बौद्ध भिक्षुओोमेसे प्रत्येकको दक्षिणामें १०० मुहर, एक मोती और 
एक सूती वच्ध दिया गया और इच्छानुसार भोजन आदिसे उनका 
सत्कार किया गया । इसके बाद २० दिन तक ब्राक्षणोंकों विधिध 
दान दक्षिणा दी गई । तदनन्तर १० दिन तक जैन आदि साघु- 
ओंको दान दिया गया । इसके बाद भिन्नभिन्न प्रदेशके भिश्ठुओंकी 
बारी आई और १० दिन तक उन्हें दान आदि मिछा | तदनन्तर एक 
महीने तक भूखों नंगोंको वस्त आदिकी सहायता दी गई । 

“इस प्रकार दान दक्षिणामें सिवाय हाथी धोड़े आदि पशुओंके और 
सैनिक सामानकें---जो कि राज्य प्रबन्धके लिये अत्यावश्यक था---बाकी 
खजानेका सब सामान बॉँट दिया गया । यहाँ तक कि राजाने अपने 
जैबर कपड़े आदि भी दे दिये। अपनी बहनका दिया हुआ केवल 
एक पुराना वस्ञ ही राजाके पहननेकों रह गया । इसके बाद राजाने 
दश बुद्धोंकौ पूजा की और राज्यका सर्वस्व अच्छे कार्यमें छगानेके कारण 
अपनेकी धन्य माना | 

“इसके बाद इस समाजका कार्य समाप्त हुआ और सब छोग अपने 
भपने स्थानकों रवाना हुए। इसके दस दिन बाद दुएन्त्सांगको श्रीहर्ष- 

झ्छर्‌ 





आरतके प्राचीन राजबंध -_ 
वर्धनने जानेकी अनुमति दी | तथा हषने और कुमारने बहुतसी सुवर्ण- 
मुद्राएँ और अन्यवस्तुएँ उसे भेंट की । परन्तु उसने कामरूपके राजाकी 
मेंटस्थरूप पोस्तीनके एक गुद्बन्दके सिवाय बाकी सब वस्तुओंके 
लेनेसे इनकार किया । इसके बाद उसके चीन तक पहुँचनेके मागै- 
व्यय-स्वरूप तीन हजार सुवर्ण मुद्राएँ और दस हजार रौप्य मुद्राएँ 
एक हाथीपर छादकर साथ की गई और राजा उधितको कुछ रक्षक 
सेनाके साथ हुएन्सांगको राज्यकी सीमा तक सकुशल पहुँचानेका भार 
सौंपा गया । मार्गमें अनेक स्थानोंमें ठहरते हुए करीब ६ महीनेमें ये 
लोग जालन्धर पहुँचे। यहाँपर हुएन्स्सांग एक महीने तक रहा। यहाँसे 
. उसने नमककी पहाड़ियोंको लॉँघकर सिन्धु नदी पार की और वहाँसे 
पामीर और खोतानके रास्तेसे बि० सं० ७०२ (ई० स० ६४५ ) 
के वसन्तमें चीनमें अपने स्थानपर पहुँच गया | 

“यद्यपि इसकी इस भारतयात्रामें इसे कईबार छुटेरोंसे भी पाछा 
पड़ा, फिर भी यह बुद्धके भस्मावशेषके करीब १७५० टुकड़े, सोने 
चौंदी और चन्दनकी बुद्धकी मूर्तियाँ तथा करीब ६०७ लिखित पुस्तकें 
लेकर घर पहुँचा । यह सब सामान २० घोड़ोंपर छादा गया था । 
इसके बाद इसने अपनी उमरका शेष भाग उक्त ग्रन्थोंको चीनी भाषामें 
अजुबादित करनेमें छमाया और वि० से० ७१८ (६० स० ६६१) 
के पहले तक यह ७४ प्रन्थोंका अनुवाद करनेमें ऋृतकार्य हुआ । 

#इसके बाद ३ वर्ष शान्तिके साथ बिताकर और अपने यशरूपी 
शरीरको इस संसारमें छोड़ कर वह परछोकको सिधारा | ” 

अब हम ह्षका अन्य इृत्तान्त लिखते हैं:--- 

हषने काइमीरकी पहाड़ियोंसे लेकर आसाम और नेपारसे नर्मंद३ 

, औैडन 


वेख-यंद । 


तकका देश अपने अधिकारमें कर लिया था और यद्यपि सिंध, 
काइमीर और पंजाबके प्रदेश पूरे तौरते इसके अधीन नहीं हुए थे 
तथापि वहाँवाले भी इसके प्रतापंके आगे थोड़ा बहुत अवश्य 
झुक गये थे। इससे यह सारे उत्तरी हिन्दुस्तानका एकाधिपत्य 
भोग करने लगा था। आसाम ( कामरूप ) के राजा कुमारराजने भी 
भेंट दे कर इससे मित्रता करना ही उचित समझा । इससे इसकी 
सेनाकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और यह ६०,००० हाथी और 
१,००,००० सवार तक एकत्रित कर सकता था। 

उपर्युक्त विजयके बाद हषने दक्षिणपर भी अपना अधिकार करना 
चाहा । परन्तु वि० सं० ६७७ (ई० स० ६२० ) के करीब बादा- 
मीके चौलक्य ( सोलंकी ) राजा पुलकेशी द्वितीयसे नर्मदाके धाटपर 
इसे हारना पड़ा । उस समयसे नर्मदा ही इन दोनों उत्तर और दाक्षि- 
णके प्रतापी राजाओंकी राज्यकी सीमा हुई । ह 

वि० सं० ६९० (ई० स० ६३३ ) के आसपास हर्षने वलभी 
( पश्चिममें ) के राजा ध्रुवसेन द्वितीयकों हराया | इस पर वह भाग 
कर भड़ोचके राजा ( दद्द द्वितीय ) के यहाँ चछा गया । परन्तु अन्तर्मे 
घुबसेन द्वितीय ( घ्रुवमट ) को हर्षवर्धघनकी अधीनता स्वीकार करनी 
पड़ी । इसपर हर्षने उसे अपनी कन्या ब्याह दी। इसका इतिहास 
वलभीके राजाओंके वर्णनमें लिखा जायगा | 

इसी चढ़ाईके समय हर्षने आनन्दपुर, कच्छ और सुराष्ट्रपर भी 
अधिकार कर लिया था । इसके राज्यमें मालवा, आसाम, नेपाल, गन्ना 
और यमुनाकी घाटीके देश तथा गुजरात सम्मिलित थे | 

(१ ) इण्डियन एण्टिकेरी, जिल्‍द १३, (० ७०। 

चछ३ 





भारतके प्रायीन राजवंश-- 


'अपने इस इतने बड़े राज्यकी रक्षाके लिये हर्षवर्धन स्वय॑ बरसा- 
तकी मोौसमको छोड़ बराबर दौरा किया करता था भर दुष्टोंके दण्ड 
और रशिष्टोंके सत्कार द्वारा प्रजाकी रक्षा करता था | 


इस यात्रामें इसके साथ नक्कारे रहा करते थे | राजाके रबाना होने- 
पर ये बजने लगते थे । मार्गमें रहनेके लिये बॉस या लकड़ीके स्थान 
बनाये जाते थे जो वहाँसे रवाना होते समय नष्ट कर दिये जाते थे 


राज्यका प्रबन्ध बहुत ही अच्छा था । प्रथ्वीकी आयका छठा हिस्सा 
लछगानके रूपमें लिया जाता था। अधिकारियोंको जीविकार्थ पृथ्वी दी 
जाती थी। कर बहुत हलके थे | धार्मिक कार्योमें उदारताके साथ 
द्रब्य खर्च किया जाता था। छोटे छोटे अपरार्धोकी सजा केवल जुमोंना 
मात्र थी | परन्तु बड़े अपराधियोंकों कठोर दण्ड दिया जाता था। 
कुछ अपराधोंमें नाक, कान अथवा हाथ पैर भी काट दिये जाते थे । 
प्रत्येक प्रान्तमें कुछ ऐसे अधिकारी रहते थे जो सार्वजनिक बातोंको 
लिख लिया करते थे। विद्याका खूब प्रचार था| खास कर ब्राह्मण और 
बौद्ध मिक्षुओंने इसके समयमें खूब उन्नति की थी। राज्यकी तरफ्से भी 
विद्वानोंकी बराबर प्रोत्साहन मिलता रहता था | यह राजा विद्वानोंका 
आश्रयंदाता होनेके साथ ही साथ स्वयं भी बड़ा विद्वान्‌ था। इसके 
प्रमाणस्वरूप इसके रचे हुए रत्नावडी, प्रियदर्शिका और नागानन्द 
नाटक अब तक विद्यमान हैं | 





( १ ) बाणमटट, (उसका पुत्र) पुलिन्दम८, दण्डी, मयूर और मातम्दिवा- 
कर इसकी सभाके पण्डित थे । यह बात राजशेखरकी सूक्तिमुक्ताबडीसे भ्रकट 
है । विद्वान लोग जैन कवि मानतुंधायायका भी उसी समय होना मानते दें। 


है 


बैस-बंद । 
यह राजा चित्रविद्यामें भी बड़ा निपुण था। बंसखेड़ासे इसके 
समयका एक ताम्रपंत्र मिला है। इसमें इस राजाके हस्ताक्षर खुदे हुए 
हैं। इससे इसकी चित्रण-कलाकी निपुणता प्रकट होती है। उसमें लिखा 
है;-..." स्वहस्तो मम महाराजाधथिराजश्रीदर्षेस्थ ।? 
वि० स॑० ७०० (ई० स० ६४३ ) के करीब इसने गंजामपर 
हमछा किया और यही इसका अन्तिम युद्ध था । इस प्रकार ३७ वर्ष 
तक विजयमें छगे रहकर अन्‍्तमें इसने युद्धसे हाथ खींच लिया और 
अपनी आयुके बाकी बचे समयको अशोककी तरह धार्मिक विधानोंमें 
छगा दिया । यह ब्राह्मणों ओर बौद्धोंका बड़ा आदर करता था । 
इसने अपने अन्तिम समयमें अनेक मठ और गंगाके किनारे सहस्ता- 
घिक स्तूप बनवाये थे। प्रत्येक स्तूप १०० फीट ऊँचा होता था। 
परन्तु इनके चिह्न अब नहीं मिलते हेँ। विन्सैण्ट स्मिथका अनुमान 
है कि शायद ये लकड़ी और बाँसके बने होंगे । 
यद्यपि राज्यवर्धन और राज्यश्री बौद्धमतके हीनयान संप्रदायके 
अनुयायी थे, तथापि हषेवर्धन बौद्धमतके साथ ही साथ अपने वंश- 
परम्परागत शिव और सूर्यका भी उपासक था| परन्तु ढृद्धावस्थामें 
इसका अनुराग बोद्धधर्मके महायान सम्प्रदायपर विशेषतर हो गया 
था, तथा इसने अपने राज्यमें हिंसा रोक दी थी। हिंसा करनेवा- 
लेको प्राणदण्ड दिया जाता था। प्रत्येक पुरुष अपनी इच्छानुसार 
धर्म ग्रहण कर सकता था | इसमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डाली 


( १ ) क्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ एक्रियाटिक सोसाइटी ( १९११-१९१२ ) 
१०९ । 


डे 


भाश्तके प्रायीन राजबंश-- 


जाती थी। राजा और उसकी बहने स्वयं अन्य मृतावलम्बियोंकी 
उक्तियोंको छुना करते थे 

बि० सं० ६९८ (ई० स० ६४१) में हर्षने एक बआ्राह्मणको 
अपना दूत बनाकर चीनके बादशाहके पास भेजा। वह वि० सै०७०२ 
(ईं० स० ६४० ) में छौटकर आया । उसीके साथ बहाँके बाद- 
शाहका भेजा एक दूतदछ भी इसके दरबारमें आया था। हर्षकी 
मृत्युके समय (६० स० ६४६--६४७ में ) वेगहिउएन्तसेकी अध्य- 
क्ष्तामें एक पार्टी चीनसे और भी आई थी । परन्तु इसके मगधर्मे 
पहुँचनेके पूर्व ही हर्षका देहान्त हो गया। 

हर्षकी मृत्यु बि० से० ७०३ (६० स० ६४६ ) के अन्‍्तमें. 
या वि० सं० ७०४ (६० स० ६४७ ) के आदियमें करीब ५६. 
बर्षकी अवस्थोमें हुई। इसके पीछे कोई उत्तराधिकारी न होनेके 
कारण देशमें बडी गड़बड़ मच गई तथा ऊपरसे दुर्मिक्षक कारण 
उसने और भी उम्र रूप धारण कर लिया । 

चौंदीके एक प्रकारके सिक्के मिले हैं । ये मी गुप्तोंके सिक्कोंसे 
मिलते हुए ही होते हैं । इन पर एक तरफ राजाका मस्तक ह्वोता है 


(१ ) फांगचिनने लिखा दे कि हर्षफी बहन उसे राज्यकार्यमें भी सहायता 
दिया करती थी । ( ९) मि० स्मिथने हर्षका ४७ या ४८ वर्षकी अवस्थामें 
मरना लिखा है; परन्तु यद् बात उन्हींके छेखोंसे विरुद्ध अतीत द्वोती दै। क्योंकि 
जब राज्यपर बैठनेके समय (हं० स० ६०६ में ) उन्होंने भी इसकी अवस्था 
१६ वर्षके करीब मानी है तब स्पष्ट है कि ( हं० स० ६४६ के करीब.) झत्यु-. 
समय वह ५६ वर्षेके करीब था |--(|ऑक्‍्सफुोर्ड दविस्ट्री ऑफ इण्डिया, पू० 
१६५-१६७।) 

( ३ ) कैटलॉग ऑफ दि कोइन्स ऑफ्‌ गुप्त, मौखरी एक्सैट्रा, ए० ४१-४४ | 

शेषद 


पैस-बंश | 

ओर उस पर चन्द्रमा बना रहता है | सिरकी बाई तरफ संबतका 'सः 
पढ़ा जाता है और उसके आगे १ से ३३ तकके मिल भिन्न अडू 
बने मिले हैं | दूसरी तरफ “विजितावनिरवानिपाति भ्रीशीलादित्य 
दिव॑ं जयति ” लेख और पर खोले मोर होता है। 

कुछ सिक्के उपर्युक्त प्रकारके ही हैं, परन्तु वे तौबिके हैं और उन 
पर चौँदाका मुल्म्मा चढ़ा रहता है | कुछ सिक्के साधारण सिक्कोंसे 
बड़े भी मिले हैं। इन पर राजाका पूरा छाती तकका चित्र बना होता 
है| मि० बने इन सिक्कोको हर्षवर्धनके अनुमान करते हैं । 

कुछ सिके ऐसे मिले हैं जो उपर्युक्त सिक्कोंके समान ही होते हैं। 
इन पर “ विजितावनिरवनिपति अीहषे......... ” पढ़ा जाता है। 

इस (हर्ष ) के तीन दानपत्रोंमेंसे सोनपतसे मिले हुए पैर संबत्‌ 
नहीं है। बाकीके दोमेंसे एक हर्ष-संवत्‌ २२ (६० स० ६२७ बि० 
सं० ४८४ ) को और दूसरा हर्ष संवत्‌ २५ (ई० स० ६३०--वरि० 
सें० ६८७ ) को है। ये क्रमशः बाँसखेड़ा और मधुबनसे मिले हैं | 

हषके पीछे उसके मन्‍्त्री अर्जुन ( अरुणाश्व ) ने उसके राज्य पर 
कब्जा कर लिया और जंगली कौोमोंकी फौज लेकर उपर्युक्त चीनबालों- 
की पार्टी पर हमछा कर दिया। इस हमलेमें उस (पार्टी) के साथकी 


(१ ) दर्षने कन्नोज विजय कर वहाँका अधिकार अपनी बदन राज्यश्रीको 
सौंप दिया और आप उसकी आश्ञानुसार वहँका प्रबन्ध करने लगा । इसीसे 
इसके छेखोंमें इसकी उपाधि “ राजपुत्र ज्ञीलादित्य * मात्र मिलती दे । 

(९) कैंटलोंग ऑफ दि गुप्त कौइन्स, ७० ४५ । 

(३ ) ग्॒प्त इन्सकिपशन्स ( क्रीट ), ए० २३२ । 

( ४-५ ) एपिग्राफिया इण्डिका जिल्‍्द ४, परु० २१०, जिल्द १, ४० ७२॥: 

हर 


रक्षक सेनाके सवार---जो कि ३० के करीब थे--मारे या केद कर 
लिये गये और उसका सब मार असबाब व्छूट लिया गया । परन्तु 
भाग्यवश बेड्डहिउ॒एन्से और उसके साथी रातमें भागकर नेपाल 
'पहुँच गये । उस समय तिब्बत पर ख्रोंगत्सानगम्पोका राज्य था। इसका 
'एक बिबाह नेपालके ठाकुरीबंशके प्रतिष्ठापक अशुवर्माकी कन्यासे 
और दूसरा विवाह चीनकी एक राजकुमारीसे हुआ था । इस- 
ने १,२०० वीर योद्धा देकर इनकी मदद की। उस समय नेपालवालोंने 
भी---जो कि !तिब्बतवालोंके अधीन थे---अपनी तरफ्से सात हजार 
'सबारोंकी सेना सहायतार्थ भेजी । इस प्रकार ७,००० सवार और 
१,२०० योद्धा लेकर बेड्नहिउएन्त्से मैदानकी तरफ बढ़ा और तीन दिनके 
घेरेके बाद उसने तिरहुतकी ध्बंस कर दिया। वहाँकी सेनामेंसे ३,००० 
योद्धा मार डाढे गये और १०,००० आदमी बागमती नदीमें डुबा दिये 
गये | अर्जुन वहाँसे निकल भागा और नई सेना एकत्र कर फिर 
युद्धके लिये चढ़ दौड़ा । इस बार वह हराया जाकर कैद कर लिया 
* गया | इसके बाद चीनवालोॉंकी सेनाने १,००० आदमियोंको कत्छ कर 
राजवैशके सब लोगोंको पकड़ लिया और साथ ही १२,००० कैदी 
'पकड़े | इसमें विजय छाम करनेसे ५८० शहरपनाहसे रक्षित नगरों- 
पर इनका कब्जा हो गया, तथा कामरूप (पूर्वी भारत ) के राजा 
'कुमारने इनके लिये बहुतसा साज-सामान भेजा | 
इसके बाद कैदी अर्जुनको लेकर बेड्डहिउएन्त्से चीन पहुँचा और 
'वहाँ पर उसके उक्त कार्योंके लिये उसकी पदबृद्धि की गई। जब 
चीनका उस समयका बादशाह “ त-इत्सज्ल ” मर गया तब उसके स-« 
-माधिमन्दिरमें अनेक मार्तियोंके साथ साथ तिब्बतके राजा लॉगत्सन- 
केठे८ 


गम्पों और अर्जुनकी मूर्तियोँ भी बनवाकर रखी गई । उपयुक्त युद्धके 
बाद ई० स० ७०३ (वि० स० ७६० ) तक तिरहुत तिब्बत- 
वालोंके ही अधिकारमें रहा । 

हर्षवर्घनकी राजधानी कन्नोज थी। यह करीब 9 मीछ ढंबी और 
१ मील चौड़ी थी । इसमें बहुतसे मठ और मन्दिर थे | समृद्धिमें भी 
यह उस समय किसीसे कम न थी। इसे शायद इशोरशाहने ईसवी 
सन्‌की १६ वीं शताब्दीमें नष्ट कर दिया होगा । आज कल बैसबाड़ा 
( अवधमें ) इन बैसवंशियोंका मुख्यस्थान माना जाता है और उनमें 
तलकचंदी बैस सबमें मुख्य गिन जाते हैं | 

हे संवत्‌ । 

इस राजा ( हर्षवर्धन ) ने अपना संबत्‌ भी चलाया था; जो हर्ष 
संबतूके नामसे प्रसिद्ध हुआ । यद्यपि इसके मिले हुए दोनों दानपक्रोंमें 
और अन्य किसी भी लेखमें इस संबत्‌का नाम न लिखा होकर केवल 
संबत्‌ ही लिखा है, तथापि काश्मीरके पंचाज्लोंके अनुसार पाश्चात्य 
विद्वानोंने इसका प्रारम्भ विक्रम संवत्‌ ६६० (६० स० ६०६ ) से 
माना है। अलबेरुनीने लिखा है कि काश्मीरके पश्चाड्रोंके अनुसार 
श्रीहर्ष विक्रमादित्यसे ६६४ वर्ष पीछे हुआ थो । प्रोफेसर एडम्स 
और डाक्टर श्रामके गणितानुसार भी हर्षसंवत्‌का और बिक्रम 
संबत्‌का अन्तर ६६३ तथा हे संबत्‌का और ईइंसर्वासनका अन्तर 
६०६ आता है । यह गणना नेपालके राजा अंशुवर्माके संबत्‌ ३४ 
प्रथम पौष शुक्ला २ के छेखेके आधार पर की गई थी | ( अत: यह 
लेख बि० सं० ६९७ का सिद्ध होता है। ) 
_ (१) एडबई सांयोकृत अलबेतनीज इण्डियाका अनुवाद, जिल्द २, ४० ५। 

(२ ) कीलद्ान्स लिस्ट ऑफ नोदन इन्सकिपशन्स, पू० ७३, नें० ५३० । 

३७४९, 


भारतके प्राचीन राजबंश-” 

यह संबत्‌ ह्षके राज्यारोहणके समय ( ईसवी सन्‌ ६०६ के 
अक्टूबर माससे ) प्रारम्भ हुआ थो और संयुक्त प्रदेश और नेपालमें 
करीब ३०० वर्ष तक प्रचलित रहा था | अब तक करीब २० छे- 
'खोंमें इस संवत्‌का लिखा होना माना गया है । 

अलबेरुनीने जिस हष संबत्‌ १४८८ का विक्रम सेवत्‌ १०८८ 
में होना छिखाँ है वह उपर्युक्त हर्ष संवतसे मिन्न ही होगा। परन्तु 
अब तक उसका उछेख किसी लेख आदियमें नहीं मिला है। 








>->+०-०-++--ेन्ेुाुतनसस:->>मणणनक “५ यणणगएणा5 


(१ ) इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द २६, ४० ३२॥ 

(३ ) एपिभाफिया इण्डिका, जिल्द ५, ऐपैण्डिक्स नं» ५२८-७४७ । 
(३ ) एडवर्ड सौचोकृत अलबेरुनीज इण्डियाका अनुवाद, जिल्द, २, ए० 
:७, और छ्लीटके गुप्त इन्सक्रिपदान्स, भूमिका प० ३०-३१ । 

३५० 


परिशिष्ट । 


७; 
मगंधके पिछले गुप्तराजा । 
ई० स० "३१३ (बि० सं० ५९० ) के निकटसे ई० स० ८२० 
(वि०:सं० ८७७ ) के निकट तक। 

गुप्तवशकी मुख्य 'शाखाबाले राज्यके नष्ट हो जानेपर भी कुछ दिन 
त्तक इस वेशकी एक शाखाका अधिकार मगधपर रहा था। विद्वान 
'छोग इनको मगधके पिछले गुप्तराजा कहते हैं । इस शाखामें ११ राजा 
हुए थे। शायद ये अन्य राजाओंके सामनन्‍्त हों। इनकी वेशाबडी नीचे 
दी जाती हैः--- 

१ कृष्णगुत---यह सम्मव॒त: गुप्तराज्यके हिल जानेपर स्वाधीन बन 
बैठा होगा । यह मौखरी हरिवर्मोका समकाठीन था और शायद उसका 
सामन्त रहा हो तो आश्चर्य नहीं । इसके पुत्रका नाम हर्षगुप्त था। 

२ दर्षगुत---यह ऋष्णगुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके 
पुत्रका नाम जीवितगुप्त था। शायद इसीकी बहन हरषगृुप्तासे मौ- 
खरी आदित्यवर्माका विवाह हुआ था । 

३ जीबितगुप्त :( प्रथम )--यह अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ। 

9 कुमारगुप---यह जीवितगुप्ताका पुत्र और उत्तराधिकारी था 
तथा मौखरीबंशी राजा ईशानवर्मासे छड़ा था। यह राजा वि० सं० 
<११ (ई० स० ५५४ में विद्यमान था|) इसने प्रयाग तीर्यपर 

५१ 


आरतके प्राचीन राजबंश-- 
झुष्क गोमय ( कंडों ) में अम्नि प्रज्बलित करके जीतेजी उसमें प्रवेश- 
कर लिया था । 

७ दामोदरयुप्त--यह कुमारगुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी था 
ओर मौखरी राजाद्वारा युद्धमें मारा गया । 

६ मेहासनगुप्त--यह दामोदरगुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी था | 

इसने मौखरी वंशके राजा सुस्थिरवमौकों हराया थौ। इसके पुत्रका 
नाम माधवगुष्त था । कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि पहले, कृष्ण- 
गुप्त आदि इन पिछले गुप्तराजाओंका राज्य उज्जैनके आसपास था 
और इस वंशके और कन्नौजके मौखरियोंके आपसमें अनबन चली 
आती थी। कऋृष्णगुप्तसे छठे राजा महासेन गुप्तके शायद ३ पुत्र थे- 
देवशुप्त, कुमार और माधव | इनमेंसे छोटे दो पुत्रोंको महासेनने अपने 
भानजे प्रभाकरवर्धन ( थानेश्वरके राजा ) के यहाँ भेज दिया था। 
इनमेंसे कुमार तो राज्यवधेनका और माघव हषेका अनुयायी नियत 
हुआ | महासेनके मरने पर उसका बड़ा पुत्र देवगुत्त माल्वेकी गदी 
पर बैठा और उसने मौका पाकर कन्नौजके मौखरी राजा प्रहवर्माको 
मारे डाठा। इसीके बदले राज्यवर्धनने चढ़ाई कर उसे मारा । जब 
राज्यवर्धन मागमें घोखेसे मारा गया तब ह्षेवर्धनने माल्वेको अपने 
राज्यमें प्रिंछा लिया ओर अपने अनुयायी माधवगुप्तको मगधका सामन्त 
नियुक्त किया । परन्तु अन्य विद्वान्‌ इससे सहमत नहीं हैं। उनका 
अनुमान है के ये कृष्णगुत्त आदि पिछले गुप्त राजा मालवेके न हो- 
कर मगधके ही थे और मालवेमें गुरप्तोंकी एक दूसरी शाखा थी 
जिसमेंका भवगुप्त (३० स० ५८० में ) एक था। क्‍यों कि कृष्ण- 

* ( १-२-३ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, 2० २००। 
शषर 


इहर्षनर्धनज़े समयमने स्वाससनासशझरे के श्ाका र 





पिछले शुप्तराजा। 

गुप्तसे माधवगुप्त तककी वंशाबलीमें देवगुप्तका नाम कही नहीं मिछता 
है। अतः यदि यह ठीक हो तो हर्षचरितवाले कुमार और माधव भी 
इसी ( माठ्वेकी ) शाखाके होंगे और यह माधव मगधकी शाखावाले 
माघवसे भिन्न होगा | परन्तु अभी तक इस-विषयमें निश्चित मत नहीं 
दिया जा सकता। होर्नले देवगुत्तको और यशोधमाके पुत्र शीलादित्यको 
एक ही अनुमान करते हैं ओर हषकी माता यशोमतीको शीछादित्यकी 
बहन मानते हैं, परन्तु यह अनुमान ठौक प्रतीतं नहीं होता। 

७ माधवगुप्त--यद्द महासेन गुप्तका उत्तराधिकारी पुत्र ओर बैस- 
बंशी राजा हर्षतर्धघनका सामनन्‍्त था | इसकी रानीका नाम श्रीमती 
देवी और पुत्रका नाम आदित्यसेन था । 

८ आदित्यसेन---यह अपने पिताका उत्तराधिकारी था और उपयुक्त 
बैसबंशी राजा हर्षवर्धनके देहान्त होनेपर स्व॒तन्त्र बन गया था। इसके 
समयके तीन लेख मिले हैं। पहला हर्ष संवत्‌ ६६ मार्गर्शार्ष शुक्वा 
सप्तमी (३० स० ६७२-७३--वि० सं० ७२३९-३० ) का 
है । इसमें नालन्दमें किये गये धर्मकार्यका वणेन है। यह लेख शाहपुर 
( बिद्दार ) से मिला है । 

दूसरा छेख अफसन्द ( जाफरपुर-गया ) से मिलो है। यह बिना 
संवत्‌का है। इसमें आदित्यसेन द्वारा विष्णुमन्दिर आदिके बनवानेका 
बणेन है। इसकी माताका नाम श्रीमती और क्लीका नाम कोणदेबी 
लिखा है। 

तीसरा छेख मन्दार पत परसे मिला है । इसमें भी सेबत्‌ नहीं 
है। इसमें इसके नामके आगे “परम भद्वारक महाराजाधिराज' की 

(१ ) कॉर्पस इन्सकिपशनं इण्डिकेरं, लिलद २, ए० २०० | 
(२-३-४) कॉपेस इन्सकिपशर्न इण्डिकेरं, जिल्‍द ३, (० २०८, २००,२११॥ 
३०३ 
२३ 


भआरतके प्राचीन राजवेश--- 


उपाधि छगी है | इससे अनुमान होता है कि थानेश्वरके प्रतापी राजा 
हर्षवर्धनके मरनेपर आदित्यसेन स्वतंत्र राजा बन गया था। सम्भबतः 
यह छेख उसी समयका है। इसमें इसकी स्त्री द्वारा एक ताछाव बन- 
थाये जानेका वर्णन है । 

काठमांड्से एक लेख हर्षसंवत्‌ (१) १७३ (६० स० ७७५८ 
-५९--वि० सं० ८१७५-८१६ ) कार्तिक झुका नवमीका मिला है। 
इससे प्रकट होता है कि लिच्छवि बंशके शिवदेव द्वितीयने, आददित्य- 
सेनकी नवासीके साथ विवाह किया था। यह मौखरी राजा भोग- 
बमोकी कन्या थी । 

९ देवगुप---यह आदित्यसेनका पुत्र और उत्तराधिकारी था। 
कीलहानेने लिखा है कि इसकी कन्याका नाम प्रभावती गुप्ता था; 
और उसका विवाह वाकाटकवंशी राजा रुद्रसेन द्वितीयके साथ हुआ 
था, जिससे महाराजा प्रवरसेन दूसरा उत्पन्न हुआ | परन्तु यह ठीक 
प्रतीत नहीं होता | क्योंकि यह प्रभावती गुप्ता चन्द्रगुप्त द्वितीयकी 
कन्या थी। देवगुप्तकी रानीका नाम कमछादेवी और पुत्रका नाम 
विष्णुगुप्त था । इसकी उपाधि “महाराजाधिराज” थी। 

१० विष्णुगुत---यह अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ । इसकी 
रानीका नाम इज्जादेवी और पुत्रका नाम जीवित ग्रुप्त था । इसकी 
उपाधि “महाराजाधिराज ? थी । 

११ जीवितगुप्त (द्वितीय )--यह अपने पिताका उत्तराधिकारी 

हुआ । इसके समयका एक लेख देवबरणाक (आरा ) से मि- 

(१ ) इण्डियन ऐपण्टिकेरी, जिल्द, ९, ४० १७८, । श्र 

( ९ ) ढिस्ट ऑफ नौदेने इन्सकिपशन्स, घू० ८४, नोट ७। 

8) 





गुक्तलके गुर्राजा । 

है!। इसमें मगधके तीन प्राचीन राजाओंके नाम हैं | पहछा बाला- 
दित्यका, दूसरा शर्ववमोौका और तीसरा अवन्तिवर्मीका । 

इनमेंसे बालादित्यकों हुएन्त्सांगने मिहिरकुछको जीतनेवाला लिखा 
है| शर्ववर्मा शायद मौखरी राजा था; जिसकी एक मुहर ( 56० ) 
असीरगढ़से मिली है। और अवन्तिबमों शायद राज्यश्रीके पति मौखरी 
अहबमौका पिता था। यह राज्यश्री कन्नोजके राजा हृषेवर्धनकी 
बहन थी | इसका वर्णेन बाणने अपने हषेचरितमें किया है। इसकी 
उपाधि भी “महाराजाधिराज? थी । 

इसके बादके इस वंशके किसी राजाका दृत्तान्त न मिलनेसे अनुमान 
होता है कि सम्मवतः जीवितगुप्त द्वितीयके अन्तिम समयमें पालबं- 
शियोंने मगध पर अधिकार कर लिया होगा । 

सारनाथसे प्रकटादित्य नामक किसी राजाका एक ठेख मिला है। 
परन्तु यह अपूर्ण है। अतः इस विषयमें कोई निश्चित मत नहीं दिया 
जा सकता | शायद यह भी गुप्तोंसे ही सम्बन्ध रखता हो । 


गुच्तलके गुप्तराजा । 
हैं० स० ११०० (वि० सं० ११०७ ) के निकटसे हैं० स० 
१२७० (वि० सं० १३२७ ) के निकट तक। 

बेबईके गजटियरसे पता चलता है कि विक्रम संवत्‌की १३ वीं 
शताब्दीके मध्य तक धारवाड़ जिलेमें गुप्तोंका राज्य था। इन राजा- 
ओने अपनेको उज्मेनके महाराजा विक्रमादित्य ( चन्द्रगुप्त द्वितीय ) 
के वंशज और गुप्तबंशी लिखा है। इनके लेखोंसे पाया जाता है 
कि ये चन्द्रवंशी थे ओर इनकी उपाधि “उजबिनीपुरवराधीश्वर ? 

( १-२ ) कंपंस इन्सक्रिपश्चन इण्डिकेरे, जिल्द ३, ४० २१३, २१९ । 

श्ष्५ 


भारतके प्रार्यीन राजबंश-- 


थी। तथा ये अपना इश्देव उजयिनीके महाकालेश्वर महादेवकों सम- 
झते थे | इनकी राजधानीका नाम गुत्तठ था और इनका राज्य बन- 
वासी ( उत्तरी कनाड़ा प्रदेशमें ) तक था। इनकी वंजश्ञावली इस 
प्रकार मिलती हैः--- 

१ महागुप्त ( मागुत्त )---इस वंशमें सबसे पहलछा नाम यही मिलता 
है | यह गुप्तवंशी विक्रमादित्य ( चन्द्रमुप्त द्वितीय ) का वंशज था। 
२ गुत्त प्रथथ--यह महागुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी था। 

३ मलिदेव ( मलछ॒देव )---यह गुत्तका पुत्र और उत्तराधिकारी था। 
यह पश्चिमी चौलक्य ( सोलंको ) विक्रमादित्य छठेके महा सामन्ता- 
विपति गोविन्दरसका सामन्त था और ई० स० १११० (वि० स० 
११७२ ) में विद्यमान था | इसकी उपाधि .महासामन्त थी। 

9 वीर विक्रमादित्य प्रथम--यह मलिदेबका पुत्र और उत्तराधि- 
कारी था। 

७ जोम ( जोइदेव प्रथम या जोम्म)---यह वार विक्रमादित्यका पुत्र 
और उत्तराषिकारी था । श० सं० ११०३ (वि० सं० १२३८८ 
ई० स० ११८१ ) का इसका एक लेख मिला है। यह कलसचुरी. 
आहवमलु॒का सामन्‍्त था। इसकी उपाधि महामण्डलेश्वर थी। 

.$ गुत्त द्वितीय---यह वीर विक्रमादित्य प्रथमका पुत्र और जोमका 
छोठा भाई था | तथा उसके बाद राज्यका अधिकारी हुआ | 

७ बीर विक्रमादित्य द्वितीय ( आहवादित्य )--यह गुत्त दूसरेका 
पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। इसके लेख श० सं० ११०४ से ११३६ 
( बि० सं० १२३९ से १२७१-३० स० ११८२ से १२१४ ) 

( १-३ ) बॉम्बे गजटियर, ४० ५८०, ५८१। 

श्ण६ 


गुत्तलके शुप्तराजा । 
तकके मिले हैं | उनसे प्रकट होता है कि सम्मबतः पहले यह कल- 
चुरी राजा आहवमलुका सामनन्‍्त था और पीछे या तो यह खाधीन 


हो गया था या इसने यादवोंकी अधौनता स्वीकार कर ली थी । इसकी 
उपाधि “ महामण्डलेश्वर ? थी | 


८ जोइदेव द्वितीय (जोविदेव)--यह वौर विक्रमादित्य द्वितीयका 
पुत्र ओर उत्तराधिकारी था | श० सं० ११६० (वि० सं० १२५९०-- 
६० स० १२३८ ) का इसके समयका एक ताम्रपत्र मिला है | 
यह यादव राजा सिंघणका सामन्त था । यह पद्टमदेवीका पुत्र था 
और इसकी उपाधि “ महामण्डलेश्वर ? थी । 


९ विक्रमादित्य तृतीय---यह बौर विक्रमादित्य द्वितीयका पुत्र और 
जोइदेव द्वितीयका छोटा भाई था, तथा उसके पीछे राज्यका स्वामी 
हुआ । इसकी स्रीका नाम मैलल देवी था। 

१० गुत्त तृतीय--यह विक्रमादित्य ठुतीयका पुत्र और उत्तराधि- 
कारी था। शक संवत्‌ ११८५, ११८६ (वबि० सं० १३१५, 
१३२०-६० स० १२६२, १२६३ ) के इसके समयके दो छेख 
मिले हैं | उनसे प्रकट होता है कि यह देवगिरिके यादव राजा महा- 
देवका सामनन्‍्त था, तथा इसका दूसरा नाम ग्रुत्तस था। इसके दो 
छोटे भाई और भी थे । इनमेंसे एकका नाम हरियदेव और दूसरेका 
जोइदेब (तृतीय ) था। युत्त ठृतीयके बादका इनका बृत्तान्‍्त अब तक 
नहीं मिला है | 


( १-१-) ) शंग्बे पज़टियर, 2० ५८४१-८२, ४२ / 
३५७ 


भारतके धरायीन राजयंद-- 


वलभीका राजवंश । 
<->7००€-० 
ई० स० 9७० (बि० सं० ५२७ ) से ई० स० ७७० (बि० 
सं० ८२७ ) तक। 
बंश | 

हम पहले लिख चुके हैँ कि वि० सं० ७५२७ ( ई० स० 29४७० ) 
के आसपास स्कन्दगुप्तके राज्यपर हणोंका हमला हुआ था और इससेः 
मुप्तराज्य हिल गया था | इसी समयके निकट इन ( गुप्तों ) के सेना- 
पति भठाकैने अथवा उसके पुत्रोंने स्वामीके राज्यको पतनोन्मुख देख- 
कर वलभीपुर ( काठियावाड़ ) में अपना राज्य स्थापन कर लिया | 
बहुतसे छोग इस वंशके राजाओंको सूर्यबंशी समझते हैं। परन्तु 
इनके ताम्रपत्रोंसे इस बातकी पुष्टि नहीं होती | शायद पहले कुछ 
काल तक ये ट्वृणोंके अधीन रहे हों । 

वलभी संबत्‌ २५२ (बि० सं० ६२८-ई० स० ९७१) का वल- 
भीके राजा धरसेन द्वितीयका एक दानपत्र मिला है | इसमें छिखा हैः--- 

“४ स्वस्ति बलमि (भी) तः प्रसभप्रणतामित्राणां मेत्रकाणा- 
मत॒छबछसस्पश्षमण्डलाभोगसंसक्तसंप्रद्य रशतरूब्ध प्रताप: 

इस लेखके आधारपर यद्यपि बहुतसे विद्वान्‌ इनको मैत्रक वंशका 
मानते हैं और साथ ही इस मैत्रक वंशको आजकलकी मेर या मेहर 
जातिका छुद्ध संस्क्रत रूप अनुमान करते हैं, तथापि कुछ बिद्दान्‌ 
मैत्रक वंशियोंको उक्त वलभीके राजाओंका शत्रु समझते हैं | इसका 


(१) इण्डियन ऐप्डिकेरी, जिल्द ८, ० ३०२। 
डे५८ 








वलछभीका राजघंश | 
कारण उक्त छेखके संस्कृत पदोंके विन्यासकी विशेषता है; जिससे 
उक्त दोनों अर्थ निकक सकते हैं | अतः जब तक इस विषयके अन्य 
प्रमाण न मिलें तब तक इनके वंशका निग्वय करना कठिन है | मि० 
स्मिथ मेत्रकोंको ईरोनियन अनुमान करते हैं। 
राज्य-विस्तार । 

उक्त वंशके राजार्जोका राज्य पहले पहल गुजरातमें माही नदी 
तक ही था, परन्तु अन्तमें नर्मदा तक भी पहुँच गया था। तथा 
कुछ समयके लिये मालवेके पश्चिमी भाग और भड़ोच पर भी इन्होंने 
अधिकार कर लिया था | बहुतसे बविद्वान्‌ कच्छ, सुराष्ट्र और 
राजपूतानेके कुछ भाग पर भी इनका अधिकार होना मानते हैं ॥ 
यद्यपि इनमेंसे कुछ राजाओंने “ महाराजाधिराज ? की उपाधि भी धारण 
कर ली थी, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि ये अन्य राजाओंके 
सामन्‍्त ही थे | 

अमे। 

इनके ताम्रपत्रोंपर बैठकी मुहर छगी होनेसें और इनके राज्यमें बड़े 
बड़े शिवलिज्ञ और पत्थरकी नन्दीकी मूर्तियोंके मिलनेसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि ये राजा शैव थे । परन्तु इनमेंसे कुछ राजाओंका अनुराग 
बौद्ध धर्मपर भी था | इस बंशके धुवसेन प्रथमकी भानजी दुद्दाने एक 
बौद्ध मठ बनवाया था; जिसके खर्चके लिये भुवसेन प्रथमने एक गौंब 
और गुहसेनने चार गाँव दिये थे । इनके ताम्रपत्रोंसे प्रकट होता है 
कि यह दुद्दा बुद्धकी परम उपासिका थी। 

कछा-कीौशछ और विद्या । 

इन राजाओंने अपनी राजघानीमें अनेक सुन्दर मन्दिर बनवाये थे, 

तथा इनका ध्यान हमेशा कछा कौशल और विद्याकी उन्नतिकी तरफ 
शेषथ 


आरतके प्रायीन राजबंधा-- 
रहता था। इनके दानपत्रोंसे प्रकट होता है कि ये लोग आजाषिका 
रूपसे गाँव आदि दान देकर विद्वानोंकी सहायता किया करते थे। 
ईसाकी सातवीं शताब्दीके चीनी यात्री हुएन्त्सांगके छेखसे प्रकट होता 
है कि यह ( वलछभी ) नगर धन और विद्याका घर॑ था । यहाँ पर 
अनेक बोद्ध मठ थे; जिनमें हीनयान मतके संमतीय संम्प्रदायके 
&,००० भिक्षु रते थे । तथा ( ईसाकी छठी शताब्दीके ) प्रसिद्ध 
बौद्ध विद्वान्‌ गुणमति और स्थिरमति भी यहीं हुए थे। अतः यह नगर 
बौद्धोंके लिये और भी प्रसिद्ध था | 
चीनीयात्री इर्त्सिंगके लेखसे भी उपर्युक्त बातोंकी पुष्टि होती है। 
उसने छिखा है किः---/ उस समय भारतमें नाठन्‍्द ( दक्षिणी बिहा- 
रमें) और बह्लभी (पश्चिमी मालवेमें ) दो ही विद्याके घर समझे जाते 
थे।” ( ईसाकी सातवीं शताब्दीमें माल्वेका पश्चिमी भाग और वलभी 
दोनों ही ध्रुवसेन द्वितीय ( ध्रुवमट ) के अधिकारमें होंगे । इसी लिये 
इत्सिंगने बलभीको पश्चिमी मालवेमं लिख दिया है |) वलमीके राजा- 
ओके चाँदी और तंबेके सिक्के मिलते हैं | इन पर एक तरफ क्षत्रपोंके 
सिक्कोेके समान ही राजाका चहरा बना होता है और दूसरी तरफ़ त्रिश्यूल 
बना होता है। परन्तु इधरका लेख अबतक नहीं पढ़ा गया है| इन 
सिकोकी कारीगरी भद्दी होती है | 
इलिदहास । 
१ भटाके । 
इस वशके राजाओंके ताम्रपन्नोंमें यही सबसे पहछा नाम मिलता 
है। इसकी उपाधि केवल सेनापति ही थी। इसके चार पुत्र थे--- 
धरसेन, द्वोणसिंह, ध्रुवसेन, और धरपट्ट । 
(१ ) हुएन्सांग शायद्‌ ईं० स० ६४१ के करीब ठर्त स्थ[नपर गण थ ६ 
बे६० 


बलभीका राजवंश । 
२ चरखेन । 

यह भटाकेका बड़ा पुत्र था । इसकी भी उपाधि सेनापति ही 

"मिलती है । 

३ द्रोणसिह । 
यह भटाकका पुत्र ओर धरसेनका छोटा भाई था । गुप्त संबत्‌ 
१८३ (बि० सं० ५७०९-६० स० ५०२) का इसका एक ताम्रपत्र 
माल्यासे मिला है' । इससे प्रकट होता है कि द्रोणसिहका राज्या- 
'भिषेक एक बड़े नरपतिने किया था। परन्तु इसमें नाम न होनेसे 
इस विषयमें निश्चयपूर्वंक कुछ नहीं कहा जा सकता । द्रोणसिंहकी 
उपाधि “महाराज? थी। उपर्युक्त बातोंसे प्रकट द्वोता है कि सम्भवतः 
इसीके समयसे बलर्भाके राज्यकी पूरी तौरसे स्थापना हुई होगी। महा- 
महोपाध्याय. श्रीयुत हरप्रसाद शाञ्त्रीन अपने भारतके इतिहास 
( &5059 रण 70॥9 ) में बलभीके राजाओंका ३० स० ४२६ के 
'पूर्व महाराजकी उपाधि ग्रहण करना छिखा है । परन्तु इनके ताम्रपत्रोंसे. 
'इस बातको पुष्टि नहीं होती | इनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भठाक 
ओर घरसेनकी उपाधियों| केवछ सेनापति ही थीं और पहले पहल 
द्रोणसिंहने ही महाराजकी उपाधि ग्रहण की थी। यह राजा शैब था। 
७ शुवसेन ( प्रथम )। 

यह भटाकैका पुत्र और द्रोणसिंहका छोटा भाई था, तथा उस 
( द्रोणसिंह ) के पीछे राज्यका अधिकारी हुआ | इसके समयके ५ 
ताम्रपनत्र मिले हैं | इनमेंसे पहले दो गुप्त संबत्‌ २०७ (वि० से० 


(१) कॉर्पेस इन्सक्तिपशर्ल इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, 2० १६८ । 
(१) शाल्नीबीकी हित्दी ऑफ़ इण्डिया 2० ३४ । 
३६१ 


भारतके प्रायीन राजवंश-- 


५८३८० स० ५२६ ) के हैं!। जिनमेंसे पहले वैशाख मासवालेमें 
इस राजाकी उपाधि “* महासामन्त महाराज ? लिखी है। तीसरा 
ताम्रपत्र गरुप्तसंबत्‌ २१६ (बि० स॑० ५९२-ई० स० ५३५ ) 
का है | इसमें इसकी उपाधि “महासामन्त महाप्रतिहार महादण्ड- 
नायक महाकार्ताकृतिक महाराज! लिखी है। चौथा गुप्त संवत्‌ २१७ 
( बि० सं० ५९३-६० स० ५३६ ) का है । इसमें भी उपयुक्त: 
उपाधियाँ ही छिखी हैं। पॉंचवों ताम्रपत्र गुप्त संचत्‌ २२९१ (बि० 
सं० ५९७-ई० स० ५४० ) का है। 

इसके लेखोंसे पता चलता है कि इसकी भानजीका नाम दुद्दा था। 
यह बुद्धकी उपासिका थी और इसने वलभीपुरमें एक बौद्ध मठ बन- 
वाया था, जिसके निवोहार्थ इस ध्रुबसेन प्रथमने एक गाँव दिया था। 

५ चरपषद्ध । 

यह भी भटाकैका पुत्र और घ्रुवसेन ( प्रथम ) का छोटा भाई था,. 
तथा उसके पीछे राज्यका स््रामी हुआ | इसकी उपाधि महाराज थीं।. 
इसके पुत्रका नाम गुहसेन था | 

६ झुद्दसेन । 

यह धरपट्टका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। इस वंशके पिछले 
राजाओंके ताम्रपत्रोंमे गुहसेनसे ही बंशाबली दी होती है। अतः सम्भव 
है कि यह विशेष प्रतापी हुआ हो । यद्यपि यह राजा शिवका उपा- 

( १ ) एपिम्राफिया इण्डिका, जिल्द ३, ० ३९० और इण्डियन ऐण्टि- 
केरी जिल्‍द ५, ४० २०५। 

( २ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्‍्द ६, छू० १०५ ॥ 

(३ ) जर्नल रॉयछ एशियाटिक सोसाइटी (१५९५) ४० ३८२ । 

( ४ ) बीनर, जीट्स्किफूट, जिल्द ७, ए० २९७ । 

ह ३६२ 


चलभीका राजवंश, 


सक था, तथापि बौद्धधर्म पर मी इसकी श्रद्धा रहती थी। इसने पूर्वोक्त 
दुद्यके बनवाये बोद्ध मठके निवोहार्थ चार गाँव दिये थे । इसके सम- 
यके ४ ताम्रपत्र मिले हैं:--- 

पहला गुप्तसंवत्‌ २४७० (बि० सं० ६१६८-६० स० ५५५९ ) का 
है। इसमें इसके पिता धरपट्टका नाम नहीं दिया है और इसकी 
उपाधि महाराज छिखी है। दूसरा गुप्त संवत्‌ २४६ (वि० से० 
६२२-ई० स० ५६५ ) को, तीसरा गुप्त संबत्‌ २४७ (वि० से० 
६२३८-६० स० ७५६६ ) को और चौथा गुप्त संवत्‌ २४८ (बि० 
सं० ६२४८-६० स० ५६७ ) का है। बिना संवत्का एक ताम्रपत्र 
बांकोडीसे और भी मिला है'। यह टूटा हुआ है। इसमें भी गुहसे- 
नका नाम लिखा है। 

७ घरखेन (द्वितीय ) । 

यह गुहसेनका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसके समयके ८ 
ताम्रपत्र मिले हैं | इनमेंसे पहले पाँच गुप्त संचत्‌ २५२ (बि० सँ० 
६२८-ई० स० ५७१) के हैं | इनमें इसकी उपाधि 'सामन्त महाराज! 
लिखी है| छठा गुप्त संवत्‌ २६९ (वि० सं० ६४५८-६० स० 
७५८८ ) का है”। इसका दूतक सामन्त शीलादित्य है। सातवाँ ताम्र- 
पत्र गुप्त संवबत्‌ २७० (वि० सं० ६४६८-६० स० ५८९) का है। 
._ (१-२-३-४ ) इण्डियन ऐप्टिकरो, जिल्द ७, ४० ६७, जिल्द ४, ध० . 
१७५, जिल्द १४, पू० ७५, जिल्द ५, 9० २०७। 

( ५-६ ) भावनगर इन्सकरिपश्न्स, ० ३०, ३१, र२५, गुप्त इन्सक्रिप- 
शन्स, ५० १६५, इण्डियन ऐपण्टिकेरी, जिल्द ७ ४० ६८, तथा इण्डियन ऐष्टि- 
कैरी, जिल्द ८, ए० ३०११ 

( ७-८ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द ६, ५० ११ और जिल्द ७, श० ७१६: 

३६४ 





भारतके प्राचीन राजवंश--- 


इसका दूतक भी वही शीलादित्य है । आठनोँ ताम्रपत्र गुप्त संवत्‌ 
२७२ (वि० सं० ६४८८-६० स० ५९१ ) का है!। 
शक संबत्‌ 9०० (वि० सं० ५३७०-४० स० ३७८) का 
एक लेख मिलो है। यह धरसेनदेवका है। इसमें इसके पिताका 
नाम भद्टाक लिखा है, तथा उक्त धरसेनकी उपाधि “महाराजाधिराज! 
'छिखी है । परन्तु यह बनावटी प्रतीत होता है; क्योंकि भठाकंके पुत्र 
धरसेन प्रथमकी उपाधि केवरू 'सेनापति! ही मिलती है। उसके बंश- 
जोंके किसी भी लेखमें उसे 'महाराजाधिराज” नहीं लिखा हे | इसका 
कारण यह है कि उसके पुत्र द्रोणर्सिहने ही पहले पहल “महाराज!”की 
उपाधि ग्रहण की थी | इस विषयका खुलसा हार हम द्रोणसिंहके 
वर्णनमें लिख चुके हैं । प्रोफेसर कौलहान साहबने भी इसे बनावटी- 
ही माना है और साथ ही इसे गुहसेनके पुत्र घरसेन द्वितीयका अनुमान 
किया है। परन्तु इस ( धरसेन द्वितीय ) के समयके बि० सं० ६२८ 
(ईं० स० ५७१ ) से बि० सं० ६४८ (६० स० ५०९१ ) तकके 
साम्नपत्र मिले हैं। अतः यह ताम्रपत्र इसके समयका मी नहीं हो सकता। 
इसी राजाके समय भारतसे एक संघ चीनकी बनी वस्तु छानेकी 
भेजा गया था। इस राजाके दो पुत्र थे---शीलादिय और खरम्रह | 
< शीलादित्य ( प्रथम ) । फल 
यह घरसेन द्वितीयका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके समयके 
तीन ताम्रपत्र मिले हैं | पहछे दो गुप्त सेवत्‌ २८६ (वि० सं० 
६६२-६० स० ६०५) के हैं और तीसरा गुप्त संवत्‌ २९० 
( वि० स० ६६६--ई० स० ६०९ ) का है'। इसके एक लेखमें 
. (३ ) सी. माबेल डफ़को कोनोलाजो ऑफ इप्डिया, झ० ४२ (बे ५७१)। 


( २-३-४ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द १०, ६० २८३, जिल्द १, ए० 
४६ तथा जिलद १४, ५० ३२९ और जिल्‍्द ९, प्ृू० २३८। 


डेद४ 


बलभीका राजचंदा। 
बुद्धोपासिका दुद्दाका भी वर्णन है। तथा इसके अन्तिम छेखका दूतक. 
इसका छोटा भाई खर्ग्रह है | इस राजा ( शीलादित्य प्रथम ) का 
दूसरा नाम धर्मादित्य था। इसके एक देरभट नामका पुत्र भी था। 
परन्तु वह किसी अज्ञात कारणसे पिताके राज्यका अधिकारी न होः 
सका । शायद इनके यहाँ भी क्षत्रपोंकी तरह भाईकी विद्यमानतामें 
पुत्रकों राज्य न मिलता होगा; जैसा कि भटाकके पुत्रोंके इतिहाससे 
अनुमान होता है । 





९ खरझद € प्रथम ) । 
यह घरसेन द्वितीयका पुत्र और शीलादित्य प्रथमका छोटा भाई 
था, तथा उसके बाद राज्यपर बैठा । इसके दो पुत्र थे--धरसेन और 
भ्रुवसेन । 
१० धरसेन ( तृतीय )। 
यह खरम्रह प्रथमका ज्येष्ट पुत्र और उत्तराधिकारी था | गोप- 
नाथसे ताम्रपत्रका एक पत्र मिला है | इसमें इसका नाम लिखा है |. 
११ छुबसेन ( द्वितीय )। 
यह खरग्रह प्रथमका पुत्र और धरसेन तृतीयका छोठा भाई था,. 
तथा अपने बड़े भाईका उत्तराधिकारी हुआ | इसके समयका गुप्त 
संवत्‌ ३१० (बि० सं० ६८६--६० स० ६२९ ) का एक ताम्र-. 
पत्र मिला है | इसमें भी धुवसेन प्रथमकी भानजी दुद्दाका वर्णन है 
और इस छेखमें दूतकका नाम सामन्त शीलादित्य लिखा है। इस 
राजाका दूसरा नाम बालादित्य भी था | हैसी समय चीनी यात्री हुए- 
नसांग ई० स० ६४१ (वि० सं० ६९८ ) के करीब बलभीपुरमें 


(१-२ ) शण्डियन ऐप्टिकेरी, जिल्‍द १२, ५० १४८, जिलद ६, १० १३+ 
झद्५ 


भारतके प्राचोन राजबंश-- 
गया था। उसने इस राजाके विषयमें लिखा है किः---/यहाँका सजा 
तु-छ-प “ओ-प-च”? अ ( ध्रुवभट--प्रुवसेनका रूपान्तर ) मालबेके 
राजा शीलादित्यका भतीजा और कन्नौजके वर्तमान राजा शीलादित्य 
( हर्षवर्धन ) का जामाता ( दामाद ) है। यह आज कल बौद्धमता- 
नुयायी हो गया है और इसका राज्य मारतके दक्षिणी प्रांतपर है ।” 
इस लेखसे अनुमान होता है कि शायद घुवसेन द्वितीयके पूर्व ही 
मालबेका पश्चिमी प्रान्त भी वलभीके राजाओंके अधिकारमें आ गया 
था। सम्भवतः इसीसे हुएन्त्सांगने खरप्रहके बड़े भाई शीलादित्य प्रथ- 
मको मालबेका राजा लिखा होगा । परन्तु अभी इस विषयमें कुछ 
निश्चित नहीं हुआ है। 

राजतरब्लिणीमें भी एक शीलादित्यका उल्लेख है;ः--- 

चरिनियांसितं राज्ये विक्रमादित्य न्‍्यधातव। 
पिष्ये प्रतापशा्छ स शीछादित्यापराभिघं ॥ 

अथीत्‌ काइमीरके राजा प्रवरसेन द्वितीयने उजयनीके राजा 
शीलादित्य उपनामवाले प्रतापशीकको अपने पिताका राज्य बापस 
दिलवाया । 

कलनोज ( थानेश्वर ) के राजा हषने ई० स० ६३३ और ६४१ 
(बि० सं० ६९० और ६९८ ) के बीच हमछा कर वलमीके राजाकों 
हराया था । उस समय भड़ोचके ग़ुर्नखंशी राजा दद्द ( द्वितीय ) ने 
बलभीके राजाकी सहायता की थी | इससे विदित होता है कि श्री- 
ह्षने बलभीके राजा इस पभ्रवसेन द्वितीयको ही हराया होगा और 
शायद पुनः सन्धि हो जानेपर ही अपनी कन्याका विवाह इसके साथ 
कर दिया होगा । हुएन्त्सांगंक छेखसे यह भी प्रकट होता है कि उक्त 

है 23० 


वलभीका राजपघंश। 
घुबसेन द्वितीय राजा श्रीहृष द्वारा की हुई ई० स० ६७३ (वि० 
सं० ७०० ) को प्रयागवाली धार्मिक समामें भी गया था। 
१२ घरखेन (खतुर्थ )। 
यह ध्रुवसेन द्वितीयका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके सम- 
यके 9 ताम्रपत्र मिले हैं:--- 
पहले दो गुप्त संबत्‌ ३२६ (वि० सं० ७०२८-३० स० ६४५७) 
के हैं" और बाकीके दो शुप्त संवत्‌ ३३० (वि० सं० ७०७५-६० 
स० ६४८ के । इनमें इसकी उपाधि “ परमभट्टारक महाराजाधिराज 
परमेश्वरचक्रवर्ती ! लिखी है | अतः सम्भव है कि यह विशेष प्रतापी 
हुआ हो । इसकी कन्याका नाम भूपा ( भूवा ) था। उपर्युक्त चार 
ताम्रपन्रोंमेंसे पहछे दोका दूतक राजपुत्र ध्रुबसेन है और पिछले दोकी 
दूतक राजकन्या भूपा ( भूवा ) है। इस राजाके पिछले दानपत्र भरु- 
कच्छ ( भड़ोच ) से दिये गये हैं । इससे अनुमान होता है कि उस 
समय भड़ोच भी इसके अधिकारमें था | अथवा यह भी सम्भव है 
कि वहाँके गुजेर राजा इन वलढमीके राजाओंके सामनन्‍्त हों । 
भट्टे काव्यके कतों महाकवि भट्टिने अपना उक्त काव्य बलभीके 
जा धरसेनके समय लिखा था; ऐसा उक्त प्रन्थके अन्तिम छोक 


६ काव्यमिदं विदितं मया वलभ्यां श्रीधरसेननरेन्द्रपालितायाम्‌ ) 
से प्रकट होता है। अतः सम्भव है कि उक्त काव्य इसी घधरसेन चतु- 


थंके समय लिखा गया हो । उक्त ग्रन्थंक टीकाकार जयमद्ुलने इस 

(१ ) अनेक बंगाल एशियाटिक सोश्चाइटी, जिल्द १ ०, 9० ७७ और 
इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १, ए० ४५ । 

(२) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्‍्द ७, ४० ७३ और जिल्द १५, ४० ३३९१ 
हेद3 








आरतके प्राचीन राजबंदा-- 
कछोकमेंके * श्रीधरसेननरेन्द्र ' का अर्थ “ श्रीधरसूनुनरेन्द्र ! करके गड़- 
बड़ कर दी है | 
१३ छुघसेन ( तृतीय )। 

हम पहले शीछादित्य प्रथमके वर्णनमें छिख चुके हैं कि उसका 
पुत्र देरभट राज्यका अधिकारी न हो सका था। उसी देरभठका पुत्र 
यह धघ्रुबसेन तृतीय धरसन चतुर्थका उत्तराधिकारी हुआ | सम्भव है 
कि धरसेनके कोई पुत्र न हो और इसी लिये इस ध्रवसेनको अधिकार 
मिला हो। यह घ्रुवसेन देरभटका सबसे छोटा पुत्र था । इसके दो 
बड़े भाई भी थे; जिनका नाम शीलादित्य॑ँ द्वितीय और खरम्रह 
(द्वितीय ) था । परन्तु पहले सबसे छोटा भाई और उसके बाद 
उसका बड़ा भाई राज्यका स्वामी क्‍यों हुआ, यह पूरी तौरसे समझतमें नहीं 
आता | शायद धरसेन चतुर्थने छोटा देखकर घुबसेन तृतीयको गोद 
लिया हो और इसके भी विना पुत्र मरनेपर इसका बड़ा भाई राज्यका 
स्वामी हुआ हो, अथवा हमारे पूर्व लेखानुसार इनके यहाँ भाईके रहते 
दूसरेको अधिकार न मिलता हो । इसीसे छोटे भाईके बाद इसकी 
बारी आई हो | 

इसके समयका पहला ताम्रपत्र गुप्त संवत्‌ ३३२ (बवि० सेैं० 
७०६८-६० स० ६४९ ) का मिला है और दूसरा गुप्त संवत्‌ ३३४ . 
(वि० सं० ७०८८ई० स० ६७१) का । 


(१ ) शीलादित्य द्वितीयको राज्याधिकार प्राप्त नद्दी हुआ था। केंप्टिन बेल 
घ्ुवसेन तृतीय और खरभ्रद्ट द्वितीयकी राज्यप्राप्तिमें भी इसके छोटे भाई हो- 
जेके कारण शंका करते हैं । पर यह शंका ठीक श्रतीत नहीं होती । 

(२ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द १७, धू० १९७, नोट, ५०१॥ 

(३ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १, एू० ८६। 

श्द्द८ 


बलसीका राजबंश ३ 
. १४ खरभहदद ( द्वितीय )। 
यह भी देरभटका पुत्र और ध्रुवसेन तृतीयका बड़ा भाई था तथा 
अपने छोटे भाईके बाद राज्यका स्वामी हुआ । इसका दूसरा नाम 
धर्मादित्य मी था | गुप्त संबत्‌ू ३३७ (वि० सं० ७१३७-६० स० 
६७६ ) का इसका एक ताम्रपत्र मिला है । 
१५ शीलादित्य ( तृतीय ) । 
यह देरभटके सबसे बड़े पुत्र और खरम्रह दूसरेके ज्येष्ठ भ्राता 
शीलादित्य ह्वितीयका पुत्र .था, तथा अपने चचा खरभप्रहके बाद 
राज्यका अधिकारी हुआ। ( यह शीलादित्य द्वितीय राज्यका स्वामी न 
हो सका था। शायद यह समयके पूर्व ही मर गया हो | ) 
इसके समयके ४ ताम्रपत्र मिले हैं:---पहला गुप्त संबतू ३४८ 
(बि० सं० ७२४८६० स० ६६७ ) को, दूसरा गु० सं० ३५० 
(वि० सं० ७२६८६० स० ६६९ ) का, तीसरा गु० सं० ३२७५२ 
(बि० सं० ७२८-८ई० स० ६७१ ) का और चोथा गु० सँ० 
३६५ (वि० सं० ७9४१-६० स० ६८४ ) का है'। इसके इन 
लेखोंका दूतक राजपुत्र धुबसेन है। 
१६ शीछावित्य ( चतुर्थ )। 
यह शीछादित्य तृतीयका पुत्र और उत्तराधिकारी था। शायद 
(१ ) इण्डियन ऐपण्किरी, जिल्‍्द ७, ४० ७६ । 
(२ ) सी. भाबेल ढफ़्स कौनोलौजी ओफ्‌ इण्डिया, ५०५६ (वर्ष ६६७) 
( २ ) एपिशाफिया इण्डिका, जिल्द ४, ० ७६ । 


(४ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द ११, ए० २३०६। 
(५ ) जर्नक बंगाल एश्चियाटिक सोसाइटी, जिल्द 3, ए० ९६८ ॥ 


शे६% 





ग्ड 


आरतके प्राजीन राजबंधा-- 
शीलछादित्य तृतीयके लेखोंके दूतक राजपुत्र ध्रुवसेनने ही राज्यपर बैठते 
समय यह नाम धारण कर लिया होगा । 
इसके समयके ४ ताम्रपत्र मिले हैं:---पहछा गु० सै० ३७२ 
(बि० सं० ७४८८-६० स० ६९१ ) को, दूसरा गु० सं० ३७५ 
(वि० सं० ७५१८-६० स० ६९४ ) को, तीसरा गु० सं० ३७६ 
(बि० सं० ७५२-ई० स० ६९५) को और चौथा गु० सं० 
३८२ (वि० सं० ७७५८-६० स० ७०१) का है । 
इनमेंसे पहले ताम्रपत्रमें इसकी उपाधि “ परमभदारक महाराजा- 
घिराज परमेश्वर ” लिखी है ओर बाकीके तीनोंमें केवछ “ महाराजाधि- 
- राज ? ही है। इसके प्रूवके तीन ताम्रपत्रोंमें राजपुत्र खरप्रहको और 
चौथेमें राजपुत्र धरसेनकों दूतक लिखा है। 
| १७ शीछादित्य ( पंचम )। 
यह शालादित्य चतुर्थका पुत्र और उत्तराधिकारी था । सम्भव है 
कि शीलादिदय चतुर्थके छेखोंके दूतक राजपुत्र खरप्रह और धरसेनमेंसे 
एक भाईने राज्यपर बैठते समय उक्त उपाधि धारण की द्वो ओर दूसरों 
भाई अपने राज्य प्राप्तिके पूर्व ही मर गया हो | क्योंकि इस राजा 
शीछादित्य पंचमके पीछे इसका पुत्र शीलादित्य षष्ठ राज्यका स्वामी 
हुआ था। बहुत सम्भब है कि यदि दूसरा भाई जीवित रहता तो 
पहले वही अपने श्राताका उत्तराधिकारी होता, जैसा कि हम शीछा- 


( १ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्‍द ५, ४० २०९ | 

(२ ) वीनर जीदसूक्रिफूट, जिल्‍्द १, ० २५३। 

( ३-४ ) छिस्ट ऑफु इन्सक्रिपशन्स ऑफ नौदने इण्डिया, सें० ४९२, 
४९३ । 


३७० 


वलमीका राजधंधा । 
दित्य प्रथमके वर्णनमें देरमटके विषयमें लिख चुके हैं । परन्तु जब 
तक इस विषयके पोषक अन्य प्रमाण न मिले तब तक इस अनुमान- 
को निश्चयका रूप नहीं दिया जा सकता। 
शीलादित्य पंचमके समयके दो ताम्रपत्र मिले हैं । ये दोनो शु० 
सं० ४०३ (वि० सं० ७७९-६० स० ७२२ ) के हैं! । इनमेंसे 
, पहलेमें इसकी उपाधि “ परमभद्टारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर” लिखी 
है । इसके लेखोंका दूतक राजपुत्र शौलादित्य है। 
१८ इशेरलादित्य ( षष्ठ )। 
यह शीलादित्य ५॑चम॒का पुत्र और उत्तराधिकारी था। गुप्त संबत्‌ 
४३४१ (वि० सं० ८१७-ई० स० ७६० ) का इसका एक ताम्र- 
पत्र! मिला है. । इसमें इसके पिताके समान ही इसकी उपाधि 
डिखी है । 
१९ शीछादित्य ( सप्तम )। 
यह शीलादित्य षष्ठका पुत्र और उत्तराधिकारी था । गुप्त संबत्‌ 
2४७ (वि० सं० ८२३-ई६० स० ७६६ ) का इसका एक ताम्र- 
पत्र मिला है। इसमें इसकी उपाधि भी वही “ परमभट्वारक महाराजा- 
पिराज परमेश्वर लिखी है। इसका असली नाम प्रूमठ (प्रवमट) था। 
समाप्ति । 
शीलादित्य सप्तम ( भ्रुवभट ) के बादके वलभीके किसी राजाका 
दानपत्र आदि न मिलनेसे अनुमान होता है कि इसी राजाके समय 


(१ ) जनेरू बंगाल एक्षियाटिक सोसाइटी; जिल्द ११, ४० ३१५॥। 
(२ )(इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ६, ४० १७। 
६ ३ ) गुप्त इन्सकिपशन्स , ६० १७३ । 

है. 284 


अमरु बिन जमाल द्वारा इस राज्यकी समाप्ति हो गई होगी । यह 
अमरु बिन जमाऊ खलीफा अल्मन्सूर द्वारा नियंत किये हुए सिन्धके: 
अरब-शासक “ हशाम इल्न अमरु अर तघलबी ? का सेनापति था 
और उसी ( हृशाम इन्न अमर अछ तघलबी ) की आज्ञासे ई० स० 
७५७ (हि० स० १४०८-वि० सं० ८१४० ) के करीब इस 
(अमर बिन जमाल ) ने काठियावाड़पर चढ़ाई की थी । 





मौखरी-वबंश । 

>> 80“€* 
ईं० स० ४७५ (वि० सं० ५३२ ) के निकटसे ई० स० 
७४१ (वि० सं० ७९८) के निकट तक । ु 
गयासे मिली हुई मिट्टीकी एक मुहरमें 'मोखलीणां? (मोखरीणां) लिखा 
है । इसके अक्षरोंक अशोक लिपिसे मिल्ले हुए होनेके कारण इस 
वेशका बहुत प्राचीन होना सिद्ध होता है। परन्तु उक्त समयका 
इनका इतिहास अब तक नहीं मिला है। ये छोग अपनेको ( मद्र- 
राज ) अश्वपतिके वंशज मानते थे। महामारतमें लिखा है कि. 
£ सावित्रीने यमको प्रसन्न कर अपने पति सत्यवानक्रे प्राण बचाये 
और पिता अश्वपति ( उपर्युक्त ) को सौ पुत्रोंकी प्राप्ति करवाई थी।? 
परन्तु वहाँ पर इन सौ पुत्रोंकी * मालव ? लिखा है। इससे सम्मवतः 

मौखरी छोमोंका भौ माल्य जातिमें ही होना सिद्ध होता है। 
इस ( मौखरी ) बंशके राज्यके पूर्वम मगघ, दक्षिणमें मध्यप्रान्त 
और आन्ध्र, उत्तरमें नेपा७छ और पश्चिममें थानेश्वर और मालवा था | 
चे७२ 


खोखरी-चंदा । 
इनकी राजधानी कन्नौज थी। परन्तु ब्रौचमें उस पर बैसवंशी राजा 
हषेने अपना अधिकार कर लिया था। 
असीरगढ़से इस वंशके राजा शर्ववर्माकी एक मुद्रा मिछी है। 
उसमें नन्दिके बने होनेसे इनका शैब होना प्रकट होता है । 
श्‌ हरिवर्मा । 
इस वंशका सबसे प्रथम नाम यही मिछा है। इसकी उपाधि 
* महाराज ” थी। इसकी स्लीका नाम जयस्वाभिनी था । हरिबर्माको 
ज्वालामुख भी कहते थे | यह मगघके पिछले गुप्त राजा कृष्णगुप्तका 
समकालीन था । सम्भव है, वह इसका सामन्त हो । 
२ आदित्यवमो । 
यह हस्विमोका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसकी उपाधि “ महा- 
राज! थी। इसकी रानीका नाम हषैगुप्ता था । यह शायद मगधके 
पिछले गुप्तराजा हर्षगुप्तकी बहन होगी। 
.  इश्वरवमी | 
यह आदित्यवर्माका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसकी उपाधि 
< महाराज ? थी। जौनपुरसे इसके समयका एक लेख मिला है। 
इसकी रानीका नाम उपगुप्ता था। 

४ इंशानवमो । ; 
यह ईश्वरवर्माका पुत्र था और उसके पीछे राज्यपर बैठा । इसकी 
उपाधि “ महाराजाधिराज ? मिलनेसे अनुमान होता है कि यह विशेष 
प्रतापी था । मगधके पिछले गुप्त राजाओंके इतिहासमें लिखा जां 
चुका है कि इसके और कुमारगुप्तके आपसमें युद्ध हुआ था; क्योंकि 


(१ ) कॉर्पस इन्सकिपशनं इण्डिकेरं, जिल्द ३, ४० २२९। 
३७३ 


आरतके प्रालीन राजबंश-- 
इसने उसके राज्यपर हमछा किया था| परन्तु इस युद्धमें इंशानव- 
मीकी हार हुई | इसकी रानीका नाम छक्ष्मीवती था | 

हरहासे इसके समयका वि० सं० ६११ (ई०स० ५९५७४ ) का 
एक लेख मिला है' | यह इसके पुत्र सूर्यवर्माका है। इसमें राजा 
अश्वर्पतिसे मोखरी बंशकी उत्पत्ति लिखी है और ईशानवर्माका 
आंध्राधिपतिको, मूलिकोंकों और गौड़ोंको जीतना लिखा है। 

इसके कुछ चौंदीके सिक्के मिले' हैं । ये गुप्तोंके चौंदाके सिक्कोंसे मिलते 
हुए होते हैं | इनके एक तरफ राजाका मस्तक और संबत्‌ होता है। 
इनमेंसे एक. ४) ९५ पढ़ा गया है। दूसरी तरफ पर खोले 
मोरका चित्र और “ विजितावनिरबनिपति आशानवमों दिवं 
जयाति ? लेख होता है। उपर्युक्त सिंकोंपरके संवतकों कुछ विद्वानोंने 
कलियुगादि संबत्‌ माना है। परन्तु नये मिले हुए शर्वबमों और अवन्ति- 
वर्माके संवत्‌ २३४ और २७० तो निर्विवाद गुप्त संवत्‌ ही हैं । 

५ शर्वेवर्मा । 

यह ईशानवर्माका पृत्र और उत्तराधिकारी था। इसका एक ताम्र- 
पत्र असीरगढ़से मिला है । इसमें इसकी उपाधि “ परममाहेश्वर 
महाराजाधिराज ? लिखी है। मगधके पिछले गुप्त राजा दामोदर गुप्तसे 
लड़नेबाला शायद यही मौखरी राजा था। इसके भी ईशानबमांके 
समान ही चौंदौके सिक्के मिले हैं | इनमेंके कुछ सिक्‍कोंपर एक तरफ 
'. (१ ) एपिप्लाफिया इण्डिका ( १९१७ ) जुलाई, 2० ११३। 

(२ ) कैटलॉग ऑफ दि कौइन्स ऑफ गुप्त, मौखरी ऐक्सैट्रर, >० ३९ । 

( ३ ) कॉपस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्‍्द ३, ४० २२० । 

€ ४ ) कैटलॉगम ऑफ़ दि कौहन्स ऑफ गुप्त एण्ड मौखरी कंस, ४०३९ + 

झज्छ 


मोखरी-वंश' * 
संबत्‌ २३४, ५८, ६७, ७१, पढ़ा जाता है। इनमें राजाके 
मस्तकपर चन्द्रमा बना होता है | दूसरी तरफ “ विजितायनिरथनि- 
पाति श्रीशवेबमो दियं जयाति ” लिखा रहता है। 

६ सुस्थिरवमों । 
यह शायद शर्ववर्माका उत्तराधिकारी होगा। मगधके पिछले 
गुप्तराजा महासेन गुप्तने इसे हराया था । 
७ अयंतियमों । 
यह कन्नौजका शासक था| इसके चाँदौके सिकोपेर ' विजितायनि- 
रचनिपति श्रीअवन्तिव्मी दिरव॑ जयति ' लेख होता है। तथा संवत्‌ 
२५० पढ़ा गया है । ( यह भी शायद गुप्त संबत्‌ ही होगा । ) 
८ ग्रहवमों । 
हर्षचरितसे ज्ञात होता है कि इसका विवाह थानेश्वरके बैसबंशी 
राजा प्रभाकरवर्धनकी कन्यासे हुआ था; जिसका नाम राज्यश्री था। 
प्रभाकरब्धनके मरनेपर माल्येके राजा ( देवगुप्त ) ने हमछाकर इस 
प्रहबर्मोको भार डाला और इसकी जी राज्यश्रीकों कन्नौजमें कैद कर 
दिया । इसीका बदला लेनेके लिये हर्षवर्धनके बड़े भाई राज्यवर्धेनने 
मालब-राजपर चढ़ाई कर उसे परास्‍्त किया | परन्तु इस बिजयके 
बाद ही उसे ( राज्यवर्घनको ) गौडके राजा ( शशाह्ल ) ने विश्वास 


( १ ) विद्वान, छोग इसे गुप्त संवत्‌ मानते हैं । अतः इसका वि० सं० ६१२ 
में होना सिद्ध होता है; क्योंकि ग्रुप्त संवत्‌ २३४ का वि० से० ६१३ में ही 
होना पाया जाता है। गुप्त संबतके प्रयोग करनेसे इसका उस समय गुप्तोंके 
अधीन होना भी प्रकट दोता दे । 

( २ ) कैटछाग ऑफ दि गुप्त एष्ड मौखरी कोइन्स, ए० ४० । 

३७५ 


आस्तके प्रायीन राजबंध-” 
छघात कर भार डाछा | इसका खुछासा दवा शशाहृके इतिहासमें 
छिखा जा चुका है | 
७ भोगवर्मी । 
मगधके पिछले गुप्त राजा आदित्यसेनके इतिहासमें लिखा जा 
चुका है कि इसकी कन्यासे मौखरीबंशी भोगवर्माका विवाह हुआ 
था । बह यही होगा | इसकी कन्या वत्सदेवीका विवाह लिच्छविवेशी 
शिवदेव द्वितीयके साथ हुआ था । 
१० यशोवमी । 
इसकी राजधानी कन्नौज थी । “गौडवहो ' काव्यमें इसका इृत्तान्त 
इमेछता है। वीरचरित, उत्तररामचरित और माल्तामाधवके कर्ता 
महाकबि भवभूति और गौड़बहो काब्यके कर्ता वाक्पतिराज दोनों 
इसकी सभा थे । इसने ई० स० ७३१ में एक दल ( पार्टी ) 
चीनको भेजा था । काश्मीरनरेश छलितादित्य ( मुक्तापीड़ ) ने 
जिस समय ३० स० ७४१ के निकट कन्नौज पर चढ़ाई की उस समय 
युद्धमें यह मारा गया। 
इसके बाद इनका इतिहास अब तक नहीं मिला है। 
नागाजुनी पहाड़ीकी गुफासे एक लेखें मिक्ा है। उसमें मौखरी- 
चदके निम्न |डिश्षित तीन नाम दिये हैं:--- 
| १ यश्षयमों । 
उक्त लेखमें सबसे पहला नाम यही है। 
२ शाइलूबमों । 
यह यज्ञत्र्माका पुत्र था। 


(१ ) केपेस इन्सकरिपशन इण्डिकेर जिल्‍्द ३, १० २९२४ ओर २२७१ 
| बेर 


लि्छवि-चंश 
३ अनन्तवमों । 
यह शादूंछबर्माका पुत्र था । उपयुक्त लेख इसीके समयका है। 
गयाके पासकी बराबर पहाड़ीकी गुफासे इसके समयका एक लेखे 
और भी मिला है | इसमें इसका और इसके पिता ( शार्दूठ ) का 
ही नाम लिखा है| 
हम ईशानवमोके पुत्र सूयेवमोके वि० स० ६११ के छेखका 
उल्लेख पहले कर चुके हैं; परन्तु इस ( सूर्यवर्मा ) का उल्लेख अन्यत्र 
न मिलनेसे कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि इईशानवर्मासे मौखरी 
बंशकी दो शाखाएँ हो गई होंगी और उपर्युक्त यज्ञवर्मा आदि सूरय- 
'बमौकी शाखामें होंगे। परन्तु इस विषयमें निश्चयपूत्रंक कुछ नहीं 
-कहा जा सकता । 


लिच्छवि-बंश । 
ई० स० से ९३० ( वि० सें० से ४७३ ) वर्ष पूर्वसे ई० स० 
७५८ ( बि० स॑० ८१५ ) के बाद तक। 
इनके लेखोंसे पता छगता है कि ये राजा सूर्यवंशी थे । ईसबवी 
सनसे ५३० वर्ष पूर्व इस बंशके राजाओंका राज्य वेशाली ( मुज- 
'फ्फ्रपुर जिला ) में था और उक्त समयके आसपास ही शिश्चुनाग- 
वंशी राजा बिंबिसारने इस व॑ंशकी एक कन्यासे विवाह किया था । 
इसी कन्याके गर्भले अजातशत्रु ( कुनिक ) का जन्म हुआ । कहते 
हैं कि यह अजातहात्रु अपने पिताको मारकर राज्यका स्त्रामी बन बैठा 
था| उस समय शिश्ञुनागबंशका राज्य राजयृह, अब्भदेश ( भागलू- 
पुर और मुंगेर जिला ) और मगध देश पर था । 


३७5७ 


भारतके प्राथीन राजवंश--- 

उक्त समयके बादसे करीब आठसौ वर्ष तकका इन लिच्छवि-वंशि- 
योंका कुछ भी हाल नहीं मिलता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थक्र महावी- 
रकी माता भी इसी वंशकी थी । ईंसवी सन्‌ ३०८ के निकट गुप्त- 
बंशी राजा चन्द्रगुप्त प्रथमने इस वंशकी कन्या कुमारदेबीसे अपना- 
विवाह किया था। उसके पुत्र समुद्रगुप्तते सिक्कों ओर लेखोमें फिर 
इस वैशका नाम दिया गया है। उक्त लेखों आदिसे प्रकट होता है 
कि उस समय भी लिब्छविव॑श प्राचीन और श्रेष्ठतम राजवं॑शोंमें 
गिना जाता था। 

इसके बाद फिर ई० स० ६३५ के करीब इस वंशके राजाओंके 
राज्यका पूर्वी नेपाल्में होना पाया जाता है। परन्तु यह नहीं कहा' 
जा सकता कि यह नेपालवाले राजा वैशालीवाली शाखामेंके ही थे,. 
या उसी बंशकी किसी अन्य शाखाके थे । 

हर्ष संबत्‌ १५३ (६० स० ७५९ ) के एक लेखेसे पुष्पपुर 
( पाटलिपुत्र-पटना ) में भी इनका राज्य होना प्रकट होता है ।' 
परन्तु अब तक इस विषयका कोई अन्य प्रमाण नहीं मिला है। 

कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि लिच्छवि वंशकी नेपाल्याछी 
शाखाने ई० स० १११ ( बि० सं० १६८) से अपना संवत्‌ भी प्रच- 
लित किया थो। जिस समय इस बंशके राजाओंका , अधिकार पूर्वी 
नेपाल पर था, उस समय पश्चिमी नेपाल पर ठाकुरी वंशके राजा- 
ओंका प्रमुत्व था । 

लिच्छषि व॑ंशवाले अपने लेख मानगृहसे और ठाकुरी बंशबाले 
केलासकूट मबनसे लिखवाते थे | ये दोनों स्थान काठमांइहके आस- 

(१ ) इण्डियन ऐप्टिक्वेरो, जिल्‍द ९, छू० १७८ । 

(२ ) छेवी, छी नेपाल, जिल्द १, ४० १४ और जिल्द २, ए० १५३ + 

३८ 


लिख्छवि-बंदा। 
पास ही थे। तथा पहले वंशबालोंके लेखोंमें गुप्त संवत्‌ और दूसरे 
बंशवालोंके लेखेंमिं हष संबत्‌ लिखा जाता था | 

इन दोनों बंशोंके लेखोंमें दी हुईं उपाधियोंस अनुमान होता है 
कि कभी लिच्छवि वंशवालोंका और कभी ठाकुरी वंशवालोंका प्रभाव 
घटता बढ़ता रहता था | 

कुछ विद्वानोंका यह भी अनुमान है कि नपाल उस समय थाने- 
श्वर ( कन्नौज ) के राजा श्रोहर्षका सामन्‍्त राज्य था। पश्चिमी नेपा- 
लके ठाकुरी वंशियोंक्े लेखोंमें हषेसेंबत लिखा होनेसे भी इस अनु-- 
मानकी पुष्टि होती है । 

काठमांडू ( नेपाक ) में पशुपतिका एक मन्दिर है। उसके पश्चि- 
मी द्वारके सामने एक नन्‍दी रक्खा हुआ है। इसीके पास पूर्वोललि- 
खित हर्ष संवत्‌ १५३ (वि०सं० ८१६८-६० स० ७५५९) का लेख 
छगा है। यह राजा जयदेव ( परचक्रकाम ) के समयका है। इसमें 
उक्त राजाओंकी वंशावली इस प्रकार दी हैः--- 

४ सूर्यके बंशमें मनु आदिके बाद राजा दशरथ हुआ । उससे 
नवाँ राजा लिच्छत्रि था । उसके वंशमें राजा मुपुष्ष हुआ। इसका 
जन्मस्थान पुष्पपुर ( पाटलिपुत्र ) था । इसके बाद चौबीसवाँ राजा 
जयदेव हुआ | इसकी बारहवीं पीढ़ी राजा वृषदेव हुआ । यह 
बुद्धका भक्त था | इसके बाद क्रमश: शबह्लुरदेव, धर्मदेव, मानदेव, , 
महीदेव और वसन्‍्तदेव राजा हुए। इनके बाद फिर क्रमशः उदयदेव, 
नरेन्द्रदेव, शिवदेव (द्वितीय ) के नाम लिखे हैं। इस शिवदेव ( द्वितीय ) 
का विवाह मौखरी राजा भोगवर्माकी कन्या वत्सदेवीसे हुआ 
था | यह वत्सदेवी मगधके राजा आदित्यसेनकी नवासी थी। इसाके 
(५ ) इण्डियन ऐण्टिक्चेरी, जिल्द ९ ४० १७८। 

६: 20 





_आारतके प्राचीन राजवंश-- 


गर्भेसे जयदेव उत्पन्न हुआ था। इसकी उपाधि “ परचक्रकाम! थी। 
इसने गौड़, ओड़, कलिट्न और कोशछके राजा हर्षदेवकी कन्या राज्य- 
'मतीसे विवाह किया था। यह हर्षदेव भगदत्तके वशमें था ।” 

इस लेखमें वर्णित जयदेव ( इृषदेवका प्रूू्वज ) और नेपाल्से 
मिली हुईं इन राजाओंकी वंशाबर्ीमें दिया हुआ जयबर्मा शायद एक 
'ही होगा | । के. 

डाक्टर भगवानलाल इन्द्रजीने उपर्युक्त छेखमें वर्णित वसन्‍्तदेजके 
-बादके उदयदेवको बसन्तदेवका उत्तराधिकारी मानकर इसके और 
नरेन्द्रदेवके बीच १३ राजाओंका होना अनुमान किया था। परन्तु 
- इस अनुमानके लिये उनको मानदेव और वसन्‍्तदेवके लेखोंके संब- 
'तोंको विक्रम संवत्‌ मानना पड़ा था। 

इस प्रकार माननेसे मानदेवके पहले लेखके ( तिक्रम ) संबत्‌ 
३८६ [ ( मानदेवका समय विक्रम संवत्‌ ३८६ के अनुसार ईसबी 
“सन्‌ ३२९ ) ( वसन्तदेवका समय विक्रम संबत्‌ ४३५ के अनुसार 
.ईसबी सन्‌ ३७८ ) ] से जयदेब द्वितीयके हर्ष संवत्‌ १९३ (घिक्रम 
'संबत्‌ ८१५ -- ई० स० ७७५८ ) के छेखके बीच ४२९ वर्षका 

अन्तर आया । इस अन्तरको मानदेवसे शिवदेव द्वितीय तककी १९% 

पीढ़ियोंमें बॉँटा तो प्रत्येक पीढ़ीके लिये २२ वर्ष और ७ मह्दनेके 
करीब समय आया | परन्तु क्रटसाहब इस मतको नहीं मानते । 
उनका कहना हे कि उदयदेव वसनन्‍्तदेवका उत्तराधिकारी नहीं था, 
' किन्तु अशुंबमोका वंशज था। ऐसा माननेस्े हमको मानदेवके और 
बसन्‍्तसेन ( देव ) के लेखोंके संबतोंको विक्रम संबत्‌ मानकर उक्त 
राजाओंको इतना पीछे ढकलनेकी आवश्यकता न रहेगी। 

( १ ) कॉर्पस इल्सकिपशन इण्डिकेरं, जिल्‍्द ३, एपेण्डिक्स ४, ए०१८७। 

च्े८० 


लिंचछवि-बंश । 


शिरव॑दियं प्रेंथम । 

इसे वंशक शाजार्जेमिं सबसे पहले इसौंके समयके दो लेख मिले 
हैं। इनमेंसे एक गुप्त संबत्‌ ३१६ ( ३१८ ) ( बि० सं० ६९२८ 
ई० स० ६३५७ ) का है और दूसरा विना संवत्‌कों। यह टूटा हुआ 
है तथा काठमांड्से पाँच मील उत्तरकी शिवपुरी पहाड़ीसे मिला है।, 
इन दोनों लेखोंमें शिवदेवकी उपाधि “ महाराज ? लिखी है और साथ 
ही इनमें * महासामन्त ? अंशुवमोका भी वर्णन है। यह अंशुवर्मों' 
ठाकुरीबंशका था । उक्त दोनों लेख मानगृहसे छिखवाये गये थे | 

छुबदेव । 

हर संबत्‌ 2८ ( बि० सं० ७११८६० स० ६७५४ ) का 
जिष्णुगुप्तका एक छेख मिला है | येह कैलासकूट भवनसे लिखबाया 
गया था । इसमें मानगृहके लिच्छविवंशी महाराज ध्रुवदेवका भी वर्णन 
है। तथा उपर्युक्त अंशुवर्माकी उपाधि * महाराजाधिराज ? छिखी है।. 
इस लेखका दूतक युवराज विष्णुगुप्त है । 

बिना संवतके दो लेख जिष्णुगरप्के समयके और भी मिले हैं । ये 
टूटे हुए हैं। इनमेंसे एकमें इस ध्रुवदेवकी उपाधि “ भट्टारक महाराज !' 
लिखी है | ये लेख भी कैलासकूट भवनसे ही लिखवाये गये थे । 

शायद ध्रुवदेवके बाद इसके वंशजोंके हाथसे राज्याधिकार निकल 
गया होगा और इन्हींके कुठ्ठुम्बकी किसी दूसरी शाखाके इृषदेवने. 
पूर्वी नेपाछपर अपना अधिकार जमा लिया होगा | यह ब्ृषदेव शिवदेव, 
प्रथमकां समंकालीन औरं जयदेबकेा बँंशज था। 

( १-३ ) इण्टियम ऐष्टिकोरी, जिलद १४, ४० ९८, जिल्द ९, ४०१६८ ॥- 

( ३-४ ) इण्डियंन एण्टिक्ररी, जिल्दे ९, ४० १७१, १०३। 

इे८१ 


_भारतके ग्राथीन राजवंश--न 





युषदेव | 
पहले लिखे हुए हर्ष संबत्‌ १५३ के छेखके अनुसार यह जयदेवकी 
'बारहवों पीढ़ीमें था। 
शबहरदेव । 
यह बृषदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था। 
धमेदेव । 
यह शह्ूरदेवका पुत्र था और उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ | 
:इसकी ज्लीका नाम राज्यवती था। 


मानदेव । 
यह धर्मदेवका पुत्र था ओर उसके पीछे गद्दी पर बेठा । इसंके 
समयके दो शिलालेख मिले हैं । पहछा गुप्त संबत्‌ ३८६ (बि० सं० 
७६२८-६० स० ७०५ ) का है*। इसमें इषदेवसे मानदेव तककी 
वेशाबली लिखी है | दूसरा छेख गुप्त संबत्‌ 9१३ (बि० सं० ७८९-- 
० स० ७३२-३३ ) का है | यह टूटा हुआ है। 
महीदेव । 
यह मानदेवका पुत्र था ओर उसके पीछे उसका उत्तराधिकारी हंआ। 
चसन्‍्तदेव । 
यह महीदेवका पुत्र था और इसके बाद राज्यका उत्तराधिकारी 
हुआ | गुप्त संवत्‌ 9३५ ( वि० सं० ८११८-६० स० ७५४ ) का 
“इसका एक लेख मिला है | यह टूटा हुआ है। इसमें इसका नाम 
बसन्तसेन और उपाधि ५ महाराज ! लिखी है। इस लेखका दूतक 
सवेडण्डनायक महाप्रतिहार राषैगुप्त है। यह लेख भो मानगृहसे 
लिखबाया गया था। 


( १०२-३-४ ) इंडियन ऐण्टिकेरी, जिरद ५, ६० १६३ और १६७। 
ड्टदे 


लिज्छवि-वंश । 

डाक्टर फ्रीटके मतानुसार इस बंशका राज्य यहीं समाप्त हो गया 

थआा। उक्त साहब हर्ष संवत्‌ १०७३ के छेखमें वर्णित वसन्तदेबके 

जादके उदयदेवको अंशुवर्माके वंशमें मानते हैं | हमारे मतसे भी यही 
बात ठीक प्रतीत होती है । 





इनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य राजा ओर उनके लेख । 


यह ठाकुरी वंशका था और इसका अधिकार पश्चिम नेपाल पर था। 
इसके लेखोंमें हर्ष संवत्‌का प्रयोग होनेसे अनुमान होता है कि यह पहले 
थानेश्वर ( कन्नौज ) के राजा हर्षका सामन्त था | इसके समयके ४ 
लेख मिले हैं। इनमें पहले दो हर्ष संवत्‌ ३४ (बि० सं० ६९६-६ ० स० 
६३९) के हैं।। इनमें इसकी उपाधि “महासामन्त” लिखी है। तीसरा हर्ष 
संबत्‌ ३९ ( वि०.सं० ७०१८-६० सं० ६४४) का है | इसमें इसके 
नामके आगे कोई उपाधि नहीं छगी है। इसी लेखमें अंशुवर्माकी बहिन 
भोगदेवीका भी वर्णन है। यह राजपुत्र सूरसेनकी त्ली और भोगवर्मा और 
भाग्यदेवीकी माता थी। इस लेखका दूतक युवराज उदयदेव है| यह 
उदयदेव और उपयुक्त ह्ष संवत्‌ १५३ के छेखका उदयदेब शायद 
एक ही था। इससे डा० फ्लीटके अनुमानकी पुष्टि होती है। चौथा 
लेख हर्ष संवत्‌ ४५ ( बि० सं० ७०७८६० स० ६५० ) का है'। 
इसमें भी इसके नामके आगे कोई उपाधि नहीं लगी है। परल्तु 
इसके उतराधिकारी जिष्णुगुप्तके छेखोंमे इसके नामके आगे * महा- 
राजाधिराज ? की उपाधि लगी होनेसे अनुमान होता है कि राजा श्री- 

( १ ) प्रोफेसर बैण्डाल्स जरनी, ५० ७४, और इण्डियन एऐण्टिक्ेरी, जिल्द 
९, ४० १६९॥ ( २-३ ) इंडियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ९, ५० १७०, १७१ | 

३८३. 


भारतके आंचोन राजबंश-- 
हर्षके मरने पर यह स्वाधीन हो गया था और इसी कारणसे इसके 
पिछले लेखोंमें * महासामन्त ” की उपाधि नहीं मिठती है । तथा 
उनमें नई स्वाधीनतायोतक उपाधिके न मिलनेका कारण यह प्रतीत 
होता है कि उस समय तक भी यह अपने स्वाघीन अधिकारको पूरी 
तौरसे स्थिर न कर सका होगा । यह लिब्छवति शिवदेव प्रथमका 
समकालीन था । 

इसके ये चारों लेख कैलासकूट भवनसे लिखवाये गये थे। इस 
अंशुवर्मांकी कन्याका विवाह तिब्बतके राजा स्रोंगत्सनगम्पोसे हुआ 
था । इस ( विवाह ) का समय ६० स० ६३५९ के करीब होना 
चाहिये । 

जिष्णुश॒ुत्त । 

यह अंशुवर्माका उत्तराधिकारी था | इसके समयक्रे तोन लेख 
मिले हैं । इनमेंसे एक हषे संवत्‌ 2८ ( वि० सै॑० ७१०-ई० स० 
६०३ ) का है | इसमें उपयुक्त लिच्छविवंशी धुत्देवका भी वर्णन 
है भौर उसकी उपाधि “ महाराज ? लिखी है। तथा इसीमें अशुव- 
मोकी * महाराजाधिराज ? लिखा है | इस लेखका दूतक युवराज 
विष्णुगुप्त है । बाकौके दो लेख हूठे हुए हैं । इनमेंसे एके लिच्छ- 
बि म्ुनदेवकी उपाधि * भष्टारक महाराज ? मिलती है | यह जिष्णगुप्त 
भुवदंबका समकाडीन था और इसके उक्त तीनों लेख भी कैछास- 
कूट भवनसे छिखवाये गये थे | 


| 
यह शायद लिय्छवितरंशी धर्मेदेवाा समकालीन होगा। इसके 
पीछेके ठाकुरीवंशी राजाओंके छेखोंमें अश्ुवर्मा आदिका नाम न 


(७ ) अर्जी हिस्दा आफू इंडिया, ० ३६६ ।॥ 
( २-३ ) इण्डियन ऐण्टिकेरो, जिलद ९, धु० १७१ और १७३ तंथा उ४ । 
'इटंछ 


लिख्छादि-अंश । 
होनेसे अनुमान होता है कि यह उक्त वंशकी किसी दूसरी शाखाका 
था। 
है नरेन्द्रदेव । 
यह उदयदंवका वंशज था | 


शिवदेव ( द्वितीय )। 

यह नरेन्द्रदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था | इसके दो लेख. मिले 
हैं। पहला हर्ष संबत्‌ ११९ (बि० सं० ७८२-ई० स० ७२५) का 
और दूसरा हर्ष संवत्‌ १४३ (बि० सं० ८०५८-६० स० ७४८ ) का 
है । इनमें इसकी उपाधि, “ महाराजाधिराज” लिखी है। इसके ये 
लेख भी कैछासकूट भवनसे ही लिखवाये गये थे। इनमेंके पहले 
लेखका दूतक राजपुत्र जयदेव है। 

यह शिवदेव द्वितीय बड़ा पराक्रमी था। इसका विवाह मौखरी- 
बंशी राजा भोगवर्मीकी पुत्री वत्सदेवीसे हुआ था । यह बत्सदेवी 
मगधके राजा आदित्यसेनकी नवासी थी । 


| 
यह शिवदेबका पुत्र और उत्तराधिकारी था । पूर्वोलििखित हषे 
संवत्‌ १५३ (वि० सं० ८१५-६० स० ७५८) वाला छेखें इसीके 
समयका है । इससे प्रकट होता है कि इसने हृषेदेबकी कन्या 
राज्यमर्तासे विवाह किया था | यह हर्षदेव भगदत्तबंशी था और 
इसका राज्य गौड़, ओड्‌, कलिज़र, कोश आदि देशोमें था। यह 
जयदेब बड़ा विद्वान, पराक्रमी और दाता था, तथा इसकी 
उपाधि “ प्रचक्रकाम ? थी । जयदेवके बादके किसी राजाके छेखादिके 
न मिल्नेसे इसके आंगेके इतिहासका कुछ मी पता नहीं चल्ता। 
( १-२-३-४ ) इण्डियन ऐण्टिक्येरी, जिल्द $, ० १७४, १७६, १७८ | 
श्थ्ष 
२५ 


भारतके श्रायीय राजवंदा--- 

दो ठेख नेपाठ्से और भी मिले हैं। इनमेंका पहला लेख हे 
संवत्‌ ८२ ( वि० सं० ७४४-ई० स० ६८७ ) का और दूसरा हर्ष 
संबत्‌ १४५ (वि० सं० ८०७-ई० स० ७५० ) का है। इनके टूटे 
हुए होनेके कारण इनमे राजा आदिका नाम नहीं है। इनमेंसे पहलेका 
दूतक युवराज स्कन्ददेव है और दूसरेका युवराज विजयदेव । 

गुप्त संबत्‌ ५३५ (वि० सं० ९११--ई० स० ८५४ ) का एक 
लेख वहँँस और मिला है | इसमें भी राजाका नाम टूटा हुआ है। 
इसका दूतक राजपुत्र विक्रमसेन है | 


विक्रमादित्य ओर विक्रम संवत । 


कथाओंमें विक्रमादित्यका हाल इस प्रकार मिछ्ता है कि यह 
मालवेका प्रतापी राजा था और शक---सीदियन---छोगोंको हरानेके 
कारण इसकी उपाधि “ शकारि ? हो गई थी । इसी विजयकी 
यादगारमें इसने अपना “ विक्रम संबत्‌ ” प्रचलित किया था। 
यह राजा स्त्रयं विद्वान और कवि था तथा इसकी सभामें अनेक 
प्रसिद्ध विद्वानू और कवि रहा करते थे | इसकी राजधानी धारानगरी 
थी। परन्तु डाक्टर कौलहान॑की कल्पनाके अनुसार पाश्चात्य विद्वान 
और उनके मतानुयायी इन बातोंको स्वीकार करनेमें संकोच करते 
हैं ।.उनका कहना है कि विक्रमादित्य नामका कोई राजा ही नहीं हुआ 
है और न उसका चलाया हुआ कोई संवत्‌ ही है। आजकल जो संबत्‌ 
विक्रमके नामसे प्रतिद्ध है वह पहले 'माल्य संवत्‌'के नामसे प्रचालिति था 
और पहले पहछ विक्रमका नाम इस संवतके साथ धौलपुरसे मिले हुए 

डेट 


विभमादित्य । 
चाहमान चण्डमहासेनके वि० सं० ८९८ (ई० स० ८४१) के छेखमें 
जुड़ा मिला है | इसमें लिखा है:--- 
* बछु नव अछ्ो वर्षो गतस्य कालूस्य विक्रमाख्यस्य ' 
इससे पूर्वके जितने लेख और ताम्रपत्र इस संबतके मिले हैं. उनमें 
इसका नाम “ विक्रम संवत्‌ ” के बजाय “ मालव संबत्‌ ” लिखा है। 
जैसे :--- 





* श्रीम्मोलबगणाज्ञाते प्रशस्तकृतसंक्षिते 
एकषष्टयधिके प्राप्ते समाशतचतुटये । 
अथोत्‌---मालब संवत्‌ ४६१ में । 
“ छतेषु चतुषु वर्षशतेष्वेकाशीत्युत्तरेष्वस्यां मालवपूर्वायां ' 
अर्थात्‌---मालब संवत्‌ ४८१ में। 
“ मारूवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये जिनवत्यधिकेब्दॉनों' 
अथीत्‌---माल्य संबत्‌ ४९३ में । 
* पश्चसु शतेजु शरदां यातेष्चेकाज्नचति लहितेषु 
* आसाछवगणस्थितिवद्ञात्काछशानाय छिखितेषुं । 
अर्थात्‌ू--माछ्व संवत्‌ ५८९ । 
* संवत्सरशतैयोतेः सपंचनदत्यग्गे छैः सप्तभिम्मोलवेशानां 
अथोत्‌---मालव संवत्‌ ७९५ बीतने पर । 
इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानोंसे मिले हुए उपर्युक्त लेखोंके अवतरणोंसे 
पाठकीको विदित हो गया होगा कि उस समय यह संबत्‌ विक्रम 
संबतके बजाय मालव संबत्‌ कहलाता था। 


(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १९, ० ३५७ । (२ ) एपिप्राफिया 
इण्डिका, जिलद १३, एू० ३२०। (३ ) बद्द छेख अजमेरके अजायबधरमें 
रक्खा है। ( ४-५ ) कॉपेस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्‍्द ३, ४० <३, 
१५४+ ( ६ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी जिल्द १९५, ४० ५९॥ 

३७८७ 


अक मत राजवंश 

यद्यपि काठियावाड़से मिले हुए ७९४ के छेखेंमें संबत्‌के साथ 
बिक्रमका नाम जुड़ा मिला है, तथापि उसमें छिखी हुईं तिथि, वार, 
नक्षत्र आदिके ठीक न मिलनेसे डाकटर फ्रीट और कोलहाने उसे 
जाली लेख सिद्ध करते हैं । 

कर्कोटक ( जयपुर )से कुछ सिक्के मिले हैं । उनपर 'मालवानां जय! 
पढ़ा गया है | विद्वान्‌ लोग उन सिक्कोंको ईं० स० पूर्व २५० से इ० 
स० २५० के बीचके खयाल करते हैं । उनसे अनुमान होता है कि 
शायद मालव जातिवालोंने ये सिक्के अपनी अबन्ति देशकी जीतकी 
यादगारमें चलाये होंगे और उसी समय उक्त संवत्‌ भी प्रचलित 
किया होगा, तथा इन्हीं छोगोंके अधिकारमें आनेसे उक्त देश माल्ब- 
देश कहलाया होगा। समुद्रगुप्तक इलाहाबादवाले लेखमें अन्य जाति- 
योंके साथ साथ माल जातिके जीतनेका भी उल्लेख है । 

इन्हीं सब बातोंके आधार पर डाक्टर कीलहानैने कल्पना की हैः 
कि इईंसवी सन्‌ ५४४ में मालवेके प्रतापी राजा यशोधमोने करूर 
( मुल्तानके पास ) में हुण राजा मिहिरकुलको हराकर विक्रमादित्यकी 
उपाधि धारण की थी और उसी समयसे उसने प्रचलितमालव संबत्का 
नाम बदल कर “ विक्रम संवत्‌” कर दिया था और इसमें ५६ वर्ष 
जोड़ कर इसे ६०० वषेका पुराना घोषित कर दिया था। परन्तु इस 
कल्पनाका कोई आधार नहीं दिखाई देता। क्यों कि एक तो यशो- 
-धर्माके “ विक्रमादित्य ” उपाधि ग्रहण करनेका उल्लेख कहीं भी 
नहीं मिलता है। दूसरे, एक प्रतापी राजाका अपना निजका संवतू 
न चला कर दूसरेके चलाये संवत्‌का नाम बदऊना और उसे ६०० 

(१ ) इण्टियन ऐश्टिक्वेरी जिल्द, १५ ४० ३५। 

३८८ 


लिखछछाथि-घेश । 

चर्षका पुराना सिद्ध करनेकी चेष्टा करना भी सम्भव प्रतीत नहीं होता। 
तीसरे श्रीयुत सी० बी० बैद्यका कहना है कि डाक्टर हार्नडे और 
कीलहार्नने जो लिखा है कि ई० स० ५४४ में करूरमें यशोधर्माने ही 
मिहिर्कूलको हराया था, यह ठीक नहीं है; क्योंकि उन्होंने जो अछ- 
बेरूनीके छेखोंका प्रमाण दिया है उसके ऊपर बिचार करनेसे यही 
माद्म होता है कि उक्त करूरका युद्ध ५०४ ईसवीके बहुत पहले 
हुआ था | 

डाक्टर फ्लौट राजा कनिष्ककों विक्रम संवत्‌का चलानेबाछा मानते 
हैं। परन्तु यह भी अनुमान ही है। 

मि० स्मिथ और सर भाण्डारकरका अनुमान है कि माल संवतका 
नाम बदलनेवाछा गुप्तबंशी राजा चन्द्रमुप्त द्वितीय था; जिसकी उपाधि 
* विक्रमादित्य” मिलती है । पंरन्‍्तु यह अनुमान मी ठीक नहीं जँंचता; 
क्योंकि एक तो जब गुप्तोंका ख़ुदका चलाया हुआ संवत्‌ मौजूद था 
तब फिर अपने पूर्वजोंके संवबत्‌को छोड़ कर दूसरोंके चलाये संबतको 
अपनानेकी उसे क्‍या आवश्यकता थी £ दूसरे चन्द्रमुप्त हिर्तायके सो 
वर्ष बादके ताम्रपत्रोंमे भी मालब संबत्‌का उल्लेख मिलता है। 

हम आन्प्रवंशके १७ वें राजा हालके वर्णनमें लिख चुके हैं कि 
उसके समयमें “ गाथासप्तशती ? नामकी पुस्तक बनी थी। इसकी 
भाषा प्राचीन मराठी है । इसके ६५ वें छोकेमें विक्रमादित्यकी दान- 
शीलताका उल्लेख इस प्रकार हैः--- 

संयाहणसुद्रसतोसिएण देन्तेण तुददकरे छक्सख॑ । 
सर्छेण विकमाइथ् सरिअमणुसिफ्खिभं तिस्सा ॥ 
( १ 2) याथा ४६४, वेबरका संस्करण । 
८५९ 


भारतके प्राखीन राजपघंश--- 
( उक्त गाथाका संस्कृतानुवाद । ) 
संचाहन-सुखरसतोषितेन ददता तव करे लक्षम्‌ | 
चरणेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्षितं तस्याः ॥ 

मि० बिन्सैण्ट स्मिथ हाका समय ईंसवी सन्‌ ६८ ( बि० से० 
१२५ ) अनुमान करते हैं | इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उक्त 
समयके पहले ही विक्रमादित्य हो चुका था और उस समय भी 
कवियोंमें वह अपने दानके लिये प्रसिद्ध था। 

ययपि कल्हणकी राजतरंगिणीमें विक्रमादित्य उपाधिवाले दो 
राजाओंको आपसमें मिला दिया है, तथापि उसमेंके शकारि विक्रमा- 
दित्यसे इसी विक्रमादित्यका तात्पर्य है। इसको प्रतापादित्यका 
सम्बन्धी लिखा है। 

इसी प्रकार सातवाहन ( हार ) के समयके महाकबि गुणाढ्य- 
रचित पैशाची भाषाके “ बृहत्कथा ” नामक प्रन्थसे भी उक्त समयसे 
पते ही! विक्रमादित्यका होना पाया जाता है | यद्यपि यह ग्रन्थ अब तक 
नहीं मिला है, तथापि सोमदेवभट्टरचित इसके संस्कृतानुवादरूप 
बृहत्कथा ( रंबक ६, तरंग १ ) में उज्जेनके राजा विक्रमादित्यका 
बर्णन मिख्ता है। 

ईसवी सनसे करीब १५० वर्ष प्ूव् उत्तर-पश्चिससे शक छोग 
भारतमें आये थे । यहाँ पर उनकी दो शाखाएँ हो गई। एक शाखाके 
लोगोंने मथुरामें अपना अधिकार कायम किया और वहाँ पर वे “सत्रप” 
नामसे प्रसिद्ध हुए। उनके सिक्कोंसे ईसबी सनसे १०० वर्ष पूर्व 
तकका उनका पता चल्ता है| दूसरी शाखाके छोग काठियाबाड़की 
तरफ्‌ गये और बहुँकि 'क्षत्रण” कहछाये | उनका इतिहास हम इस 

३९० 


विक्रमादित्य /_ 

इतिहासके पहले भागमें * पश्चिमी क्षत्रपोंके इतिहास ” के नामसे दे 
चुके हैं | इन्हें चन्द्रमुप्त द्वितीयने पूरी तौरसे परास्त कर दिया था। 
परन्तु इन शकोंकी पहली शाखाका---जो कि मथुराकी तरफ गईं थी--- 
ईंसाके पूर्वकी पहली शताब्दीके प्रारम्भके बाद क्‍या हुआ, इसका कुछ 
भी पता नहीं छगता | सम्भवत: इन्हें इंसवी सनूसे ५८ वर्ष पूर्वके 
निकट इसी शकारि विक्रमादित्यने हराया होगा और इसी घटनाकी 
यादगारमें उसने अपना संवत्‌ प्रचलित किया होगा। 

पेशाबरके पास तर्तेबाही नामक स्थानसे पाथियन राजा गुद्डफर्स 
( गोण्डोफरस ) के समयका एक लेख मिला है | यह राजा भारतके 
उत्तर-पश्चिमाश्चलका स्वामी था। इस लेखमें १०३ का अह्ड है, 
पर संवत्‌का नाम नहीं है । डा० क्लीट और मि० बिन्सैन्ट स्मिथने इस 
१०३ को विक्रम संबत्‌ सिद्ध किया है। ईसाकी तीसरी शताब्दीमें 
लिखी गई यहृदियोंकी एक पुस्तकें राजा गुदफर्सका नाम आया है । 
इससे भी प्रतीत होता है कि उस समय भी यह संबत्‌ बहुत प्रसिद्ध 
हो चुका था और इसका प्रचार माल्वेसे पेशाबर तक हो गया 
था । अत: विक्रमादित्यका इस समयसे बहुत पहले होना स्वतः 
सिद्ध होता है। परन्तु अभी तक यह विषय विवादास्पद ही है । 

विक्रम संवत्‌का प्रारम्भ कलियुग संवतके ३०४४ वर्ष बाद हुआ 
था । इसमेंसे ( ५६ या ) ५७ घटानेसे ईसवी सन्‌ और १३५ 
घटानेसे शक संवत्‌ आजाता है । उत्तरी हिन्दुस्तानवाले इसका प्रारम्भ 
चैत्र शुक्ल १ से और दक्षिणी हिन्दुस्तानबाले कातिक शुक्ला १ से 
मानते हैं । अतः उत्तरमें इस संबत्‌का प्रारम्भ दक्षिणते सात महीने 
पहले ही हो जाता है | 

इण्१्‌ 


आारतके पभ्रायोन राजबंश-- 

इसके महीनोंमें भी विभिन्नता है । उत्तरी भारतमें महानोंका 
प्रारम्भ ऋष्णपक्षकी १ को और अन्त झुकृपक्षकी १५ को होता है। 
परन्तु दक्षिणी भारतमें महीनोंका प्रारम्म झुरूपक्षकी १ को और अन्त 
ऋष्णपक्षकी ३० को होता है। इसी लिये उत्तरमें विक्रम संवतके 
महीने पूर्णामान्त और दक्षिणमें अमान्त कहलाते हैं । इससे 
यद्यपि उत्तर और दक्षिणमें प्रत्येक मासका शुकृृपक्ष तो एक ही रहता 
है, तथापि उत्तरी भारतका कृष्णपक्ष दक्षिणी भारतके ऋष्णपक्षसे 
एक मास पूर्व होता है, अर्थात्‌ जब हमारा वैश्ाख ऋृष्ण होता है तो 
दक्षिणबालोंका चैत्र कृष्ण समझा जाता है, परन्तु उनका महीना 
झआकृपक्षकी १ से प्रारम्भ होनेके कारण शुकृपक्षमें दोनोंका वैशाख 
झुक दो जाता है । 

पहले काठियावाड, गुजरात और राजपूतानेके कुछ भागमें इस 
संबत्‌का प्रारम्भ आषाढ़ शुक्ला १ से भी माना जाता था | जैसा कि 
निज्न लिखित प्रमाणोंसे सिद्ध होगा। 

अढ्ालिज ( अहमदाबाद ) से मिले लेखमें लिखा है;--- 

“ओमन्नृपविक्रससमयातीत आपषादादि खंबत्‌ १५७५ वर्षे 
शाके १४२० साधमासे पंचस्यां।? 

इसी प्रकार इंगरपुरके डेसा गौवके पाससे मिले हुए लेखमें 


“ ओऔमननुपषिऋमाकेराज्यलमयाताीत संबत्‌ १६ आपषादादि २३ 
वर्ष (१६२३ ) शाके १४८८।”” 

अब भी जोधपुर आदियमें सेठ छोग इस संत्रत्‌का प्रारम्म श्रावण 
कुष्णा १ से मानते हैं। 


३२५५ 


कालिदास्स। 


कालिदास । 
कथाओंमें प्रसिद्ध है कि उर्जायनीके राजा विक्रमादिद्यकी सभामें 
जो बडे प्रसिद्ध विद्वान्‌ रहते थे और व उसकी सभाके “ नवरत्न ? 
कहलाते थे;--- 
धन्वन्तरिः क्षणणकामर्ससहरंकु- 
वेतालमछघटसखपरकालिदासाः । 
क्यातो वराहमिहिरो नुपतेस्सभायां 
रत्नानि थे वररुचिनेव विक्रमस्य ॥ 
अर्थात्‌-राजा विक्रमादित्यकी सभामें (१) धन्वर्तरे, (२) 
क्षपणक, ( ३ ) अमरसिह, (9 ) शह, ( ५ ) वेताल भट्ट (६ ) 
'घटखपर, ( ७ ) कालिदास, ( ८ ) वराहमिहिर ओर ( ९, ) बररुचि 
ये नो विद्वद्वत्त रहते थे । 
परन्तु इतिहाससे पता चछता है कि ये सब विद्वान्‌ समंकालिक 
न थे। उदाहरणार्थ वराह॒मिंहिरको ही लीजिये । इन्होंने अपनी 'पश्च- 
सिद्धान्तिका ” नामक पुस्तकमें स्पष्ट लिखा है के “ यह पुस्तक मैंने 
शक संवत्‌ ४२७ में समाप्त की |” इससे इनका वि० सं० ५६२ ( ई० 
स० ५०५ ) में होना सिद्ध होता है। अस्तु, यहाँ पर हम केबल 
कालिदासके विषयमें विद्वानोंकी सम्मतियाँ उद्धत करेंगे । 
जैन विद्वान्‌ पण्डिताचार्य योगिराट्ने अपनी बनाई हुई ५ पाश्वो- 
भ्युदय ? की टीकाके अन्तमें लिखा है कि कालिदास नामक एक कबिने 
* मेघदूत” नामक कान्‍्य बनाया और दूसरे कब्रियोंका अपमान करनेके 
लिये उसने अपने उस काब्यको दक्षिणके राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष 


(१ ) छक्षिकालेखोंके आधार पर इस अमोषवर्षका समय ईसबी सन्‌ 
<१४ से ८७७ ( बि० सं» ८७२ से ९३४ ) तक माना गया है।  प्रश्नोत्तर- 


रत्नमाछा ” इसीकी बनाई हुईं है । 











डेथ्शे 


भाशतके प्राचीन राजवंध--- 


( प्रथम ) की सभामें आकर सुनाया | यह बात विनयसेनको अच्छी 
न ढूगी, अत: उसकी प्रेरणासे जिनसेनाचायेने कालिदासका परिहास 
करते हुए कहा कि “आपके काब्यमें प्राचीन काव्यकी चोरी करनेसे 
मुन्दरता आ गई है |” इस पर कालिदासने उक्त काब्य देखनेकी इच्छा 
प्रकट की । परन्तु जिनसेनने उत्तर दिया कि वह काव्य एक दुसरे 
नगरमें है। अत: उसके आनेमें ८ दिन ढछगेंगे। इन्हीं ८ दिनोंके 
अवकाशरमें जिनसेनने * मेघदूत ” के छोकोंके एक एक दो दो पदोंको 
लेकर उक्त ९ पार्श्वाम्युदंय ” नामक काव्य बना डाछा और समय पर 
सभामें छा सुनाया | 

इससे सिद्ध होता है कि कालिदास वि० सं० ८७२ से ९३४७ 
(६० स० ८१४ से ८७७ ) के मध्य विद्यमान्‌ थे। परन्तु यह बात 
ठीक प्रतीत नहीं होती; क्योंकि एक तो  पाश्वाम्युदय ? के उक्त- 
टीकाकौर योगिराट्‌ विजयनगरनरेश हरिहेंके समकाढीन---अर्थात्‌ 
जिनसेनसे करीब ५०० वंषे बाद हुए थे | अत: उनका लेख प्रामा- 
णिक नहीं माना जा सकता । दूसरे सातवीं शताब्दीके बाणभट्टरचित 
हर्षचरितमें निश्नलिखित कछोक दिया है;--- 

( १ ) विनयसेन और जिनसेन दोनों ही वीरसेनके शिष्य थे। इनमेंसे 
जिनसेन अमोघबवर्ष ( प्रथम ) के गुरु ये । 


( % ) कीमन्मू्ल सरकतसयस्तस्थलद्सी दहल्त्य( ९ 
योगैकाअवस्तमिततरया तस्थिवांस निदध्यों ॥ 
पाश्व देत्यो नमसि विहरन्‌ वदबैरेण दग्घः । 
कृग्मित्कान्ताधिरहगुरुणा स्वाधिकारप्मत्त: ॥ 
(२ ) शवमें इत्सदण्डनायराबित रत्नमालाका उछ्िख भी भाया है । 
( ४ ) इसका समय इंसवी सन्‌ १३९९ (बि० सं० १४५६ ) के करीब था. 
इ्थ्छ 


कालिदास । 
निर्गेतासु न बा कस्य कालिदासस्य सूक्तियु । 
प्रीतिमंघुरसान्द्राख मख्रीष्चिव जायते ॥ १७॥ 
इससे सिद्ध होता है कि कालिदास अवश्य ही बाणभट्टसे पहले 
हो चुके थे, तब उनका अमोघवर्ष ( प्रथम ) के समय होना अस 
म्भव ही है। 
सर विलियम जोन्स ओर डाक्टर पीटरसन इनको ईसवी सनसे 
७७ वर्ष पूवके विक्रम संवतके प्रवर्तक उजयिनीके राजा विक्रमादि- 
त्यका समकालीन अनुमान करते हैं। पण्डित नन्दर्गीकरने अश्वधोष 
रचित  बुद्धचरित ! नामक काब्यमें कालिदासरचित काब्योंके कितने 
ही छोकपाद ज्योंके त्यों दिखछा कर उक्त पाश्चात्य विद्वानोंके मतकी 
पुष्टि की है ! 
आज कलके बहुतसे विद्वान्‌ इस कबि ( कालिदास ) का गुप्त 
नरेशोंकि समय होना सिद्ध करते हैं | उनके कथनोंका सारांश आगे-- 
दिया जाता है:--- 
रघुवेशमें निम्नलिखित छोकपाद हें:--- 
* तस्मे सभ्याः सभारय्याय गोप्जे मुप्ततमेन्द्रियाः! १५५ 
*' अन्यास्यथ गोप्ता गृहणीसहायः ? २२४ 
इश्चुछ्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तु गुणोदय्य । 
आकुमारकथोद्घातं शालियोप्पो जगुयेशः ।३॥२० 
स॒ गुप्तसूलप्रत्यन्तः छुद्धपा५ष्गिरयान्वितः | 
पड्विधं बलमादाय प्रतस्थे द्ग्जिगीषया | ४२६“ । 
* आह मुहते किल तस्य देवा 
कुमारकल्प खुघुते कुमार । ५३६। ! 
* मयूरपृष्ठाश्यिणा शुंदेन । ६ | ४। ! 
(१ ) भश्वघोष ईैसवी सनकी पहली शताब्दीमें हुए बे ।.. 
इथ५ 


आरतके पष्वीन राजयंश-- 

अतः जिस. प्रकार मुद्राराक्षत नामक नाठकके--- 

/ क्ररप्रदः सकेतुश्न्द्रमसम्पूणेमण्डलॉमिदानी । 
अभिमवितुमिच्छतिबलाहक्षत्येन तु बुधयोगः । ! 

इस शछोकमें व्यञ्ञनाइत्तिसे चन्द्रगुतका उल्लेख किया गया है, 
उसी प्रकार रघुवंशके उपयुक्त छोकोंमे “ गुप्त” और * कुमार ! 
शब्दोंके आनेसे प्रकट होता है कि कालिदास गमुप्तोका समकालीन 
था और उसने अपने काव्यमें व्यक्षनाइत्तिसे उनका उल्लेख किया है | 

इसी आधार पर कुछ विद्वान्‌ इसे चन्द्रमुप्त द्वितीय ( विक्रमादि- 
त्य ) का और कुमारगुप्तका तथा कुछ इसे स्कन्दगुप्तका समका- 
लीन मानते हैं। े 

आगे इसी विषयकी और भी कुछ उंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं:-- 

कालिदासरचित मालविकाम्निमित्र नापक नाटकमें शुट्डधंशी अग्नि- 
मित्रका वर्णन है। यह ( अप्निमित्र ) इस ( छुद्ग ) वंशके संस्था- 
पक पुष्यमित्रका पुत्र था; जिसने कि इंसवीसन्से १७९ ( बि० सं० 
से १२२ ) वर्ष पूवके करीब झुड्डबंशकी स्थापना की थी | अतः 
' कालिदास अवश्य ही इसके बाद हुआ होगा । 

चालक्यवंशी राजा पुलकेशी दूसरेके समयके ई० स० ६३४ 
( बि० सं० ६९१ ) के एक शिलालेख कालिदासका नाम आया 
है। अतः यह कवि उक्त समयसे पहले ही हुआ होगा । 

कालिदासने इन्दुमतीके स्वयंबरोें सबसे पहले पणवब्ेस्एुका, 
चर्णन किया है। उसमें उसे * भारतचक्रवर्ती ? लिखा है । सातवीं 

( १ ) सनोरंजनधोषके आधार पर (२ 3 रजुबंधमें ऐसा कोई पद नहीं 
मिलता है । 

३९६ 


कालिदास । 

झताब्दीके पहले मगधमें दो ही प्रतापी राजा हुए थे। एक पृष्यमित्र 
और दूसरा चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) । परन्तु रघुबंशके चौथे समगमें 
दिग्विजयके वर्णनमें सिन्धु नर्दोके तट पर रघुद्वारा हुण छोगोंका हरा - 
या जाना लिखा है। ये छोग पहले पहल मुप्तोंके समय ही आये थे ।' 

कालिदासने उजयिनीका जैसा वर्णन किया है बैसा बिना उक्त 
स्थानका देखे कोई नहीं कर सकता । उदयगिरिके लेखसे चन्द्रगुप्त 
( द्वितीय ) का वहाँ ( उज्जैन ) जाना सिद्ध होता है। अतः सम्भ- 
वत: उसके साथ कालिदास भी वहाँ पर गया होगा । 

मेघदूतमें दिडनाग नामक बौद्ध नैयायिकका उल्लेख है। हुएन्त्सांग 
आदिके श्रमण-ब्त्तान्तोंसे पता चछता है कि मनोरथका शिष्य बसु-- 
बन्धु था और उस ( वसुबन्धु ) का शिष्य दिडनाग था । इसने 
पुष्पपुरमें शिष्यत्व प्रहण किया था । मनोरथ कुमारगुप्तदे समय था।. 
वसुबन्धु और दिड्नाग स्कन्दगुप्तते समय विय्यमान थे 

हुएन्सांगने लिखा है कि मगधके कुमारगुप्तकी . सभामें अन्याय- 
पूवेक परास्त किये जानेके कारण मनोरथने आत्महत्या कर ली। इस: 
पराजयमें कालिदास भी शरीक थे। इसीसे अपने दादागुरुका बदका 
लेनेको दिहनागने कालिदासके काब्योंकी कड़ी समालोचना की थर, 
और इससे क्रुद्ध होकर कालिदासने भी उस ( दिड्नाग ) का. 
मेघदूतमें इस प्रकार ब्यब्रसे उल्लेख किया है । 

कालिदासने अपने काब्योंमें “ राशिचक्र ” का उल्लेख किया है 
तथा * जामित्र ” और “ होरा ” आदि कुछ ज्योतिषके पारिभाषिक. 
शब्दोंका भी प्रयोग किया है | इससे भी कालिदासका गुप्तोके समय 

( ३ ) दिरूनागानां पथिपरिहरन्स्थूलइबस्तावलेपान्‌ । १४ 

डेथ७ 





भारतके प्राथीन राजबंश-- 
होना सिद्ध होता है; क्‍योंकि ईसत्री सन्‌ ३०० के करीब बने हुए सूर्य 
'सिद्धान्तमें * राशिचक्र ? का उल्लेख नहीं है, किन्तु आर्यमट्टके प्रन्थमें 
है। यह आर्यभट्ट ई० स० ४७८ ( बि० सं० ५३५) में पाटलिपुत्रमें 
हुआ था। 

राहिचक्रके विमागोंका--यथा “ होरा,? “ द्रेक्षोण ? ( द्रेष्काण ) 
आदिका उछेंख पहले पहल ग्रीक ज्योतिषी * फर्मोक्स मीटरनस ! 
( #छ्ग्रमांटप5 ९८०७७ ) के ग्रन्थमें मिठता है। इसका समय 
ई० स० ३३६ से ३५४ ( वि० सं० ३९३ से 9११ तक था। 
इन बातोपर विचार करनेसे कालिदासका ३० स० ३३६ ( बि० 
सं० ३९३ ) के बाद होना ही सिद्ध होता है | 

अब आगे उन बिद्वानोंकी उक्तियाँ दी जाती हैं, जो कालिदासको 
विक्रम संवतके प्रवतेक विक्रमादित्यका समकालीन मानते हैं:-.- 

श्रीयुत सी० वी० वैद्यका कथन है कि रघुवेशमें इन्दुमर्ताके 
स्वयंपरमें एकत्रित हुए राजाओंमें दक्षिणके शासक पाण्डयोंका और 
उनकी राजधानी उरगपुर ( उराइयूर--काबेरीके तट पर ) का वर्णन 
है, हा रघुकी दिग्विजयके वर्णनमें चोछों और पहुबोंका उछेख 
“नहीं है | 

परन्तु इतिहाससे सिद्ध है कि चोलनरेश करिकाऊने इईसवी 
सनकी पहली शताब्दीमें पाण्डथोको परास्त कर दिया था और इसके 
बाद तीसरी शताब्दीमें एकबार फिर पाण्डयोने प्रबढता प्रात कर 
अपनी राजधानी मदुरा ( मडयूरा ) में कायम की थी। इसके बाद 

(५ ) जनेऊ, भाण्डारऋर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टिटयूट, पूना, जिल्द, २, 
भाग १।( २ ) रघुत्रंश, सगे ६, 'होक ५९, ६०, ( ३) गदबलसे मिले 


चाहक््य राजा विकमादित्यके तान्रपत्रोंसे उरगपुरका कावेरांके तटपर द्वोना सिद्ध 
डोता है ) भ्क्षिगापने अमते उरगपुरकों नायपुर छिख दिया है । 


५८ 


कालिदास । 

इँसबी सनकी पॉँचवीं या छठी शताब्दीमें पल्ल॒व-नरेशों द्वारा पाण्डभोका 
किर पतन हुआ | अतः कालिंदासका इसवी सनक्री पहली शता- 
ब्दीके पूर्व होना ही सिद्ध होता है। क्‍यों कि एक तो ई० स० की 
पहली शताब्दीमें पतन होनेके बाद दुबारा जब पाण्डबोंने अपना 
प्रमुत्त कायम किया, उस समय उनकी राजधानी उरगपुर न होकर 
मदुरा थी । परन्तु कालिदासने अपने रघुतशम उनकी पहली राज- 
घानी ( उरगपुर ) का उल्लेख किया है | यदि कालिदास गुप्तोंके 
समकालीन होते तो अपने काबव्योंमें ( उनकी राजधानी ) मदुराका 
उल्लेख करते | दूसरे रघुके दिग्विजयेमें चोलों और पल्॒बोंका उल्ले- 
ख न करनेसे भी इसी बातकी पुष्टि होती है कि बे ईसाकी पहली 
शताब्दीके प्रूवे ही हुए थे । क्‍यों कि यदि वे गुप्तेके समकाछीन 
होते तो इनका उल्लेख भी अवश्य ही करते | 

तीसरे कालिदासके काब्यों और नाठकोंमें “ यबनी ? शब्दका प्रयोग 
अनेक स्थर्ों पर आया है। परन्तु इतिहास बतछाता है कि यद्यपि 
अशोकके समयसे भारतसे यवन छोगोंका खासा सम्बन्ध हो गया 
था, तथापि ईध्षाकी पाँचवी शताब्दीमें वह टूट गया था। 

एक शंका यह भी होती है कि यदि कालिदास अपने समकालीन 
प्रतापी राजा गुप्तोंका उल्लेख अपने काब्योंमें करना चाहते थे तो 
उन्हें रोकनेवाछा कोन था | फिर इस प्रकार घुमा फिराकर गुप्त राजा- 
ओंका उल्लेख करनेकी उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी थी। 


इन बातोंसे सिद्ध होता है कि कालिदास इश्वी सनसे ५७ वर्ष 


(१ ) रघुवंश, सर्ग ४ । 





है] 


भाश्यके प्रायीन राजबंश--- 
पूबेके प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्यके समकालीन थे। परन्तु अभी इस 
बिषयमें निश्चयरू्वंक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 

कालिदासके जन्मस्थानके विषयमें भी बढ़ा मतमेद है | कुछ 
बिद्वान्‌ उन्हें काश्मीरका, कुछ माठ्बेका और कुछ नवद्वीपका रहने- 
बाला अनुमान करते हैं। 

इनके श्रव्य काब्योंमें रघुबंश, कुमारसम्मव, मेघदूत, ऋतु- 
संहार और दृश्य काब्योंमें शकुन्तछा, विक्रमोबेंशी तथा मालविकाप्मि- 
मित्र प्रसिद्ध हैं। 

नलोदय, द्वा्त्रिशत्पुत्तलिका, पुष्पबाणविलास, शुद्धारतिलक, ज्योति- 
विंदाभरण आदि भी इन्हाँके रचे कहे जाते हैं। 

सीछोनकी कथाओंमें प्रसिद्धि है कि वहँकि प्रसिद्ध राजा कुमार- 
दास ( कुमार धातुसेन ) ने कालिदासको अपने यहाँ बुलाया था 
और वहां जाने पर कालिदासके और कुमारदासके आपसमें घनिष्ट 
मैत्री हो गई थी | कुछ समय बाद वहीं पर कालिदासकी मृत्यु हुई | 
स्नेहकी अधिकताके कारण उक्त राजा ( कुमारदास ) ने भी अपने 
तई इस कवि ( कालिदास ) की चितामें डाल दिया । ५ पराक्रोम- 
बाहुचरित!से इस बातकी पुष्टि होती है। “ महाबंश”के अनुसार 
कुमारदासकी मृत्यु ईं० स० ५२४ (वि० सं० ५८१) में हुई थी ॥ 
नहीं कह सकते कि यह कौनसा कालिदास था। 


/ 4 
रे समाप्त । अल 
( १ ) यह प्रन्थ ५०० वर्षझा पुराता है। 


ह- 3“ «| 











भारतीय लिपि और उसकी प्राचीनता । 





यदि हम इस हिममुकुटालंकृत भारत-महीको सभ्यता और विज्ञानकी आदि- 
जननी कहें तो भत्युक्ति न द्ोगी। इस आयेभूमिमें ऐसे ऐसे महर्षि और बेक्षानिक 
हुए थे; जिनके मस्तिष्क द्वारा किये गये अविष्डारोंके लिये समध्त सभ्य 
संसार आजतक उनका ऋणी बना हुआ है। आप वेद, उपनिषद, दशेन, 
स्पति, पर्मशास्र, पुराण, न्याय, व्याकरण, कोष, साहित्य, ज्योतिष, गणित, 
वैथक भादि किसी भी विषयको लीजिये, आपको प्राचीनतम कालके भारत नर- 
रस्नोंके मस्तिष्ककी वैज्ञानिक कल्पनाओंका मद्त््व मालूम हो जायगा। बिशेष 
वृर न आकर यदि आप भारतीयों द्वारा भाविष्कृत इस देशझ्ी लिपि पर ही 
बिचार करें, तो भी आप उनकी बुद्धिकी प्रशंसा किये बिना नदीं रद्द सकते । 
ऐसी सरल और सुबोभ दूसरी छिपि आाजतक आविष्कृत नहीं हुईं जो हमारी 
भारतीय लिपिके साथ बरावरीका दावा कर सके । इस लिपिमें अन्य गुणोंके 
अलावा, प्रत्येक भक्षरका नाम और उच्चारण एकसा होना ही एक ऐसा ग्रुण है 
कि उसके ल्यि इसके रचय्रिताओंकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । उदा- 
हरणारथ किसी एक अक्षरकों के लीजिये । भारतीय लिपिमें आप यदि ' व ? 
छिखेंगे तो उसे ' ब ” ही पढ़ेंगे। परन्तु भ्रन्य लिपियोंमें लिखा और ही 
ऊायगा और पढ़ा कुछ और ही जायगा | सिमेटिकमें आप “ बेथ ! अंगरे- 
जीमें ' बी ' और फारसीमें “ बे ” लिखेंगे; किन्तु पढ़ते समय इन भिन्न भिनत् 
नामवाऊ़े अक्षरोंका उसारण ' व ? के समान ही करना पड़ेगा । इसी अकारके 
और भी अनेक उदाहरण आप स्वयं समझ सकते हें । 


परन्तु राजा शिवप्रसाद आदि देशी और बर्नछ, मैक्समूछर आदि विदेक्षी 
बिद्वान्‌ उक्त भारतीय छिपिको भारतीय मस्तिष्कका आविष्कार नहीं मानते + 
उनका भनुमान है कि आयोने यद्द छेलनकछा ईसवी सन्‌पे ४०० वर्ष पूर्व 
फिनीकषिया ( सीरिया-तुर्कराज्यमें ) के निवासियोंस सीखा थी और उन्हींके 
अक्षरोंकी छाम्रासे यदाँशी ( शाह्ली ) किपि बनी थी । 


४० 


डाक्टर बूलर भारतमें लेखनकलाके प्रचारका समय ईसवी सनसे ५०० 
अर्चैके पूर्व अजुमान करते हैं और भारतकी लिपिको सिमेटिक ( पथ्िमी एशिया 
और थआफ्रिकाके ) क्षक्षरोंसे बनी हुईं मानते हैं। उनके मतानुसार इन अक्ष- 
रोका प्रचार भारतमें इंसवी सनसे ८०० से १००० वर्ष पूर्व हुआ था। 

परन्तु उक्त मतोंके विरुद्ध अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं। पाठकोंके विचा- 
रा्थ क्षागे हम प्राचीन लिपिमाला” आदि भ्रन्थोंसे कुछ प्रभाण उदध्ुत करते 
हैं। इनसे पाठक स्वय॑ ही इस विषयका निर्णय कर छेंगे । 

लिखित पुस्तकें । ऊुगिअर (मध्यएक्षियामें यारकंदसे ६० मील दक्षिण ) 
से ४ संस्कृत पुस्तकें कागज पर लिखी हुईं मिली हैं । ये ऐैसवी सनकी पांचवीं 
शाताब्दीकी लिखी हुई' हैं। इसी तरह खढलिक ( खेतान ) से भोअपत्र पर 
िेखी हुई * संयुक्तागम ” नामक बौंद्धसूत्रकी एक पुस्तक मिली है जिसकी 
आषा संस्कत और लिपि ईंसवी सनकी चौथी शताब्दीकी है । वद्दींसे ताइपन्न 
पर लिखे हुए एक नाटकका भी कुछ अंश मिला है । इसके लिखे जानेझा 
अमय इसाकी दूसरी शताब्दीके आसपास समझा जाता' है। 

छेख । ताडइपत्र, भोजपत्र, आदि पर लिखे हुए ग्रन्थ बहुत कालतक नहीं 
उददर सकते । इसीसे प्राचीन कालसे ही भारतमें छेखोंको स्थायी बनानेके लिये 
पत्थरों और ताम्रपत्रों आदि पर खुदवानेकी रूढ़ी चली आती है । इन प्राचीन 
केखोंमें सबसे पुराने अश्ोकके छेख हैं। ये पर्वतोंकी चह्मानों और पत्थरके 
स्तम्मोंपर छुदे हुए हें और भारतके भिन्न भिन्न प्रदेशोंसे करीब ३० के मिल 
चुके हैं । इनका समय ई०स० से पूर्वकी तीसरी दाताब्दी निश्चित किया गया है। 

दो केख इनसे भी पूर्वके मिले हें। एक ' बढडली ” ( अजमेर ) से और 
दूसरा “ पिप्रावा ” ( नेपाल ) से । पहले लेखमें ' घीराय भगवते चतुर- 
आीति मिझमिका ' लिखी है। इससे प्रकट द्ोता है कि यद्द छेख मद्गावीरके 
निर्वाणके <४ वें व्षे लिखा गया था। अतः यह ई० स० से ( ५२७--८४ ) 
७७१३ वर्ष पूर्वका है । दूसरा छेख उस पात्र पर खुदा है, जिसमें बुद्धके निर्वा- 
जके समय धाक्‍्य लोगोंने उनकी अस्थियाँ रक्‍्खी थीं। इस छिये इसका समय 
ई० स० से करीब ४८७ वर्ष पूपे दोना चाहिये ।। इसमें “...खलिलनिजमे 

( १ ) जरनछ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्‍्द ६२, प्ू० ८। 

( २ ) छोनेरे संस्कृत टेक्सद, भाग १ | 

(३ ) जरनल रॉयल एशियाटिक सोसाइटो ८ १८९८ ), ए० ३८९५१ 


छै०३ 


खुधस भमगवते...” लिखा है। आजकल विशुनाग-वंक्षियोंके समयके छेखों- 
पंर बादबिवाद दो रहा है। इनका वर्णन इसी इतिदासमें यथास्थान किया 
गया है | यदि जायसवाल महादशयका अनुमान ठीक हो तो ये केख भी उसी 
समयके आसपासके मानने होंगे । 

योद प्रन्थ । उत्तंत, विनय, जातक, महावर्ग, ललितबिस्तर, भादि 
औद्ध प्रन्थोंमें अनेक स्थलोंपर लेखा ( छिखना ), गणना ( पदाड़े ), और रूप 
( हिसाब ) आदिका वर्णन मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि ईसवी सनसे 
भूवंकी छठी शताब्दीके आसपास भी यहाँपर लिखनेका प्रचार था । 

व्याकरण--पाणिनिके व्याकरणंमें निम्नलिखित सुत्रोंके होनेसे भी निश्चित 
है कि ईंसवीसनसे पूर्वकी सातवीं शताब्दीके भी पहले भारतमें लिखनेका 
अचार दो चुका थाः-- दिवाविभानिशा...-..-लिपिलिबि...... 
( भ० ३, पा० २, सू० २० ) इस सूत्रमें लिपि और लिबि शब्द दिये हैं; जिनका 
अर्थ लिखना है और इन्हींसे ' लिपिकर: ” और * लिबिकरः ” ( अथात्‌ लिख- 
नेवाला ) शब्द बनते हैं। ' इन्द्यरुणभव ... ...यवयवन ( भ० 
४, पा० १, सू० ४९ ) इस सूत्रसे और इस परके ' ययनाहिष्याम्‌ 
८ था० २४७४ ) वार्तिकसे 'यवनानी” शब्द बनता है, जिसका अर्थ म्लेच्छों 
की लिखावट दे । ( इससे उस समय भी म्लेच्छलिपिसे भारतीय छिबिका अलग 
दोना स्राफ जाहिर होता दै । ) 'स्वरितेनाधिकारः (अ० १, पा० ३, सू० 
११)अर्थात्‌ स्वरित चिहूु छगाकर अधिकार नियुक्त किया गया है। इसका तात्पर्य 
यह हैं कि एक ही बातको बारबार न लिखना पड़े, इसलिये व्याक्रणमें पाणि- 
निने कुछ सूत्नोंको शीषेक ( हैडिंग ) की तरह लिख कर नियम कर दिया है 
कि अप्तुक स्थानसे अम्तुक स्थानतक यह सिलसिला समझना चाहिये । इसको 
अधिकार कद्दते हैं और यह अधिकार स्वरित चिहसे बतऊाया गया है। पाठक 
इस स्वरितके चिह्को वेदोक्त उदात्त, अनुदात्त और स्वरित चिह्ोंमेंक्रा न 
समझें । क्योंकि बे तो उच्चारणके चिह हैं और यह अक्षरपर लगानेका चिह्न 
हे। उक्त सूत्रपर काशिकाकारने साफ लिख दिया है कि “' स्थरितों नाम 
स्थरविशेषों वणेघर्मो न स्वरघमें: | ” अथीत्‌ यह स्वरित नामका 








(१ ) मि० स्मिय इसका रचनाकार इसवी सन्‌ पूर्वकी सातवीं शताब्दी 
अनुमान करते हैं । 


डे०ड 


चिह् लिखित वर्णका एक घर्म ( निशान » दे, उच्चारणका नहीं । “ कर्णे 
लक्षणस्थाविष्ठाएपञश्च मणि ......' ( अ० ६, प/० ३, सू० ११५ ) इस 
सुञ्रसे अश्कर्ण:, पश्चकर्ण: आदि शब्द सिद्ध द्ोते हैं, जिनका अर्थ कानपर « 
लिखा हुआ और कानपर ५ लिखा हुआ है । इस सूत्रपर काश्षिकाकारने स्पष्ट 
लिखा है कि प्राचीनकालमें लोग निशानके लिये पश्ुओंके कानोंपर अड्लों आदिके 
चिह बना दिया करते थे । 

पाणिनिके व्याकरणमें अन्य अनेक प्राचीन वैगाकरणोंके मत दिये हुए हैं ४ 
इससे प्रकट द्वोता है कि उनके समयसे भी पूर्व भारतमें लिखनेका प्रचार हो 
चुका था। क्योंकि बिना लेखनकलाके श्रचार हुए सूत्नोंके रूपमें इस प्रकारके 
बढ़े बढ़े व्याकरणोंका बनाना ओर प्राचीन वैयाकरणोंका मत उद्धत करना 
असम्भवसा ही श्रतीत द्वोता है। इतनेपर भी यदि मैक्समूलर साहबको पाणिनि 
व्याकरणमें छेखनप्रणालीके अस्तित्वका भान न हो तो पाठक स्वयं ही विचार 
कर लें कि यह दोष किसका दै १ ( मैक्समूलर पाणिनि व्याकरणको ईसवी: 
सनूसे पूर्वंकी चौथी शताब्दीका बना हुआ मानते हैं। ) 

ब्राह्मणश्रेथ । मद्राभारत, स्मृति, धर्मशाक्न, कामसूत्र आदि भ्रन्थोंमें भी 
लेखनकछाका बर्णन आता है। छान्दोग्य उपनिषदमे “ अस्‍्विरीकारः ( १), 
आदित्य ऊकारो निहम् एकारः ( २)( अ० १, खं० १३ ) और 
“दिकार इते ध्यक्षरं प्रस्ताव इति भ्यक्षरं तत्समं ( १) आदिरिति 
इथक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं......(२) ( अ० २, खण्ड १०)? 
आदि लिखा है । इनमें इंकार, ऊकार, एकारका और अक्षर शब्दका वर्णन 
आया है। 

ऐतरेय भारण्यकमें अक्षरोंकी सन्धिका वर्णन मिलता है:--- 

* पूथेमेयाक्षरं पूवेरूपमुत्तरमुत्तररूपं योडवक्राश्ाः पूर्वरूपोक्त- 
रखझूपे अन्तरंण येन सर्न्धि विघतेयति येन स्वरास्वरं विजानाति 
येन मात्रामाजं विमजते......संथि विशज्ञापनी साम... ...( ३-१-५ » 

पाठ% समझ सकते हैं कि विना क्षक्षरोंक्रे छिखे उक्त प्रकारसे सन्धि नहीं: 
दो सकती । 

शतपथ ब्राह्मणके अभ्रिचयन प्रकरणमें वेदोंके अक्षरोंका हिसाब लिखा है कि 
'प्रजापतिने ऋग्वेदके अक्षरोंस्रे १२०००, यजुर्वेदके अक्षरोंस ८००० और 
सामवेदके अक्षरोंसे ४००० बृदती ( ३६ अक्षरोंकरा ) छन्‍्द बनाये । इसे 


डण्५ 


सिद्ध होता है कि ऋर्वेदम ( १२०००१८३६ ) ४३२००० जक्षर हैं तथा 
चजुर्वेद और सामवेदके मिलाकर भी (८०००)८३६+४०००)८३६-४३२०००) 
इतने ही अक्षर होते हैं। 

' यदि कम्वेदके अक्षरोंसि पंक्ति छन्‍्द ( ४० अक्षरोंका ) बनाये जायें तो 
( ४३९२०००+#४० ) १०८०० होंगे। तथा यजुर्वेंद और सामवेदके अक्ष- 
रोंको मिलाकर भी इतने ही पंक्तिछन्द बनेंगे। ( क्योंकि यद्द ऊपर ही प्रकट हो 
चुका है कि यजु॒वेंद और सामवेद दोनोंके अक्षर जोडनेसे ऋग्वेदके अक्षरोंके 
बराबर होते हैं ।) 

इसी प्रकार उसमें वर्ष भरके मुद्दर्तोॉका और रातदिनके प्राणोंका द्विसाव 
लगाया गया है। एक प्राण+5 सेकिंडके बराबर होता है । 

पाठक, कया इस बीसवीं शताब्दीमें भी कोई ऐसा विद्वान्‌ निकल सकता है, 
जो वेदोंके समान इतनी बड़ी बड़ी विना लिखी पुस्तकोंके अक्षर गिन सके और 
बिना लिखे ही इतने लंबे चौड़े द्विताब लगा सके १ इन बातोंसे भी उस समय 
झेलनकलाका पूर्ण उन्नत अवस्थामें होना सिद्ध द्वोता है । 

वेद | केग्वेदमें एक जगद “ सहरत्नं मे दुदतो अष्टकण्येः ! (१०-६२- 
७ ) लिखा है। इससे ऐसी हजार गायोंके दानका पता चलता है, जिनके 
कानपर ८ का अंक लिखा था । 

यजुर्वेद ( बाजसनेगि ) संद्वितामें पंक्तिन्दका नाम मिलता दे "। “ पंक्ति 
लकोरको कहते हैं और लकीर बिना लिखे नहीं द्वोती । 

शुक्र यजुर्वेद ( वाजसनेयि ) संदिताके “ ग्रामण्यं गणकममिकरोशकं 
सान्मदसे ( ३०-२० ) मंत्रमें गणकका वर्णन है और उसीमें १ से लेकर 
१०, ००, ००, ००, ००, ००० ( परार्ध ) तककी संख्या लिखी है। 
अकार तेत्तरीय संद्वितामें भी इस संख्याका वर्णन है। सामवेदके प्चीसर्वे 
ब्राह्मणमें सबसे अल्प दक्षिणाका प्रमाण १२ कृष्णल सोना लिखा है। इससे 


(१) रापसन साहय इसका रचनाकार ऐैसवी सनसे १२०० ( वि० सं० से 
११४३ ) वर्ष पूर्व भजुमान करते हैं। परन्तु लोकमान्य तिलक इस घटनाका 
समय ईसवी सनसे ४००० वर्ष पूर्व सिद्ध करते हैं। ( २ ) यज्ञु० वा० से० 
१९-८ । ( ३ ) यजु० बा० से० अ० १७, क० २। 

(४ ) तै० सं० ख० ४, प्रपा ४, अनु० ११, ४ । 


8०६ 


बढ़ीका प्रमाण २४ कृष्णल ( अर्थात्‌ पहलीसे दुगना ), इससे बढ़ीका ४० 
कृष्णछ ( अर्थात दूसरीसे दुगना ), इसी प्रकार क्रमशः द्विगुणित करते हुए 
३,९३,२१६ कृष्णल तककी दक्षिणाका निर्देश किया है। क्या बिना लिखे इस 
प्रकारका युणन करना संभव है ! 

अथर्व वेदमें एक मंत्र हैः-- अजैर्ष त्वा संखिखितमजैषमुत संरू- 
घम्‌ ! ( का० ७, अ० ४, सू० ५२, ऋ० ५ ) कर्थात--मैंने जुएमें तेरा 
जीतका लिखा हुआ घन और दाव पर रक्‍्खा हुआ धन जीत लिया है । 

इन वेदोक्त बातोंसे भी प्रकट होता है कि भारतमें वैदिक समयसे ही लिखने- 
का भ्रयार चल गया था । 

हमारी अल्पबुद्धिमें तो लिखनेका प्रचार हुए विना वेदोंके अक्षरोंकी गणना 
करना, पराध तककी संख्याका प्रयोग करना, लाखों तककी संख्याका गरुणन 
और विभाजन करना, इतने बढ़े बड़े वेदोंपर भाष्य लिखना, सूत्ररूपसे व्याकरण 
बनाकर प्रचलित भाषाका संस्कार और नियमन करना, अनेक प्राचीन आचा- 
योंके मतमतान्तर उद्धुत करना, व्याकरणके सूत्रोंमें स्वरित चिह्न द्वारा अषि- 
कारका नियम लगाना, आदि असम्भव ही प्रतीत द्वोता है । 

उपर्युक्त श्रमाणोंके अलावा और भी इस बिषयके बहुतसे प्रमाण मिलते हैं, 
जिनमेंसे केवल दो यद्दों उद्धुत किये जाते हैं:- 

पहला एरिअनकी लिखी हुई 'इण्डिका” नामक पुस्तकमेंका यूनानी केखक 
“निआाकंस ” का लेख है । इससे प्रतीत दोता दे कि उस समय भी भारतके लोग 
रूईंको कूटकर लिखनेके लिये कागज बनाते ये । यह “ निभार्कंस ” ई० स० से 
३२७ वर्ष पूर्व भारतपर हमला करनेवाले सिकन्द्रके सेनापतियोंमेंसे था । 

दूसरा “ मेगेल्यनीज'का लेख है, जो अन्य छेखकोंने अपने ग्रन्थोंमें उदघुत 
किया है। उसमें छिखा है कि “ यहाँपर ( भारतमें ) दस दस स्टेडिया ( १ 
ह्टेडिआ-६०६ फीट, ९ इंच ) के अन्तरपर पत्थर ( माइल-ह्टोन ) लगे हैं; 
जिनसे मार्गकी दूरी आदिका पता लगता है। नवीन वर्षप्रवेशके दिन भाषी 
फल सुनाया जाता है। जन्मपत्र बनानेके लिये बालकोंका जन्मसमय लिख 
डिया जाता दहै। झगड़ोंका निपटारा स्मृतियोंके अनुसार द्वोता है ।”? ह 

यह मेगेस्थनीज ईंसवी सनसे ३०६ बर्ष पूर्व भारतमें आया था और मौर्य- 
बंधी राजा चन्द्रगुप्तके दरबारमें सीरियाके बादशाह “ सैल्यूकस” को तरफका 
राजदूत या। 


४०७ 


इन बातोंको पढ़कर पाठक स्वयं विचार सकते हैं कि जब उस समय भी 
भारतमें लिखनेका इतना प्रचार हो चुका था, तब इसका प्रारम्भ तो अवश्य 
ही बहुत पहले हुआ द्ोगा । अतः भारतीयोंका विदेशियोंसे लिखना सीखना 
किसी तरह सिद्ध नहीं हो सकता । 

अब हमर अक्षरोंके विषयमें विचार करते हैं। अशोकके समय ( हैं० स० से 
पूवकी तीसरी शताब्दीमें ) भारतमें दो लिपियाँ प्रचलित थीं-आक्मी और 
खरोष्ठी । इन लिपियोंके नाम जैनोंके “ पन्नवणा सूत्र ' में और * समवायांग- 
सूत्र” में तथा बाद्धोंक “ ललितविस्तर ” नामक प्रन्धथमें मिलते हैं । इन लिपि- 
योमेंसे पहली ( ब्राह्म ) आज कलकी नागरी लिपिक्रो तरह बाई ओरसे दाई 
ओर, और वूसरी ( खरोष्ठी ) फारसीकी तरह दाईं ओरसे बाईं ओरको लिखी 
जाती थी। पूर्वोक्त श्रन्थोंमें और भी अनेक लिपियोंके नाम दिये हैं, परन्तु हम 
जिस समयका वर्णन करते हैं उस समय भारतमें केवल उपर्युक्त दो लिपियाँ ही 
अचलित थीं । ब्राह्मीका प्रचार समग्र भारतमें था और खरोष्टीका केवल उत्तर 
पश्षिमी सीमांत प्रदेश ( पंजाबके एक भाग ) में । अतः प्रथम ब्राक्षीका ही 
वर्णन करना आवश्यक है, क्योंकि यही भारतकी प्रधान लिपि थी । 

ईसवी सन्‌ ६६८ में बने हुए चीनी “ फायुअन्‌ चुलिन्‌ ! ( बौद्ध विश्व- 
कोष ) में लिखा है कि ब्रह्माने ब्राह्मलिपि बनाई, जो बाई ओरसे दाई 
ओरको छिखी जाती है; “ कि अछसेटो ” ( खरोष्ठ ) ने खरोष्ठटी बनाई, जो 
दाहिनी ओरसे बाई ओरको लिखी जाती है, और “ त्संकी 'ने चीनी लिपि 
बनाई, जो ऊपरसे नीचेको लिखी जाती है । ये लिपियाँ क्रमशः उत्तम, भष्यम 

अभम हैं' । 

जब कितने ही पाश्चात्य विद्वानोंको यह अम हुआ कि भारतवासियोंने लिखना 
विदेक्षियोंसे सीखा है, तब उनको यह धुन सवार हुई कि अवश्य ही भारतीय 
किपि भी विदेधरियोंकी लिपिसे ही निकली दोगी। इसी बातको आधार 
मान कर बूलर आदि अनेक दविद्वानोंने ब्रान्ने लिपिका * फिनीक्षियन! 
£ सिमेटिक' आदि लिपियोंसे निकलना सिद्ध करनेकी निरथंक चेष्टा प्रारम्भ की, 
तथा आइजक टेलर, राइस डेबिडज, आदि विद्वान अपने इस मनोरथको पूर्ण 
झपसे सिद्ध होता न देख अरबके आसपाससे किसी अन्य प्राचीन लिपिके 


( १ ) इण्डियन एण्टिकेरी, जिल्द ३४, ५० २१ । 


छेण्८ 


निकलनेकी राह ताकने रंगे । उनका अनुमान हे कि यह (ब्राह्मी ) लिपि 
किसी ऐसी प्राचीन लिपिसे निकली है, जो ' सिमेटिक ” अक्षरोंद्ी भी जननी 
थी और जिसका अबतक पता नहीं चला है | परन्तु सम्भवतः बह समय एक 
दिन अवश्य आयगा, जब “ ओमेज ? ( ईरानमें ) आदिके भप्मावशोषोंसे .या 
4 बुफ्रेटस ? ( एदियाई तुर्किस्तानमें ) नदीके आसपाससे बह लिपि प्रंकट 
होगी । देखें, ईश्वर इन विद्वानोंदरी यह इच्छा कब पूर्ण करता है ! 

दो लिपियोंके मिलान करनेकी मुख्य रांति यह है कि उन लिपियोंके समान 
उमश्चारणवाले क्षक्षोंके आकार और बनावट पर विचार किया जाय ओर यदि 
इनमें समानता प्रतीत द्वो तो समझा जाय कि ये लिपियाोँ आपसमें ए# दूसरीके 
ध्वाथ संबन्ध रखती हैं। इसीके अनुसार यदि अशोकके समयकी “ब्राह्मी” लिपिका 
६ हिअरेटिक '  फिनीक्षियन ” आदि सिमेटिक लिपियोंसे मिलान किया जाय 
तो साफ प्रगट होगा कि इनमेंका कोई भी अक्षर आपसमें नहीं मिलता है । 

दूसरी बात यह है कि ब्राह्मी लिपिमें जो अक्षर लिखा जाता है वही पढ़ा 
जाता है। ठदाहरणार्थ यदि कहीं ' क ! और “ ग” लिखा होगा तो उसे “क! 
और “ग ही पढ़ंगे। परन्तु अँगरेजीमें उन्हींको क्मशः ' के ? और “ जी, ? 
फारसीमें ' काफ” और “गाफ, ” “ सिमेटिक ? लिपियोंमें " काफ ” और 
* गिमेल ”? पढ़ना द्वोगा । 

तीसरी बात यह हे कि  सिमेटिक ” ( फिनीक्षियन ) के २२ अक्षरोंसे 
केवल १८ उच्चारण ही निकल सकते हैं । परन्तु भारतीय लिपिमें उच्चारणोंकी 
संख्या अधिक है। उदादहरणार्थ ख, घ, च, थ, घ , पष, भादि अक्षरोंके 
उच्चारण उक्त लिपिमें नहीं हैं । 

चौथी “ द्विअरेटिक ' * फिनीदियन ' “ हिमिअरेटिक ” ( सेजिअन ) 
+ अरमइक ” आदि सिमेटिक लिपियोंमें इस ( भारतीय ) लिपिकी तरह न तो 
व्यंजनोंके साथ जोबनेके लिये स्वरके चिह् ही हें और न नहइस्व, दीर्घ, हुत 


- आदि मेद ही । ( इन सिमेरिक जलिपियोंमें स्वर अंगरेजीके स्वरोंकी तरदइ 
ड्यंजनके आगे लिखे जाते हैं । ) 


पांचवीं बात यद्द दे कि हमारी लिपिकी तरह अन्य छिपियोंमें कवभ, चवर्ग, 
आदिका वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं मिलता | यह कम हमारी ही लिपिके अश्षरोंमें 
है कि गरेसे नोडे जानेवाले जक्षर अऊग रक्‍्ले गये हें और तादसे बोले 
अपनेवाले अछग । इसी प्रकार प्रत्येक अक्षर अपने अपने वर्णमें स्थित हैं । 


, अगरीखक्तरों काकरम निकाश >प्रोर उननरे्रीप्रझरें ही 


नर्णमाल व्गा 
उपश्लरे शेलागरीप्रक्षरेप्काऊति रो 


पाए 


# 9. उन 














हे - 
। 


अल्थायनना (१५ 


साररी-्रझ्ये ऊ) कम निकाए) >प्रौर स्‍नरोछौ>फ््तनों«ी 


नण्डता हा । 





गागरी अहरेंकाक्रमिनग् कौ रबर छटिआस रो की 
शेभैमाऊ म 78॥/ 


न 
37%2/<2 (? | 









| 





न 
हु । 
हो / 
| ०0 पटल मम 





| 












जे 


भा [कि तलभ 


भ्रव्ता बता(ड 





कं) अभजसारम 


घ्ागन््म््ज्ज्न्ब 


य | ७, ७ ८,2२५ 
।0९(२ 

थं २/२/*2/ ऊ 
&98 <व 
44/ ५ 















कल 





हा 
्च्ड 


की 


४0 कढै-> भी नस 
७ ७४% हे | 
छ्द््टका्क्ष 


जि अधि दा: 
| 
४ शव 





|| [07 


53० क्ष 


अप्क्लायर॥ ८४ 9 


आन्ञीसेनायरी अछरे शलाका औ 5)#माविक) 
श 
524 52 
ना का 
कके के 
न ज्जज 
हु रिटकड कि 


भीक्षीजडझ्टींसे भा ड्नित्ठ जड़ुपे ना ऋमर्सबेका- 














फिमेटिक अप्तरों कानकुशा और उनके तेडके <तरो्ी और 


ख्रद्वर । 


७७. आ ७७ 
520 अक  वहॉ 


>ै-+++--+््ेेे “न न व 




















4 
४ 


श्प 
लि 


है 





3 हे 
/७>+। ४ 


् नी 
-6| ७ 3 
नाना 


किक 288] 
€+ 
श्3 
रे 


न्द्‌ं | 
079 


रे 
फट 
७ 


कः 
0 

हि 0| +७( ७< 

हल हित आह हि 


कि 
। 5 इक किला कि 


किये । 
कर 
ना 

ट 





अ्स्ततन्नन( के ) 





ड०्५ 


इन बयातोंसे स्पष्ट भ्रतीत होता हैं कि ये अक्षर भारतीय मस्तिष्ककी ही 
रचना हैं। परन्तु विदेशी विद्वानोंने कई तरहक्ी खींच तान करके इनको सिमे- 
टिक अक्षरोंसे बने हुए सिद्ध करनेकी निष्फल चेष्टा की है। 

डाक्टर बूलरने “ भारतकी ब्राह्मी लिपिक्री उत्पत्ति ” नाम पुस्तक लिखी 
है। उसमें उन्होंने ' फिनीक्षियन! अक्षरोंक्रे हाथ पैर बड़ी ही बुरो तरहसे मरो- 
ड्कर उनको ब्राह्मीके अक्षरोंसे मिलानेकी चेष्ठा की है। परन्तु फिर भी पूरी 
सफलता नहीं हुई है । 

उक्त पुशतकमें एरनके एक सिकेका हवाला देकर यद्द सिद्ध करनेकी भी चेष्टा 
की गई है कि ई० स० से २०० वर्ष पूर्व ब्राह्मे लिपि दाईं और बाईं दोनों 
ओरसे लिखी जाती थी । यह एरनसे मिला हुआ तौबेका सिक्का जनरल कनिंग- 
द्वामकी ' कौइन्स ऑफ एनशियण्ट इण्डिया ? नामक पुस्तकमें छपा है । इसपर 
* घमपालस ” लिखा हुआ है ॥ यद्द लेख दाईं ओरसे बाई ओरको पढ़ा जाता 
है। इसीके आधारपर ब्राह्मी लिपिकी, सिमेटिक लिपिके अनुसार, दाईं ओरसे 
किखी जानेवाली कमीको दूर करनेक्री चेष्टा की गई है। परन्तु यदि विचार 
किया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि उक्त लेख सिक्केका साँचा बनानेवाले कारी ०» 
गरकी गलतीसे उलटा ख़ुद गया था। इस विषयके और भी अनेक प्रमाण 
मिलते हैं। आंध्रवंशके राजा “ शातकर्णी'के दो प्रकारके सिक्कोंपर 'शतकंणिस ? 
( शातकर्णे: ) उलटा लिखा हुआं है। पार्थिअन्‌ अचब्दगससके ए% सिक्के परके 
खरोष्टीका एक अंश उलटा छप गया है ) महाक्षत्रव रंजुबुठ ( राजुबुर ) के 
एक सिक्केपर मोनोप्राममेंका प्रीक अक्षर * 3 ” उल्टा छप गया हैं | एक 
घुरानी मुद्रापर “ श्रीश्सपकुल ? ( श्रीसपंकुल ) लिखा गया है। इसमें “श्री 
और “ प ? ये दो अक्षर उलटे बने हैं " पटनासे एक मुद्रा मिली है। इसपर 





(१ ) कैटलॉग ऑफ कौइन्स इन एनदियण्ट इण्डिया, ० १०१, प्लेट 
१$, संख्या १८ । 

(२ ) कैटलॉंग ऑफ दि कौइन्स ऑफ आन्ध्र एण्ड क्षत्रप डाइनेल्टी, पु० 
३, हेट १, संल्या ९५ और ११। 

(३ ) रापमनकी, इण्टियन कौइन्स, छू० १७) 

(७४ ) गार्डनरकी, कौइन्स ऑफ धीक एण्ड सीथिक किंग्स ए० ६७,संध्या ५। 

(५ ) जनेल रॉयल एशियाटिझ सोसाइटी (१९०१),४० १०४, संडया ५ । 


8१७० 


£ अगपलश ' ( अंग्रपालस्य ) लिखा हैं। इसमें भी “ अ' उल्टा बना है + 
इसी प्रकार विक्रम संवत्‌ १९४३ के बने हुए इन्दोरके लिक्ेपर ' एक पाव आना 
इंदौर ” उलटा छप गया है । इन बातोंसे पाठक घछ्वयं सोच सकते हैं कि 
यह साँचा खोदनेवाडेके दोषका परिणाम है। क्योंकि उसको साँचा उलठा 
खोदना पड़ता है; जिससे भूल हो जाना सम्भव है । इन बातोंको सोचकर कया 
कोई भी समझदार उपयुक्त वि० सं० १९४३ के इन्दौरके सिक्केकों देखकर यदद 
कह सकता है कि उस समय इन्दौरमें नागरी लिपि दाई और बाई दोनों ओरसे 
लिखी ' जाती थी १ अतः जब तक उक्त प्रकारका कोई लेख आदि न मिले तक 
तक इस बात ( ब्राक्षीके दाई ओरसे लिखे जाने ) की सिद्धि नहीं हो सकती + 

डाक्टर बूलरकी उक्त पुस्तकके प्रकाषोत द्ोनेपर ' बुधिस्ट इण्डिया'के लेखक 
ढाक्टर “राइस डेविडज ने साफ दी लिखा था कि ब्राह्मी अक्षर सिमेटिक अक्ष- 
रॉसे नहीं बने हैं । 

इनसाइक्रोपीिआ ब्रिटेनिका जि० २३, ए० ९०३में भी बूलरके मतका खण्डन 
किया गया है। उसमें लिखा है कि--“' यद्यपि बूलरका कथन पाण्डित्यपूर्ण 
है तथापि अधिक विश्वसनीय नहीं है । इस लिपिकी उत्पत्तिका निश्चय करनेके 
पूर्व इसके इतिदासकी और भी अधिक खोज करना आवश्यक है । तथा भाशा 
है कि हूँढ़नेसे उक्त विषयके वाडिछत प्रमाण अवश्य मिलेंगे ।?” 

डाक्टर कछ्लीट, हुल्श, आदि अनेक पाश्चात्य विद्वान्‌ भी इसी मतसे 
सहमत हैं ।ईसके अलावा एडवर्ड थौम॑स, प्रोफेसर डौसन,' जनरऊ' कर्निंगहाम, 
प्रो०्लासन्‌' आदि विद्वानोंने साफ ही लिख दिया दै कि, ''ब्राह्मी लिपि, भारतीय 
मस्तिष्कसे निकली हुईं, स्वृतन्त्र लिपि है और अपनी खरलताके कारण अपने 
निर्मांणकत्ताओंकी बुद्धिमत्ताका ज्वलन्त प्रमाण देती है। ?” 





($ ) क० आ० स० रि; जिल्द १५, ऐ ट ३, सं० २। 

(२ ) प्राचीन लिपिमाला, पृू० २८ । (३) बुधिष्ट इण्डिया, पृ० ११४ ४ 
(४ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द २६, (० ३३६ | ( ५ ) भुधिस्ट इण्डि- 
याके अनुवादकी भूमिका ० ३-४ । ( ६ ) न्‍्यू० कौ०, ई० स० (१८८३), 
नंबर २। (७ ) ज० रा० ए० सो० ( १८८३ », ह० १०२३ | (६८)» 
कर्निंग ० का० एू० इ० जि० $ पु० ५२॥ (५९) इण्डटिसचे आल्टरथुमस्कुण्डे, 
घू० १००९ | 





छ१्१ 


अब तक सबसे पुराना छेख इंसवी सनसे करीब ४८७ वर्ष पूर्वका ही मिला 
है, भतः ब्राह्मीकी उत्पत्ति और कमविकाशके विषयमें विशेष कुछ नहीं कद्दा जा 
सकता । र्यामभ शाज़ौका अनुमान है कि देवताओंकी मूर्तेयोंके प्रचलित द्वोनेके 
पूर्व उन ( देवताओं ) की उपासना सांकेतिक चिहों द्वारा होती थी और उन्हीं 
चिहोने कालान्तरमें उक्त ( ब्राह्मी ) अक्षरोंका रूप घारण कर लिया होगा । 

हम पहले छिख चुके हैं कि अशोकके समय ( ईंसबीसन्‌ पूवेकी तीसरी 
शताब्दीमें ) भारतमें एक और भी छिपि प्रचलित थी । इसका नाम खरोष्ठी 
था । यह फारसीकी तरह दाई ओरसे बाई ओरको लिखी जाती थी। अक्षोकके 
शाहबांजगढ और मन्‍्सोराकी चट्टानोंपरके हेख इसी लिपिमें हैं । इस लिपिके 
अक्षर और भी अनेक श्रीक, शक, क्षत्रप आदि बिदेशी तथा औदुम्बर आदि 
देशी राजाओंके सिकॉपर, बौद्ध स्तृपोंमें रक्‍्खे हुए पात्रोंपर, मूर्तियोंपर और 
कुछ विदेशी राजाओंके छोटे छोटे ताब्नपत्रों और छेखों आदि पर खुदे मिलते 
हैं । इनके मिलनेके मुख्य स्थान ग्रांधार और मथुरा हैं। विद्वानोंका अनुमान दे 
कि यह खरोष्ठी लिपि (सिमेटिक लिपिसे उत्पन्न हुई) ईरानियोंकी ' अरमइक ? 
लिपिकी कन्या है। ऐसवी सनकी तीसरी शताब्दीके आसपास तक पंजाबकी 
तरफ इस लिपि ( खरोष्ठी ) का प्रचार था। 

आगे दम सिमेटिक अक्षरोंका ओर ब्राह्मी अक्षरोंके क्मविकाशसे नागरी अक्ष- 
रोकी उत्पत्तिका नकशा तथा खरोष्ठी अक्षरोंके चिह् अक्लित करते हैं। साथ ही: 
अंकोंके क्रमविकाशका भी नकशा देते हैं। 


भारतीय इतिहासका इतिहास । 
बाप::-डी: ०:8७: 
यह निस्मन्देह ऐ कि इस भारतमें ही सबसे पहले सभ्यताका विरह्ाश 
हुआ था और यहीं बड़े बढ़े आर अगणित भ्रन्थ लिखे गये थे । इस बातका 
अनुमान आजकल उपलब्ध वेद, उपनिषद्‌, दशन, रामायण, मद्याभारत, 
'घुरण', धर्मशात्र, आदि भ्न्थोंकों देखकर और घुसलूमान बादशाहों द्वारा 
नष्ट किये प्रन्थोंका इतिहास पढ़कर किया जा सकता है । 
इसवी सन्‌ ६४५ के करीब चीनीयातन्री “ हुएन्त्सांग ” जब भारतसे चीनको 
लौटा तब भिन्न भिन्न प्रकारके ६०५७ ग्रन्थ अपने साथ के गया था। ये ग्रन्थ 
२० घोड़ों पर लादे गये थे। और ईं० स० ६५७० में मध्य भारतका बोद 
भिक्षु पुण्योपाय जब चीन गया, तब १५०० से अधिक ग्रन्थ अपने साथ ले 
“गया था । 
इन यात्रियोंके विषयमें एछ बात और भी ध्यानमें रखनेकी है कि ये 
आजकलके यूरोप और अमेरिकाके यात्रियोंक्री तरद घनाढथ नहीं थे, जो 
हजारों रुपया खर्च कर उक्त प्रन्थ एकश्रित करते। अतः ये प्रन्थ उनको 
लोगोंकी दयाल्ता और दानशीलतासे ही प्राप्त हुए थे। इससे प्रकट होता दे कि 
उस समय भी विद्याप्रचारमें सहायता करनेका बढ़ा मद्वत्व समझा आता था । 
अभी कुछ ही वर्ष पूत्रे समाचारपत्रोंमें निकछा था कि नेपाल राज्यकी 
तरफसे ७००० भ्राचोन लिखित पुस्तकें लन्दन मेंजी जानेवाली हैं। हससे भो 
हमारे प्रंथकतोओंके परिक्षमका पता लगता है । 
इतना सब होने पर भी आज तक भारतीय इतिहासका एक भी उत्तम 
अन्य नहीं मिला है । इससे अनुमान होता है कि इस विषय पर आयोंने बहु- 
( १ ) कौटिल्यके अर्थशाक्षमें इतिहासका नाम मिलता है और इतिदासके १ 
: पुराण, २ इतिवृल, ३ आख्यायिक्रा, ४ उदादरण, ५ धर्मशाल्र और ६ अथैशात्ष 
ये छः अंत बतलाये हैं । इससे ईंसवी सनूसे ४०० वर्ष पूर्व भी पुराणोंका 
दोना सिद्ध होता है । 


धर 


त ही कम ध्यान दिया था । इसके दो मुख्य कारण प्रतीत होते हैं। एऋ तो 
प्राजीन कालसे ही भार्य छोग प्रवृत्ति मार्गसे निश्वत्ति मार्गको श्रेन्‍्ठ समप्रते चछे 
आये थे। इस छिये वे मनुष्योंकी सांसारेक कथाओंके छिखनेको अपेक्षा 
धार्मिक कथाओंका छिखना अधिक पसन्द करते थे। इसके प्रमाणमें इसाकी 
चौथी शताब्दीके चीनी यात्री फादहियानका उदाहरण ही पयाप्त होगा । यह 
यात्री ईसाकी चौथी शताब्दीमें बौद्ध धर्मके तत्त्वोंकी समझनेके लिये मारतमें 
आया था । इसने अपनी यात्राके वर्णनमें छिखो हुईं पुस्तकमें उस समयके 
प्रसिद राजा चन्द्रभुसतद्न नाम तक भी नहीं लिखा है । दूसरा कारण आपसके 
लड़ाई झगढ़े थे, जिनसे इतिहास लिखनेका खुभीता न था । 

यद्यपि वैसे तो वायु, मत्स्य, विष्णु, बल्माण्ड और भागवत भादि पुराणोर्मे 
ओर रामायण महाभारत आदि प्रन्थोंमें भी इतिहासकी थोड़ी बहुत सामग्री 
मिलती है और नवीन भ्रन्थोंमें, इर्षनरित ( रचनाकार हईं० स० की सातवीं 
झताब्दीका पूर्वाध ), गौडवद्दो ( ३० स० की आठवीं शताब्दीका पूर्वाधे ), 
मुद्राराक्ष (० स० ४००ऋबि० से० ४५७ ), नवसाइसाइझूवरित ( ई० स॒० 
१०००ञबि० सें० १०५७ ), विक्रमाक्ृदेवचरित ( हैं" स० की ग्थारहवीं 
शताब्दीका अन्तिम समय ), रामचरित ( हई० स० की बारहवीं शताब्दी का 
प्रारंभ ), दृथ्ाश्षय काव्य ( ० स० ११६०ऋबि० से० १२१७ ), कुमार- 
पारचरित हेमचन्द्रक्त (६० स० ११६ ०-वि० सं० १२१७ ), (्थ्वीराज- 
विजय ( हं० स० ११९०-वि० सं० १२४७ ), कीर्तिकौमुदी ( हैं* ख० 
१२२७५-वि० सं० १२८२ ), छुकृतसंकीर्तत ( ई० स० १२२८ ८वे० सं०७- 
१२८५ ), दम्मीरमदमदेन ( ६० स० १२२९६८वि० सं० १२८६ ), अबन्ध- 
चिन्तामणि (ईं० स० १३०४-वे० सं० १३६१ ), ववूर्विशतिश्रबन्ध( ई० स« 
१३४०८वि० सं० १३९७ ), कुमारपालचरित जयहसूरिकृत, ( ६० स० 
१३६५-बवि० सं० १४२२ ), कुमारपाऊूचरित जिनमण्डनोपाध्याय कृत, ( ईं० 
स० १$४३०-वि० से० ३४९२ ), कुमारपालचरित, नारित्रधुंदरगणिकृत, 
( हैं" स० की १४ थीं हताब्दोके निकट ), वह्तुपालचरित ( ईै०स० ४४० 
हअधि० से० १४९७ ), हम्मौर मद्दाकाब्य ( ई० स० को प्रखदवी शताब्दीका 
प्रारम्भ, बह्ल/लचरित ( ईें० स० १५१रबि० सं० १५६८ ), मंदलीक काव्य 
( ६० स० को पनन्‍्द्रदवां शत्ताब्दीका अन्तिम भाग ), अच्युतरायाभ्युदय काव्य 
( हैं० स« की सोलइबों शताब्दी ), भादि अनेक संस्कृत और आकृतके गय 


रेड 


'प्य काव्य और नाटकादि हैं; जिनमें बिशेष विशेष व्यक्तियोंका कुछ कुछ इति- 
डास मिलता है! तथापि इनमेंकी एक भी पुस्तक ऐतिद्ासिक ढंगसे नहीं लिखी 
गई है। अतः इनमें संवत्‌ आदि नहीं मिलते हें और अतिशयोक्तियोंकी भी 
भरमार है। आजतक जितनी पुस्तकें मिली हैं उनमें राजतरब्रिणी ही एक ऐसी 
पुस्तक है, जिसको थोष़ा बहुत ऐतिहासिक ग्रन्थ होनेका सौभाग्य प्राप्त दो 
सकता है । इसमें काइमीर देशका इतिदास है । इसका प्रथमखण्ड अमात्य 
चम्पकके पुत्र कल्हणने हैं० स० ११४८ ( वि० सं० १२०५ ) में छिखा था। 
बूसरा जोनराजने ईं० स० १४३२ ( वि० सं० १४६५९ ) में लिखा, तीसरा 
- खण्ड ईं० स० १४७७ ( बि० सं० १५३४ ) में जोनराजके दिष्य श्रीवर- 
पशण्डितने लिखा ओर प्राज्यमध्ने चोधा खण्ड छिखकर अकबरके समय तकका 
बृत्तान्त पूर्ण कर दिया । 

परन्सु इस पुस्तकके प्रथम खण्डमें कल्हणने काइमीरके प्रथम राजा गोन« 
न्दका महाभारत युद्ध ( कलियुग संबत्‌ ६५३-है० स० से २४४८ वर्ष पू्वे- 
वि० सं० से २३९१ वर्ष पूवे ) के समय द्दोना भान लिया है। वास्तबमें यह 
राजा इस समयसे बहुत पीछे हुआ था | इस लिये उस बीचके समयकी पूर्तिके 
वास्‍्ते प्रन्थकर्ताको अनेक राजाओंका राज्यसमय बहुत ही अधिक मानना पढ़ा 
है। यद्दोतक कि रणादित्य ( तुंजीन तीसरे ) का राज्यसमय ३०० वधैका 
लिखा दे । इसी प्रकार उक्त पुस्तकसे अशोकका समय उसके वास्तविक समयसे 
करीब १००० वर्ष पूवे और हृणबंशी सिहिरकुलका समय करीब ११३०० वर्ष 
पूर्व सिद्ध दोता है । 

अर्वाचीनकारके लिखे हुए कुछ भाषाके प्रन्थ भी मिलते हैं । परन्तु ये भी 
उक्त दोषोंसे मुक्त नहीं हैं । 

अतः बुद्धके पीछेके भारतीय इतिहासके ज्ञानके लिये उपयुक्त साधनोंके 
सिवाय समय समय पर स्थापित किये प्राचीन स्तूपों, गुफाओं, मन्दिरों, जला- 
शर्यों, और दानपत्रों पर छदे हुए छेखों और अनेक प्राचीन राजाओंके सिक्कों 
और मुद्राओंसे बहुत कुछ सहायता मिल सकती थी । परन्तु लछोगोंने इधर भी 
घिशेष ध्यान देनेकी चेश्ा नहीं की; जिससे आ्राचीन समयका लिपिश्नान ई० 
स्न्‍र० की १७ वीं शताब्दीके पूर्व ही दप्त हो यया और आजकलके बहुतसे सीधे 


साजे पुरुष इतिदासके साघनरूप लेलोंको धनके बीजक और ताम्रपत्रोंको सिद्ध 
अन्तर समझकर पूजने लगे । 


डश्५्‌ 


फारसी तवारीखोंसे हात द्ोता है कि ईं० स० १३५६ में देहलीके सुलतान 
'फीरोजशाद तुगलकने अशोकके दो स्तम्भ बादरसे देदलीमें मेंगवाये ये और उन 
परके छेलोंका आशय जाननेकी इच्छा की थी। परन्तु उप्र समय एक भी 
विद्वान्‌ ऐसा न मिला जो उक्त छेखोंको पढ़ देता। कद्दते हैं कि मुगल-सम्नाद 
अकबरको भी उक्त स्तम्भोंपरके रेसखोंका आशय जाननेकी प्रबल इच्छा थी। 
थरन्तु पढ़नेवाऊोंके अभावसे वह पूर्ण न हो सकी । 

लोगोंके इतिदासकी तरफ ध्यान न देनेसे आजसे १५० वर्ष पूवे इसकी 
दशा यहाँतक शोचनीय दो गई थी कि भारतबिख्यात विकमादित्य, भोज भादि 
राजाओंके और कविकुलगुरु कालिदास आदि कवियोंके नाम केवल किस्से कद्दा« 
नियोमें छुने जाते थे । उनका निश्चित समय और सजा इतिहास कोई भी नहीं 
जानता था । लोग प्रत्येक प्रसिद्ध कविको भोजकी सभाका रत्न कद्ट दिया करते 
ये। स्वयं भोजप्रवन्धकार बल्लार पण्डितने सिन्धुलूका, अपने पुत्र भोजके केवल 
७ वर्षके होनेके कारण अपने छोटे भाई मुश्ञको राज्याधिकारी नियत करना लिख 
दिया है। परन्तु वास्तवमें अपने बढ़े भाई मुणके निस्सन्तानावस्थामें मरनेके 
समय अपने पुत्र भोजके छोटे द्वोनेके कारण ही सिन्धुलने राज्यकार्य अपने द्वाथमें 
लिया था। भागे फिर उस ( भोजप्रबन्धकार ) ने मुजका भोजको मरवानेके 
लिये मेजना और भोजका वधकके हाथ “मान्धाता स महीपतिः ” 'होफ लिख- 
कर भिजवाना बिलकुल बेसिर पेरकी बात लिख दी है'। आप स्वयं सोच सकते 
हैं कि जब खुद भोजप्रबन्धकारकों ही अपने चरितनायकके विषयमें इतना ज्ञान 
था तब जनसाधारणको कितना होगा ! 

वि० सं० १८४० ( ई० स० १७८३ ) तक त्तो इतिहासकी यही दशा रही; 
परन्तु १५ जनवरी सन्‌ १७८४ के दिन सर विलियम जोन्सकी प्रेरणासे प्रायी- 
जलकालके इतिहास आदिकी खोजके लिये कलकत्तेमें ' एद्ियाटिक सोसाइटी ? 
भासकी सभा स्थापित की गई । 

बि० सं० १८४२ ( ई० स० १७८५ ) में पहले पहल मि० ' चाल्स बिल- 
कऋन्सन ने बदाल ( दीनाजपुर ) से मिला हुआ बंगालके राजा नारायणपालके 
समयका एक लेख पढ़ा और पण्डित राबाकान्त शर्माने फीरोजशांद तुगलुक 
द्वारा मैंगवाये हुए अशोकके स्तम्मपरके अजमेरके चौहान राजा अनिहतदेव 
६ आना )के पुत्र वीसलदेव ( विग्रहदराज चौथे ) के लेख पढ़े । ये लेख विशेष 
धुराने न होनेके कारण थोड़े ही परिश्रमसते पढ़ लिये गये । 


( १ ) भारतके प्राचीन राजवंश, प्रयथममाग, ४० ९४-१२८ | 


छ्श्द 


इसके बाद वबि० सें० १८४२ ( ई० स० १७८० ) से ४ वर्षतक छगातार 
परिक्रमकरके उपयुरपे' मि० चाल्से विल्कनसनने मौखरीबंशके राजा अनन्तवर्मोके 
लेखोंको पढ़ा, जिससे गुप्त लिपिके करीब आधे अक्षर विदित द्वो गये। क्योंकि- 
मौखरीबंशके समयके अक्षर गुप्तोंके समयके अक्षरोंसे मिलते हुए ही थे। 

वि० सं० १८८५ ( ६० स० १८२८ ) में मिस्टर बी० जी० बेबैंगटनने 
मामह्पुरके ढेखोंको पढ़कर और मिस्टर वाल्टर ईलियटने प्राचीन कनाड़ी 
अ्षक्षरोंकी पहिचानकर उनकी वर्णमालाएँ तैयार कीं । वि० सं० १८९१ ( ई० 
स० ३८१४ ) में कप्तान ट्रायरने और ढ!क्टर मिलने इलादह्ाबादके अशोकके 
स्तम्भपरके समुद्रगुप्तते लेखकों पढ़ा | वि० सं० १८९२ ( ईंग स० १८३५ 9 
में डब्स्यू- एच० वाथनने वल्लमीके दानपन्न पढ़े । बि० सं० १८५४ ( हे 
स॒० १८३७ ) में उपयुक्त मिलने ही भिटारीसे मिला हुआ समुद्रगुप्तका रेख भी 
पढ़ डाला । 

बि० सं० १८९४-९५ ( ६० स० १८३७--३८) में जेम्स प्रिन्सेपने एरण, 
साँची, गिरनार, आदिके गुप्तोंक समयके लेख भी पढु डाछे। अतः पूर्वोक्त 
दायर मिल, जेम्स प्रिन्सेप और चाल्स विल्किन्सनके परिभ्रमसे गुप्तोंके समयकी 
लिपिकी पूरी वर्णमाला प्रेयार हो गई और उस समयतकके छेखों आदिके पढुनेका 
झुभीता हो गया। 

इसी समयके आसपास मि० जेम्स भ्रिन्सेप, पादरी जेम्स स्टिवन्स और प्रोफे- 
सर लेसनके उद्योगसे अशोकके समयके ब्राह्मी अक्षरोंकी भी वर्णमाला तैयार दो 
गई और साथ ही यद्द भी निश्चय हो गया कि इन लेखोंकी भाषा पाली है | 

अब रहे खरोष्ठी अक्षर । इनको बैक्ट्ियन और सीथियन सिक्षोंपरके प्रीक 
अक्षरोंकी सहायतासे भेसर्स मेसन, भ्रिन्सेप, नौरिस और कर्नेंगह्माम भादि 
विद्वानोंने पढ़ डाला | इससे इम लिपिकी भी वर्णमाला तैयार हो गईं । 

इधर तो उपयुक्त प्रकारसे प्राचीन लिपियोंके पढ़े जानेका उद्योग हो रहा 
था और उधर पूर्वोक्त बंगाल एशियाटिक सोसाइटीकी स्थापनाके कुछ वर्ष बाद- 
हन्दनमें ' रायल एशियाटिक सोस।इटो _ स्थापित हुईं। इसकी एक शाखा 
बंबईमें और दूसरी सीलोनमें कायम को गई । कुछ ही समयमें जमेनी, फ्रांस, 
इटली आदि युरोपीय देशोमें और अमेरिकामें ऐसी ही सभायें खोली गई। 
इनके प्रकाशित किये मासिकपन्रोमिं पुरातस्‍््यानुसन्धानसे लब्ध सामप्रीका 
प्रयार दोने लगा। उक्त प्रकारके उद्योगको देखकर ला कजेनके समय भारत 


डे 


गवनेमेण्टने भी पुरातस्‍्वानुसंघानके छिये “ आर्कियॉलाजिकल सर्वे ” नामका 
महकम्ता बनाया । इन सबके सम्मिलित उद्योगते भारतके भूतपूवे छिछुनाग, 
मौसे, छुंग, यूनानी, कण्व, आन्ध्र, शक, क्षत्रप, कुशन, गुप्त, पल्रव, हूण, परि- 
ब्राजक, यौघेय, लिच्छवि, वेश, मोखरी, वाकाटक, गुदिल, चन्देल, राठोद, 
हैहय, चोहान, परमार , सोलंकी, पड़िदार, चावड़ा, कछवाद्दा, तंवर, यादव, 
मैन्रक, आभीर, गुजर, पाऊ, सेन, कदंब, नाग, निकुंप, गंग, दिलारी, वहू- 
भी, काकतीय, वाण, पांच्य, चोल, आदि अनेक राजवंशोंदडा थोड़ा बहुत 
इतिहास प्रकट हो चुका है +। परन्तु यद्द सब सामग्री विदेशी स्ाषाओंकी मिभ् 
भिन्न पुस्तकों और मासिकपन्रोंमें खण्ड खण्ड रूपसे छपी है । इससे जनसाधा- 
रण विशेष लाभ नहीं उठा सकते । 

उपर्युक्त आधारोंके सिवाय देरीडोटस, केसिअस, मैगेस्थनीज, एरियन, 
टालेमी, मार्कोपोलो, निकोलोडी काउंटी, फर्नाओनूनीज, आदि युूरोपियनोंकी 
पुस्तकोंमें, फाहियान, संगयुन्‌, हुएन्त्सांग, इत्सिंग, आदि चीनीयात्रियोंके 
प्रन्थोंमें, दीपवंश, महावंश आदि सीलोनके ग्रन्थोंमें आर सिल्सिला तुत्तवारीख, 
तहकीके हिन्द, चचनामा, तबकातेनासिरी, तारीख फरिशता, आदि फारसीकी 
तकारीखोंमें भी भारतके इतिदासका बहुत कुछ वर्णन मिलता दे । 

अतः भारतीय दविद्वानोंका कर्तव्य है कि इस कठिनाईको दूर करनेके लिये 
इस प्रकार बिखरी हुईं इतिदासकी सामपभ्रीके आधार पर अपने देशका सता 
सब्या इतिहास मातृभाषामें लिखकर श्रकादित करें, जिससे सर्व साधारणको 
अपने प्राचीन गौरबका बोध हो और भारतीय नवयुवक स्कूलोंमें पढ़ी हुई 
पुत्तकोंके आधारपर अपने पूर्वजोंको मूर्ख समझ कर उनकी अवदज्ञा 


करना न सीखें । 
>3/6-- 
+ क्षेत्रप, देदय, चौदान, परमार, पार और सेन बंशोंके इतिहास भारतके 
प्राचीन राजवंशके प्रथम भागमें छप चुके हैं । 
२3 





अनुक्रमणिका । 
*#डशज2० 


आज, आ ड्ष् 
अक्षौद्ििणी १४,१५ 
अंगियटणक १५८ 
खप्िमित्र १४४,१४६ 
अम्ृदेश १०,२३, २७७ 
थच्युत २५१,२५३ 
अजातशत्रु २३-२५, २७,३७७ 
अनन्तदेवी २०८१ 
अनन्तवमो ३७७ 
अनन्द-सेवत्‌ ५१,५२ 
जनिरद्ध ३३ 
अन्तर्वेदी २९०, ३११ 
अन्तिकोन ( /५0४४2०7०५ ) १११ 
अन्तियोक ( 3700०7०5 ) 
१०२,१११ 
अपोलोडोटस १४२ 
अप्सरादेवी ३३३ 
अबूला रि०्ल 
अब्दगसस और उसके 
सिक्‍्कोंपरके छेख १९७ 
अभिमन्यु १२,१४,१९ 
अभिसार ७५९,६७ 
अभीर रषड 
अमरु बिन जमाल इश्ज्र२ 
अमोधवर्ष ( प्रथम ) १९३,१९४ 
अम्बालिका ९ 


जप 
अम्बिका ९ 
अयोध्या २७२ 
अरहलय १५८ 
अरुणाश्व ( अजुन) ३४७-३४९ 
अजुन ९,११,१ ३ 
अजुनायन रणड 
असेकेस १८२,१९३ 
अलमन्सूर ३७२ 
अलिकछुन्दर ( :3]८:<ढ7०८० ) 


१११९ 
अवन्तिवमों और उसके सिक्के ३७५ 
अंशुवमो ३४०,३८०,३८१,३८३, 


बे८ड 
अश्योक ५५-११ ३ 
अभशोकका कलिश-विजय ९९ 
अशोकका भिक्षुसंघधर्में रहूना १२९ 
अशोकका राज्याभिषेक ९९ 
| अशोककी धर्मयात्रा १३१,१३२ 
अक्योककी राज्यसीमा १०० 
अशोकके भिन्न भिन्न देशोमें 
मेजे हुए घर्मश्रचारकरू १३०,११३१ 
अशोक के केस १०१-१२८ 
अशोकके लेखोंकी भाषा १२८ 
अशोकके छेखोंके मिलनेके 


स्थान ११६,११७,१२४-१२७ 


करण, 


द्ष्ठ 
सज्ोकके समयके आक्षी व 
ररेष्ठी अक्षर 
अशोकके त्तम्म १२९,१३० 
अश्वघोष २१९२,२१ ३, ३९५ 
अश्वत्यामा ९,१५ 
अश्वपति ७२ 
असन्धिमित्रा १३२,१8२े 
अस्पवर्मा १९६ 
अस्पवर्मोके सिक्कोंपरका लेख १९६ 
अद्दिच्छत्र १० 
जाकर १५७ 
आटविक २०५०,२५४ 
आदित्यथर्भन ३३३ 
आादित्यव्मों ३७३ 
आदित्यसेन ३५३,३०५४,२७६,३७९ 
आनन्द २६,३ ३ 
आन््र ११२ 
आन्च्रदंश १५१ 
आन्ध्रवंशकी वेशावलीका 
नक्शा १६०,१६१ 
आपस्तम्ध १५३ 
आमरकारदेव २६३ 
आम्मि ५९,७१,७२ 
आयसिकोमूसा १९९ 
अआकेनिअस १८५ 
आर्टबेनस १९४ 
जआर्टेमीडोरस १८७ 
-आईक १४७ 


ड्छ्ठ 
आरयमट २२२,३९८ 
आयात * २७० 
आर्सेक्सडिकाइयोस २०१ 
आहयमछ २३५६ 

डर, ई 
इच्जादेवी ३५४ 
इत्सिंग २३९ 
श्न्द्र्द्त डऊ 
इ्न्द्रस्नस्थ १२ 
इपेण्डर १८५ 
इयूडीमस ७१,७२ 
ईशानदेवी १३४ 
इंशानवर्मो ३५१,३७२, ३७४ 
दैशानवर्ताके सिक्के ३७ड़ 
ईंश्वरवर्मा ३७३ 
ईशरसेन १७९ 
ड 

उज्बयिनी ९६,२७२ 
उत्तरा १३,१४ 
उदयंगिरि ३० 
उदयदिव ३७५०,३८०,२८२-३४८५ 
उदयन २८ 
उदयाश्व २०८, ३० 
उचित रे४ड२ 
उपकेशा है 
उपगुप्त १३० 
उपयुप्ता ३७३ 
उपालि २६,३ दे 


०, 


ष्ष्ठ 
उरगपुर ३९८ 
उषभदत्त १६५ 
प्र 
ऋषभद॒त्त ( देखो उधभदृत्त ) 
ऋषभदेव है| 
प्र, पे 
एरण्डपल् २७५० 
ऐग्मोक्लिअस १८५ 
ऐग्थोक्लिया १८५ 
एन्रेलिस और उसके सिक्कोंपरके 
लेख १९६,२०२ 
ऐजेस (प्रथम) और उसके सि- 


क्कोंपरके छेख १९६,१९८,२०२ 


ऐजैस (द्वितीय ) और उसके 
सिक्‍्कोंपरके लेख १९६ २०२ 
ऐप्टिअल्किडस १८५,१९० 
ऐषण्टिओकस १८२ 
ऐण्टिओचस ( सोटेर ) ब्ु 
ऐण्टिमेकस ( प्रथम ) १८५ 
ऐण्टिमेकस ( द्वितीय ) १८५ 
ऐण्टो निनस १७१ 
ऐपोलोडोटस ( प्रथम ) १८५ 


ऐपोलोडोटस ( द्वितीय ै0१८३-१८५ 


एऐपोछोफनस १८५ 
ऐव्ण्टस १८५ 
ऐरिकिण ३०० 
शरिस्टाटलछ घट 
ऐलेक्जैण्डर ७५८-७र 


फ्छ कक 
ऐलेकुजैण्डरका घ्वगें ७१. 
ऐडैक्जैण्डरके भारतीय पदक ६४,६५ 


ऐलैकुजैण्डरके वंशज ७३ 
ऐलेकजैण्डिया ७५८ 
ओ, 

ओहिन्द ज्र 
ओर्थेग्नल और उसके सिक्कोंपर- 

के लेख १९७,१९८ 

कः 

कण्वंश १४९ 
कण्वबंशकी वंशावडीका नकशा १५० 
कदम्बवंशी १७९ 
कनिष्क २०९-२१४,२१६, ३८९. 
कनिष्कके सिक्के २१३ 
क॒न्नोज २४९ 
कपिलवस्तु २६, ३ २ 
कपिशा १९९ ,२१ २ 
कमलादेवी श्५षड 
कम्बोज ११२ 
करिकाल ३९८ 
कर्ण १०,१५,१९ 
कतृंपुर २५१ 
कूलिज्ञ ९२९; 
कलियुगसंवत्‌ ३-५ 
काक रण 
काकवर्ण ( देखो,शाकवर्ण ) 
काच २६० 
काशी ७० 


धर 


श्ष्ठ 

कानिसपोर २१० 
कामरूप २५१ 
काम्पिल्य ११ 
कारवाक्या १२८,१३४ 
क्रालिदास २३२२,३९३-५४०० 
काइयप २६ 
कीचक १३ 
कुजुलकरकड़फिसस ( प्रथम ) 
* १८४,१९१,२०६ 
कुजुलकर कडफिससके सिक्कों 

परके लेख २०७ 
कुनाल १३३ 
कुनिक ( देखो अजातशत्रु ) 
कुन्ती ९ 
कुबेरनागा - श्जड 
कुमार ३३४, ३५२ 
कुमार ( कामरूपका ) 


३३९,३४०, ३४२, ३४ ८ 

कुमारगुप्त ( प्रथभ ) २७३,२७६- 

२८५,३११,३१४ 

कुमारयुप्त ( द्वितीय ) ३९५-२९७ 

३११-२१५ 

कुमारगुप्त.तृतीय) ३१४, ३१७-३१९ 

क्मारगुप्त ( पिछला ) ३७५१ 
कुमा रगुप्त (प्रथम ) के सिक्के 

२८२-२८७० 

कुमारगुप्त ( तृतीय )के सिक्के ३१५ 

कुमारदास ४०७० 





| | घ्र्च्ठ 
। कुमारदेवी ३४२,२५२, ३७८ 
| कुरुक्षेत्र पड 
। कुददेश ८ 
| कुशस्थल ३२४ 
कुशानवंश २०५,२०६ 
कुशीनगर ३४ 
| कुछुमपुर २८ 
। झुपाचाये १० 
| कृष्ण ४,०,१२ 
| कृष्ण ( सातवाइन ) १५७५,१५६ 
| कृष्णगुप्त ३५१, ३५२, ३७ ३ 
। केरल २५७ 
| केरलपुत्र १०२ 
| केलिओफिस ७३ 
' कैलिओपी १८६ 
' कोइनस ६६ 
। कोद्र २५० 
| क्ौणदेवी ३५३ 
| कोशर २०, २४९ 
| कोसमस ३३० 
। कोटिल्य ( देखो चाणक्य ) 

| कौशाम्बी २९२ 
| क्रटेरस ० 
| क्षत्रपोंके सिक्के २६४ 
। क्षत्रीजा २२ 
क्षेमधर्मा २२ 
क्षेमराज १५३ 
क्षेमा ३४,३९६ 


केरेशे 


् श्ष्ट 
खरभोस्ट र्‌ण्० 
खरभदद ( प्रथम ) ३६५ 
खरभप्रद ( द्वितीय. ३६८,३६९ 
खरपरिक र्ष५ 
स्ाण्डवप्रस्थ ११ 
खान्दनागशातक १७८ 
खारवेल ३०,३१,१५३ 

ग 
गधिगा सिक्का ३२७ 
गणप्रतिकसम २७५१-२५३ 
गान्धार ५६ 
गान्यारी है. 
शुणादथ ३९० 
शुज्त ( प्रथम ) ३५६ 
शुत्त ( द्वितीय ) ३५६ 
गुत्त ( तृतीय ) ३७०७ 
ग्रशलके राजा ३५५ 
गुप्त ( बनारसका ) १३२१ 
शुप्त ( उपगुप्तका पिता ) २४० 
गुप्त ( मद्वाराज ) २३९-२४१ 
गुप्त राजाओंका बंशइक्ष ३०८ 
शुप्त राजाओंका समय ३०७ 
भुप्त राजाओंके संवद्‌ ३०९,३१० 
गुप्त संबत्‌ २२८-२३० 
शुप्तोंका धर्म २२० 
भुप्तोंका राज्यविस्तार २१८ 
गु््तोंका रिबाज २२० 
शुप्तोंका वंश २१८ 


द्छ 
गुप्तोंका समय २१० 
गुप्तोंकी जाति २१६९ 
गुप्तोंके छेख २३० 
गुप्तोंके समयका कुलाकौशल_ २२० 
मुन्तोंके समग्रका ज़िलोंका प्रबन्ध २७९ 
गुप्तोंके समयका वैदेद्षिक सम्बन्ध 
२२२ 
गुप्तोंके समयकी भाषा और लिपि 
२२७ 
गुप्तोंके समयकी साम्पतिक 
अवस्था ३२२-२२७ 
गुप्तोंके समयके अक्षर 
गुप्तोके समयके ध्रथ्वी खरीदनेके 
नियम २७८,२७९. 
गुप्तोंके समय बियाकी उन्नति 
२२१,२२२ 
ग्रुप्तोंके सिक्के २३०-२३८ 
गुजर ३३०,३३१ 
गुहसेन ३६२,२६३ 
गोण्डोफरस १९६,१९७,२०३, ३९१ 
गोण्डोफरसके सिककोंपरके केख 
१९६,१९७ 
गोपराज ३०३ 
गोलस ३३० 
ग्रोविन्दगुप्त २७३ 
गोबिन्द्रक् ३५६ 
गोड ३३५ 
गौतम श्र 


डरे 


पृष्ठ 
गौतमी (बाल़भी ) १६७,१७० 
गौतमीपुत्र-विलिवायकुरके सिक्के 


१६३,१६४ 
गौतमीपुश्र-शातकर्णि 
१६४,१६६,१६७ 
गौतमीपुन्र-शातकर्णिके सिक्के 
१६८,१६९ 
गौतमीप॒त्र-श्रीयक्षशातकर्णि और 
उसके सिक्के १७५-१७७ 
ग्जैरक्सभसर ५६ 
| ३१४,३०५ 
भ्रीक राजाओंका भारतीय धर्म 
अद्ण करना 
प्रीक राजा और उनके सिकों- 
परके लेख १८७५-१८ ८ 
भ्रीक (यवन) शक और पहुव- 


१९२ 


यंशी राजाअओंके सिक्‍कोंपरके 
केस २०१ 
चर 
बटोत्कच १९ 
घटोत्कच (गुप्त) २४१,२४२ 


घटोत्कचगुप्त (द्वितीय) २८१,२८२ 


चोषवदस्ु १४७ 
५० ॥ 

यक्रपालित २८९ 

अण्डमदासेन ३८७ 

२३,१९९ 


अन्दगुप्त (मोये) ५१,५२,७२,७७- 
९४,११८ 


ण््ष्ट 
सन्द्रगुप्त (प्रथम) २४२-२४८,२७८ 
चन्द्रगुप्त (द्वितीय)२ कक हे ५ »रैड५, 
२४६,२६९२, ३८९, ३९० 
चन्द्रगुप्त (प्रथम)के विवाहनोघक 
सिक्के २४२,२४८ 
चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के सिक्के 
२६७५,२७४-२७६ 
चन्द्रगुप्त द्वादशादित्य और उसके 
सिक्के ३२० 
चन्द्रवर्मा २४७,२४८,२५०,२५१ 
चरक २१३ 
चष्टन १७१,२१ ३ 
चाणक्य ५१,५२१, ७८ 
चातुर्मोस १२० 
चित्राज़्द है 
चीनभुफ्ति २१२ 
चीनसे मण्डलीका आना ३१०,३१९ 
चुदवंच्ी १७७-१७९ 
चेटक ३९% 
चेदि १रे 
चोल १०२ 
। जञ 
। जयग॒प्तके सिक्के ३२२ 
| जयदेव ३७९, ३८०,३८५ 
जयद्रथ १९ 
जयनाथ ३०१,३०५ 
जगवमो ३८० 
जयस्वामिनी ३७३ 


जंर्छ 


श्छ 
जरातन्ध १२ 
जललक (जडोक) १३४ 
जाया २७० 
जिनसे न ३९७४ 
जिष्णगप्त ३८१,३८३, ३८४ 
जीओनिसस २०१ 
जीवबितगुप्त (प्रथम) ३५१ 
जीवितग्रुप्त (द्वितीय) ३५४ 
जुष्क (जुविष्क) रपे० 
जुष्कपुर (जुकुर) २१० 
जेइओनिसेस १९६ 


जैनमतके दो विभाग (दिगम्बर 
और ग्रेताम्बर) द्ोना ४१ 
जोइदेव (प्रथम) (जोम) ३५६ 


जोइदेव (द्वितीय) ३५७ 
जोइदेव (तृतीय) ३५७ 
जोइलस १८६ 
जओोगढ़ ९९ 
ज्वालामुख ( देखो दरिवर्मा ) 
टड 
टालेमी १७१ 
टाडेमो फिलाडेलफ्स ९७५,१११ 
टेलिफस १६६ 
ठ 
ठाकुरी वंश ३७८, ३७९ 
 ॥ 
डाइमेचस रण 


डढायोडोटस (प्रथम ) १८२,१८६ 


ल्षै 


१८२,१८६ 
९५,१८६ 


१८६ 


१८३,१८९६ 
२८,५६९ 


३४८ 


५५,९६ 
तांबावती ( देखो मध्यमिका ) 


१०२ 
२६९ 


१३३,१३३ 


१३१ 


१२८, १ ३४ 
तुरमय (देखो टलिमी फिला ेलऊकऊंस) 

<६९,१३० 
३००,३०२, ३९२७ 


३२७ 
१०० 
१५४ 

३९ 


१९७ 
१८६ 


२७५० 
श्डड 


३२६०,३६ ३ 


छर+ 


- ड्छठ 
रह ( द्वितीय ) ३४३,३६६ 
दुमितविष्णु ३०० 
दशेक २७ 
दशपुर २७८ 
दशरथ १३४ 
दशरथ ३७९ 
दामोदर गुप्त ३५२,३७४ 
इासराज ८ 
दिद्वनाग ३९७ 
दिय १९० 
दुह्मा ३६१२,२६२, २६१५ 
दुर्योधन ९,११-१३ 
दुइशासन ९,१२ 
देरभट ३६५,३६८ 
देवगुप्त २७३,२७४ 
देवगुप्त ३३७, ३५२-३५४, ३७५ 
देवदत्त २७, ३३ 
देवपाल ( मगरधका ) २११ 
देवपुत्र २५५-२५७ 
देवभूति १४७, १४८ 
चेवराज २७३,२७४ 
देवराष्ट्‌ २५० 
देवारू २५४ 
हुपद ९,१० 
द्रोणसिंह ३६१ 
प्रोणाचाये ९,१०,१९ 
द्रौपदी ११-१३,१५ 


द्रौपदीके पांच पुत्रोंढी सत्य. १६ 


॥ 


। 


छठ 
चर 
घन्यविष्णु ३०० 
घरपह़ ३६२ 
धरपतेन (प्रथम) ३६१ 
घरसेन (द्वितीय) ३६३,३६४ 
धरसेन (तृतीय) ३६५ 
धरसेन (चतुर्थ) ३६७ 
घर्मदेव ३७९,३८२ 
घमोदित्य २६० 
घमोदित्य (देखो खरप्रद्द तृतीय ) 
घवल (मौर्य) १३६ 
घबली ९९ 
शतराष्ट्र ७५,९, १९ 
धृश्टचुन्नकी रत्यु १९ 
घुवदेव ३८१ 
शुवसेन (प्रथम) ३६१,३६२ 
» (द्वितीय) ३४३, ३६५-३२६७ 
»  (कृतीय) ३६८,३६९ 
2 (राजपुत्र) ३६९, ३७० 
ध्रुवस्वामिनी २७२, २७३ 
घुभट ( देखो शीछादित्य षष्ठ ) 
न 
नकुछ ९,१३ 
ननन्‍्द ३१,४५,४७ 
नन्दवेश ड३>४ ५ 
ननन्‍्दसिअकसा १९९ 
नन्दिवधेन ३०,३१ 
नन्‍्दी २५१ 


रद 


णृष्ठ 
नरवर्धन ३३३ 
नरबमा र्ड७ऊ 
नरासंदगुप्त २०६, ३११, ३१२, ३१४- 
३१८ 
नरार्तदगुप्तके सिक्के ३१८ 
नरेन्द्रयुप्त श्श८ट 
नरेन्द्रदेव ३७९, ३८०, २८५ 
नरेन्द्रादिस्यके सिक्के ३२१,३२२ 
नहृपान १६५-१ ६७,२१३ 
नागद्त्त २७१ 
नाग्मुऊूनिका १७८ 
जागसेन २५१-२७५३ 
नागसेन ( श्रमण ) १८८ 
नागाजुन २१३ 
नायाजुेनी पहादी १३४ 
नाइलाई १३५ 
नायनिका १५४७,१५५ 
नारायण १७५० 
नाल्‍न्द ३२२,३१६ 
निरुइय ध्ड 
नीओरचोस १ 
नीकियस १८६ 
नेषालके लिच्छबिवंक्षियोंका 
चढाया संबत्‌ इेज्द 
नेबूचन्दनेजर ९२ 
प 
पद्छ उछ 
परहमदेबी ३५७ 


प्छठ 
पतज्ञलि १४३ 
पद्भावती २५१,२५०२ 
पद्मावती ( दशककी बहन ). २८ 
परमार्थ २४७, ३१८ 
परशुराम ९; 
परीक्षित ५,१६ 
परोधनिसदई ० 
पर्णद्तत २८०,२८९ 
पलकक्‍्क २५० 
पाठलिपुत्र २९,७५७ 
पाटिक १६५ 
पाण्क्य १०२, ३९८ 
पिप्नाबा श्ड 
पियुकेराओस १८६, 
पिष्ट पुर २७० 
पिसयसि २०० 
पीथोन ज्र्‌ 
पुण्ड्वर्धनभुक्ति २७९ 
पुरगुप्त २०८१,३११-३१५७५ 
पुरगुप्तके सिक्के ३२१६ 
पुराणवर्मा १३६ 
पुरुषपुर २१० 
पुलकेशी ( द्वितीय ) ३,३४३, ३९६ 
पुलिन्द ३१२ 
पुलिन्दक १४७ 
पुढिन्दमटट श्जड़ 
पुद्धमात्रि १६७ 
पुष्प पुर ३७९ 


कद 


पुष्पभूति ३३३ 
पुष्यगुप्त <ढ५्‌ 
पुष्यसित्र ३१,१४१,१४२, १४४, 
१४५ 
पृष्यमित्र (जाति) २८०,२८६-२८८ 
पूर्णवमों ३२५ 
ध्रुध्वीसेन २७ऊ 
वैकोरस और उसके सिक्‍कों- 
परके लेख १९७,१९८ 
पैष्टलिओन १८६ 
पोरस ६०,६८,७२ 
पोरस (छोटा) द्ज 
पौलिक्सेनस १८६ 
प्रकाशादित्य ३१३ 
प्रकाशादित्य उपाधिवादे सिक्के २९७ 
प्रजापति ३३ 
प्रतापज्नील नामबाडे सिक्के. ३३५ 
श्रतापादित्य ३९० 
प्रतिनिक्य ११२ 
प्रतिष्तानपुर ३७१ 
प्रयोत २० 
प्रभाकरवर्धन ३१०, ३७५ 
बप्रभावतीयुप्ता २५१,२७३,२७४, ३५४ 
भ्रवरधेन (द्वितीय) २७३,३५४ 
अ्रण्ज्योतिष ३३७ 
आजखेन श्ष्ड 
प्लैटो १८६ 


फ पृष्ठ 
फराटस (द्वितीग्र) १९३,१९४ 
फर्मीकस सीटरनस ३९८ 
फादियान २२२,२६६ 
फाहियानकृत भारतब्शन २६६०-२७१ 
किलिप ५८ 
फिलिपस ६९-७१ 
फिलौक्सिनस १८६ 
फीरोज ३२६ 
थे 
बउकेफल ह्ड 
बन्धुवर्मी २७८ 
बरणाके शेणड 
बलवर्मा २७५१ 
बाणभ्रट्ट ३४४,३९४ 
बाबेर ९२ 
बालादित्य ३०६,३१५, ३१७ 
बिन्दुसार ९४,९५० 
बिम्बिसार २२,२३, २८,३७७ 
बुद्ध ( देखो गौतम ) 
बुद्ध-गया श्र 
बुद्धनिर्वांगसंबत्‌ ३८,३६९ 
बुधगुप्त २९८-३०३,३११२, ३१४, 
३१५ 
बुधगुप्तके सिक्के २९९ 
बृहृद्रथ १२ 
इद्द्रथ ( मौर्य ) १४०,१४१ 
बेनीपाल ९२ 
केखिलिस्स २०% 


बौद्धधर्मका और ईसाई मतका 

साम्य ३६-३८ 
बोद्धधर्मकी दो झाखाओंका होना ३५ 
बौद्धघमेकी ( पहली ) सभा 

( राजशइमें ) २६,३५ , 
डौद्धप्मझ्ी (दूसरी ) सभा. ३७ 
बौद्ध धर्मकी ( उत्तरीय संश्रदाय- 

वालोंकी ) सभा ३५; 
ब्रह्मगुप्त २२२ | 
ब्रह्मदत्त २३ | 

भ 

मगद॒त्त १९ | 
भटठपालिका १५८ 
भा ३०३,३६० 
भ्टि ३६७ 
भण्डि ३३७ 
भद्रबाहु हि. 8. 
भरत है| 
भरत ( दुष्यन्तका पुत्र ) है 
भवणुप्त श्र 
भवमभूति ३७६ 
भागभद्र ( काविषुत्र ) १९० 
भागवत १४७ 
भाग्यदेवी ३४८३ 
भाजुगुप्त ३०३-३०५, ३१४ 
मारतका नामकरण १,२ 
भास्करवर्मो ( भासामका ) २७५१ 


आस्करवमी ( प्राग्ज्योतिषका ) ३३७ 


| धृष्ठ 
। भीम - ९, १३ 
| भीमबर्मी २९३२ 
| भीष्म ९,१७५,१९ 
भीष्मका स्वगोरोहण १८,१९ 
भूपा (वा ) ३६७ 
' भूमित्र १५० 
भोगदेवी ३८३ 
; भोगवर्मी ३५४, ३७६ ,३८ ३ 
| भोगवर्मो ३७९ 
| भोज ११२ 
| म 
| मग ( ४9835 ) १११ 
सगध २१ 
। मगघके पिछले गुप्त राजा ३२५१ 
| मिल २५१,२५४ 
। मदुरा ३९८ 
| मद्रक २५४ 
मद्रदेश ढ़ 
मध्यमिका १४२,१४७५ 
मनोरथ ३९७ 
मयुर ३४४ 
मरुण्ड २५६,२५७ 
मलयकेतु ५४ 
मलवकि १७९ 
मह्लिदेव ३५६ 
महछोई जाति ६९,७० 
मदमूद गजनी २११ 
भद्गाकान्तार २५० 


डर 


श्ष्ठ 

मसहाकाइयप ३५ 
मद्दापुप्त ३५६ 
महादेव ३७७ 
मदहानन्दि ३१ 
मद्गापद्म ४४,४९६ 
मद्दाभारतकी तिथि १९ 
महाभारत संवत ( देखो कलियुग 

संबत्‌ ) . 
मद्दाभोजी € देखो द्वारिती पुत्र 

विष्णुकुड घु्ठ शातकर्णी ) 
महामेघवाहन (देखो खारवेल) 
महारधी १७८ 
महालक्ष्मीदेवी ३११ 
मद्दावीर २३,९७०, ३९, ३७८ 


महासेनगप्त ३३३,१३४, ३५२, ३७०५ 


महासेनगुप्ता ३३३ 
मद्दाहकुसिरि (मद्दाशक्तिश्नी) १५८ 
महीदेव ३७९, ३८ २ 
महेन्द्र १३१,१३२, 
महेन्द्रा दित्य २९०, २९१ 
साढरी (इंश्वरसेनकी माता) १७५ 
माढरिपुत्र-सिविलकुरके सिक्के १६३ 
मातृबिष्णु २९९,३०० 
माद्री ९; 
साधव (गुप्त ३३४,३०५२,३७३ 
माधवसेन बृडड 
मानतुंगाचार्य श्डड 
मानदेव - ३७०९, ३८०, ३८२ 


ए्षछ्ठ 
मालब २५७४ 
मित्रदेव १४७,१४९ 
मरिभ्रडट्स (प्रथम) १९३. 
मिभ्रड्टस (द्वितीय) १९४,१९८ 
मिनेण्डर १४२,१४५,१८७-१८९ 
मिहिरकुल ३०३,३०६,३१७, ३२८- 
३३० 
मिहिरकुलके सिक्के ३३० 
मुक्तापीड (देखो ललितादित्य) 
मुरा ७4 
मेगैस्थनीज ७८ 
मेगैस्थनीजका भारतीय वर्णन 
और राज्यश्रबन्ध ७९-९१ 
मेघवर्ण २५९ 
मैमलदेवी ३५७. 
मोअस १९५,१९६९,२०२,२० ३ 
मोअसके सिक्‍्कॉपरके लेख. १९५ 
मोग (देखो मोअस) 
मोखरीवंश श्जर 
मौयेराजाओंकी वंशावलीका 
नकशा १३७. 
मौयेराजाओंके समय और 
लेखादिका विवरण १३८,११२९ 
मीर्यराज्यकी समाप्ति १३५,१३६ 
मौयेबश 3४-७६ 
मौर्यसंबत्‌ ७६,७७ 
य 
यश्षव्मो ३७०६ 


़ ष्छठ 
अहसेंन १४४ 
अवन ११२ 
जवन शब्दकी उत्पत्ति ५७ 
यबनों और शककोंकौ जातिका 
शास्त्रीय विकेधबन २०३-२०७५ 
यहशोधरा ३३ 
यक्षोघर्मा २९६,३०५,३०६,३१७, 
३३२,३८८, ३८९ 
यशोमती ३३४,३२७, २५२ 
यशोवमा ३७६ 
सुभिष्ठिर ७५,९,११-१३ 
युधिष्ठटिर सेवत्‌ (देखो कलियुग संवत्‌ ) 
ब्रुफ्रेटिसके मध्यके ब्यापारकी 
प्राचीनता ९५२ 
यूएदची जाति १९४,२०५,२०६ 
यूकेटिडस १८३,१८४,१८७,१९३ 
यूफ्रेटिड्सके बंशजोंका राज्यकालू १ ८४ 
यूयेडिमस १८२,१८७ 
यूथेडिमसके वेशजोंका राज्यकाल १८४ 
योगिराद ३९३,३९४ 
औधेय २५४ 
शः 
रविगुप्त ३०२ 
राजू २१,२३, ३७७ 
राजबुरू और उसके सिक्कों पर के 
छेख १३९९,२०० 
राज्यमती ३८०,३८५ 
राण्यवती ३८२ 


ड््ह्ठ 
राज्यवधंन ( प्रथम ) ३३३ 
राज्यवर्धन ( द्वितीय ) ३२३, रे रे४ड- 


३३६,३२४७, २७०५ 
राज्यश्षी ३३४,३३७, ३४५, २७०५ 
राहुड ३३, ३४ 
रिपुंजय २० 
रद्रदामा १६७,१६९,१७० 
दुद्वदेव २५७० 
रुद्सेन ( प्रथम ) २७५० 


रुदसेन (द्वितीय) २५०,२७३, ३५४ 
रोक्साना 


७ 


ह 
लक्ष्मीवती रेऊच 
ललितपट्टन १०१ 
ललितादित्य शे७६ 
लिअक कुसूलक १९५,२०७ 
लिच्छवि ३७९ 
लिच्छपि-वंश ३७७-३७९ 
लीसियस १८७ 
उंबिनीकुंज ३२,१२७,१३१ 
डेओडिकी १८७ 

य 
वज़मित्र कृडऊ 
वज़िगीदेवी ३३३ 
वहलेष्क २०९ 
चत्सदेवी ३११ 
कत्तदेवी ३७६,३७९, ३८५ 
वररुचि डऊ 


डर 


2. 
अशाइमिदिर २२२,३९३ 
वर्घेभान ( देखो महाघीर ) 
बरूमी ४१ 
बरूमीफा राजवंश ३५८, ३५९ 
चलभींके राजबंशकौ समाप्ति 
३७१, ३७२ 
चरूभीके राजाओंदा धर्म ३१५९ 
वलरूभीके राजाओंके राज्यका 
बिस्तर ३५९ 
वलभीके राजाओंके समयका 
कलांकोशल ३०९,३६० 
चलभीके राजाओंके सिक्के. ३६० 
चसन्तदेव ३७९-३८३ 
अश्जञम्येष्ठ १४६ 
बशुदेव १४७-१४९ 
वशुबन्धु २४४,२४५,२६० 
३१५,३९७ 
चसुमित्र १४४,१४६ 
चह्मित्र २१३ 
आक्पातिराज ३७६ 
चारणावत ११ 
वासिध्क २१४ 
चासिष्ठी १६७ 


वासिष्ठीपुत्र-वतरफन झातकार्णे १७४ 
वासिष्ठीपुत्र पुलमावीके सिक्के १७२ 
वासिष्ठीयुत्र विलियायकुरके सिक्के 


१६ 
वासिष्टीपुत्र श्री ( स्वामी ) पुछ- 
सायी १६९ 


न्ज 
अन्‍ननननाेननी-- सनम न ननीनी।- १3 तनमन ननीन-म-ननीननान॑ीन नमन ननननननकऊ न नमन नमन नननमन-न “++नन-न--म मनन नम. 


........................._.न--ल न तत तऋन न तातन तन ्ा 


ड््ष्ठ 
वासुदेव १८१ ,२१५,२१६ 
वासुदेवके सिक्के २१५ 
वार्छोडीगामा पड 
विक्रम संवत्‌ ३८६-३९२ 
विक्रम संवतकी चौथी शताब्दीमें 
भारतकी दष्षा २१६,२१७ 
विक्रमसेन ३८५ 
विकमादित्य ( चन्द्रगुप्त द्वितीय ) 
२७२ 
विक्रमादित्य ( कथासरित्सागरकौ 
कथाका ) २९०,२९१ 
विक्रमादित्य ( शकोरि ) २००, 
३८६-१९१ 
विचित्रवी ये ढु 
विजयदेव २८५ 
विद्स १४४ 
विदिशा पृरुड 
बिदुर हि, 
विनयसेन ३९४ 
विमकड़फिसस (द्वितीय ) १९८, 
२४०७-२० ९ 
विम्कदफिससके सिककॉपरके छेश २ ० ९ 
विराद १३,१४ 
विशाखदत्त ह 
विष्णुगुप्त (देखो चाणक्य) 
विष्णुगुप्त (चन्द्रादित्य) ३२० 
विष्णुगुप्त श्५४ 
बिष्णुगुप्त (युवराज). २८१, ३८४ 


४३२ 


पृष्ठ , 


विष्णुगुप्तके सिक्के ३२० 
वीरदेव (बौद्धविद्वान ) २११ 
वीरनिर्वाण संवत्‌ डरे,४३ 
यीर विक्रमादित्य (प्रथम) ३५६ ; 
चीर विकमादित्य (द्वितीय) ३५६, ३५७ 
वीर विक्रमादित्य (तृतीय) ३७७ 
यीरसेन पड 


वीरसेन ( शाब ) २६३,२६४, ९७७ 


वीरसेनके सिक्के ३२२ 
बवीरुषक २६ 
बृद्धराज १५३ 
घृषदेव ३७९, ३८१,३८२ 
बेंगिहुएन्स्से ३४६-३४८ 
बेंगी २५० 
वेदश्री १५४,१५५ 
बैजयन्ती १६५ 
वैशाली २५,२७३, ३७७ 
वैष्णवम्ृतकी प्राचीनता १९२ 
बोनोनस १९०८,२०१,२० 
व्याडि डऊ 
दा 
शक २५६, २५ 
शकजाति १९३,१९४ 
शदूटार ४८,४९ 
शकुनी १२,१९ 
झकोंडी पश्चिमी काला २०७ 
कक्तिकुमार (देखो झक्तिभी ) 
१५४,१५८ 
शह्लरदेव ३७९, ३८२ 


छठ 

| शरब्मुजय १३५ 
| शववर्मा और उसके सिक्के ३७४, ३७५ 
| शल्य १५,१९ 
शशांक और उसके सिक्के ३९३- 

॒ ३२५,३३५, ३३६९, २७५ 
| शाकवर्ण २१,२९२ 
| शाक्यवंश ३२ 
| शात्कर्णि १५१,१५४-१५६ 
' शातकर्णिके सिक्के. १५७,१५८ 
शान्तनु <, 5५ 
शादूलब्मा ३७६ 
शालिवाहन १ण४ 
, शालिशक १४३ 
| शाल्वको स॒त्यु १९ 
| शाद्ानुशाही २५०-२५७ 
| शाही २७५५-२५७ 
! शिखण्डीकी मृत्यु १९ 
: शिखरस्वामी २ऊ 
| शिवदत्त (आभीर) १७९ 
शिवदेव (प्रथम) ३८१,रे८४ 
दिवदेव (द्वितीय) ३५४,३७६, ३७९ 
३८०,३८५७ 

| शिवश्री शातकर्णि १७३ 
| श्िवश्री शातकर्णिके सिक्के. १७३ 
| क्षिशुनाग र्१ 
क्षिशुनागवंश २०,२१ 
| दिश्वुनागवंझ्का नकधा जड़ 
क्षिशुपाल १२ 


छ३३ 


ह.3:॥ 
शीलादित्य २९९ 
शीलादित्य (दथे) ३३८,२३४० 
शीलादित्य (प्रथम) ३६४, २३६६ 
शीलादित्य (द्वितीय) ३६०,३६९ 
शीलादित्य (तृतीय) ३६९ 
झीलादित्य (चतुर्थ » ३६५९,३७० 
शीलादित्य (पठचम ) ३७०,३७१ 
शीलादित्य ( षष्ठ ) ३७१ 
शीलादित्य ( सप्तम ) ३७१ 
शुक्षतंश १४०,१४१ 


शुडृवंशी राजाओंकी वशावलीका 


नकशा १४८ 
शुद्धो दन श्२ 
शुनक २० 
श्रावस्ति ३०६ 
श्रीकण्ठ ३३३ 
श्रीकृष्णशातकार्णके सिक्के १७७ 
श्रीचन्द्र १७७ 
श्रीचन्द्रशाति और उसके सिक्के 

१७३,१७४ 

श्रीनगर ( पांडरेथन ) १०१ 

श्रीमती देवी ३२५३ 

श्रीमाल ३३१ 

श्रीयक्षशातकर्णि १७७,१७८ 

श्रीरद्रशालकार्ण के सिक्के १७७ 
श्रीवीर पुरुषदत ( ईक्ष्वाकुवंशी ) 

१८० 

३९२५७, ३९२७ 

श्वेताम्ब रोंका अपने प्रन्थोंको लिपिवद्ध 

करना है| 


२८ 


ष पृष्ठ 
घोडाश १९९,२०२ 
सतत 
संक्षोम ३०२, ३०४ 
सम्यपुत्र १०२ 
सम्यवती ४,९ 
सत्यवःन्‌ ३७२ 
सनकानिऋ २५५ 
समतट २५० 
समुद्रगुप्त २४८-२६२ 
समुद्रगुप्तक्ते सिक्के २५८,२६०- 
२६२ 
सम्प्रति १३५ 
सर्वनाग २९० 
सबेनाथ ( उच्छकल्प ) ३०४,३०५ 
ससेनियन सिक्के ३२६ 
सदृदेव ९,१ ३ 
सहदेव १२,२० 
साइरप ५३ 
साकेत १४२ 
साधित्री ऊरे 
सिकन्दर ( देखो ऐलेक्जैण्डर ) 
सिंघ ३५७ 
सिद्धार्थ ३ 
सिमुकू १५०,१५४, १५५ 
सिल्यूकूस ७३,७८ 
सिंहवर्मा २४७ 
छुकल्प ४ड४,१८१,१८३२ 
छुम्नयुन २११ 
छुजाता ३३ 
छुदर्शन झीरू «<५,८६,१३०,२८६ 
छुपुष्प ३७९ 
घुवुद्धिश्वर्मा द्ड 


छ्छ 
छुभगसेन १८२ 
सुभद्रा ( कृष्णकी बहन ) १२ 
सुमद्रा (गौतमकी ज्री ) ३३ 
सुभद्वा श्री ९६ 
समित्र १४७ 
सुरश्मिचन्द्र २९९ 
सुराष्ट्र्‌ पृडर 
सुशर्मा १४ 
छुशर्मा ९५० 
सुस्थिरवर्मा ३ज५ 
सूरसे न ... रे८३ 
सूयवर्मा ३७४, ३७७ 
सोमदेव ( भट्ट ) ३९० 
सोमाधि २० 
सौभूति ६८ 
सौभूतिके सिक्के ६८ 


स्कन्दगुप्त २८०,९८१,२८५-२९%, 
३११,३१२,३१५ 


स्कन्दशुप्तके सिक्के २९२-२९४ 
स्कन्ददेव ३८५ 
स्ट्रैटो (प्रथम) १८७ 
स्ट्रैटो (द्वितीय) पृ८७ 
स्पलगरडेमस २०९,२०२ 
ह्पलरिस २०१ 
स्पलरिसस १९८,२०१,२०२ 
स्पलद्वोरस २०१,२०२ 
स्लोडत्सन गम्पो ३४८,३८४ 
स्वामी रुरसिंद तृतीय २६४ 
हद 
हन २०५० 
इय उरा २०५ 
डरियुप्तके सिक्के ३२२ 


छठ 
हरियदेव ३७७ . 
दरिवर्मा ३७३ 
, डरिददर ३९४ 
हर्मियस १८४,१८७, १९१ 
इ्षगुप्त ३५१, ३७३ 
इचेगुप्ता ३५१, ३२७३ 
हषेदेव शे८० 
हर्षवर्धन ३३४,३३६-३४९,३७९ 
हपेवधनके सिक्के ३४६, रे४७ 
दृ्षसंबत्‌ ३४९,२५० 
हेशाम इज्ञ अमरु अर तघलबी ३७२ 
इस्तिनापुर ८ 
ह्स्ती ५९ 
ह्स्ती २९५,२९६, २०१, ३०४ 
द्वारिती पुत्र विष्णुकुडचुदु शातकर्णि१ ७५८ 
हारितीपुत्र झिवस्कन्दवमों १७९ 
द्वाल १६२,३८९ 
हिप्पोकुर १७१ 
ह्प्पोस्ट्रेटस १८८ 
द्वरिण्य(प्त डर 
हुएन्त्संग ३३८,३३९,३४१, 
३5३२, ३९६५ 
हुविध्क (हुष्क) २१०,२१४,२१५ 
हुविष्कके सिक्के २१५ 
हुवेष्कपुर (उध्कूर) २१० 


हुण २८०,३१८७,२८८,२९०, २९१, 
३०२,३०३,३२५,३२६ 
हुणोंका अन्त और उस समयके 


. आरतको दक्षा ३३०,३३१ 
हैफ इसटिआन ६५,६७, ७० 
हलिओक्वेस १३८३,१८८ 
हेलिओदोर १०९ 


शुद्धाहुद्धिपञ् । 


भृष्ठ पंक्ति. अशुदध शुद्ध 
है| १० हिमाहं हिमाईं 
घध्‌ १३८ अधिकेषु व्यकिकेषु 
श्र १ दैश्ुनागिष्य शैज्ञनारिध्ष 
२९ १० सतिगित सतिगिक हि 
ण्२ ४-० आनंद संवत्‌ पं० गोरीशंकरजी ओ- 
; झाका: अनुमान है कि 
ऐसा कोई संबत (थ्वी- 
राज रासामें नहीं दे । 
यह केवऊ 'विक्रम साक 
अनन्द ? इस पद्‌ परसे 
की हुई कल्पना मात्र है। 
६४ १० २०० २००० 
६४ १५ बढकेफल बउकेफल 
९८ ५ -मभिसितष -मभिसितषा 
९८ कि देवानं पियषा देवान पियप 
९८ २० अथोय अथाये 
१०१ ्‌ पाडरेथन पांडरेथन 
१११ १० राज्यमें आठ सौ राज्यमें और आठसी 
१२७० 2. «. "के मात्यको मत्याँको 
१५१ ९ वेशामित्रां वैद्वामित्रा 
१६४ २१ इण्ट्रोडकशन ज++++ 
१६९ १५ ऋदम्बबंशी कर्देमवंत्ञी 
२०७७-०८ १७-१० 
मि० स्मिथका अनुमान है कि ---- 
ये छोग इसकी सृत्युके करोब 


१० वर्ष बाद तक भी नित- 
अपने अपने प्रदेशोंका शा- 
सन करते रहे थे 


 ४श्ेद 


२२७५ डे दिखालेलयां दिलालेख्या 
शड० १ प्रसिद्ध मिल् प्रसिद्ध बौद्ध मिश्ठु 
२७५१ है. प्राभीर आभीर 
२७४. १७-१८ यह कतृपुर जालन्धरके पास 
कतारपुर नामसे अब तक 
प्रसिद्ध है 
२८० डे -घिराजाश्री -घिराजश्री 
३१० डे कु० गु० तु० कुमारभुप्त प्रभम 
३१८ २ ४८० ४८५ 
३२१ १८-१९ उलटी तरफ “ श्रीनरेद्रादित्य * 
लिखा रहता है। 
३२३ २और ३१ के एक प्रकारके सुबर्णे- 
हे बीचमें के सिक्‍के ओर भी 
मिले हैं 
३२३ फुटनोट नं० २ नें० ७० नं० ७८ 
३६८ १९ का काँ 


मोट---लिपिसम्बन्धी नकश्ों आदियें जद्दों 'प्रश्तावना” छप गया है, वहाँ 
उस शब्दसे “ भारतीय छिपि और उसको प्रायीनता” नामक छेख समझना 
चाहिए जो प्ू० ४०९ से आरंभ होता है। 


ऋछ  ल्छ 


